संत कबीर 


रामकुमार वर्मा 
एम० ए०, पी-एच० डी० 
प्रयाग विश्वविद्यालय 


साहित्य भवन लिमिटेड, इलाहाबाद । 
१६४३ 


प्रकाशक: 
साहित्य भवन लिमिटेड, 
इलाहाबाद । 


प्रथम बार ५०० पृष्ठ संख्या २५ मल्य ६॥।₹) 


मुद्रक:- 
गिरिजाप्रसाद श्रीवास्तव, 
हिन्दी-साहित्य प्रेस, इलाहाबाद । 


स्वर्गीय पिता 


श्री लक्ष्मीग्रसाद वर्मो 
की पवित्र स्मृति में 


नीचे लोइन करि रहडठ ले साजन घट माहि | 


सभ रस खेलउ पीअ सउठ किसी लखावउ नाहि। 
--केबीर 


| 


बीजक 


सत कबीरै, भारतीय साहित्य के यशस्वी निर्माताश्रों में हैं | सात्विक 
अनुभूति से पूर्ण जीवन को उन्होंने काव्य के आलोक से अक्षय काति प्रदान 
की है। जीवन की यह प्रकाश-रेखा भौगोलिक और सांप्रदायिक सीमाओं का 
अतिक्रमण कर सा्वभोमिक हो गई है । हमारे देश के सांस्कृतिक विकास में 
कबीर की विचार-धार्ज़ एक प्रमुख स्थान रखती है । इसीलिये यह कहा जा 
सकता है कि कबीर के काव्य का महत्व मध्यकालीन भारतीय साहित्य का ही 
महत्व है | 

खेद की बात है कि कबीर के काव्य का वास्तविक रूप हमारे सामने 
अभी तक नहीं आरा सका | इस विषय में जितने भी संग्रह प्रकाशित हुए हैं वे 
किसी प्रामाणिक प्राचीन प्रति के आधार पर नहीं हैं। नागरी प्रचारिणी सभा 
काशी द्वारा प्रकाशित कबीर ग्रंथावली का पाठ भी संदिग्ध और अग्रामाणिक 
है | पाठ का पंजाबीपन तो पूरब” निवासी कबीर की वाणी का विषम शीशे 
में पड़ा हुआ बिकृत प्रतिबिंब सा है । 

सिख संप्रदाय के पूज्य धर्मग्रंथ श्री शुरुप्रंथ साहब में कबीर का काव्य 
भी संकलित है। उसमें २२८ पद और २४३ सलोक (साखियाँ) हैं | यह गुरु- 
अंथ साहब सन्‌ १६०४ (संवत्‌ १६६१) में श्री गुरु अजुन देव द्वारा सकलित 
किया गया था। धर्मग्रंथ होने के कारण श्री गुरुप्ंथ साहब मंत्र रूप से 
मान्य है और उसके पाठ की रक्षा बड़ी तावधानी से की गई है। इस प्रकार 
इस अंथ में संकलित कबीर के काव्य का रूप सन्‌ १६०४ से अब तक अपने 
मौलिक रूप में सुरक्षित है । अतः अभी तक के प्राप्त पाठों में श्री गुरुग्रथ 
साहब में संग्रहीत कबीर के काव्य का पाठ अधिक से अधिक प्रामाणिक है। 
गुरुमुखी लिपि में होने के कारण श्री अंथ साहब द्वारा प्रस्तुत इस पाठ की 
और हिंदी मापियों का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ था। जब तक कबीर के 
जीवन-काल में ही लिखा गया उनका कोई हस्तलिखित ग्रथ प्राप्त न हो तब 
तक यह पाठ अन्य परवर्ती पाठों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय कहा जा 
सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गुरुअंथ साहब पंजाबी भाषा और 


६, हो 


गुरुमुखी लिपि में लिखा जाकर भी कबीर के काव्य का 'पूरबीपन! अधिक 
मात्रा में सुरक्षित किए हुए है | ग्रंथ में संकलित कबीर के पदों पर पंजाबीपन 
नहीं के बरावर है | 

सत कबीर में श्री गुरुअंथ साहब में संकलित कबीर के इन्ही पद का 
संग्रह है | पुस्तक का पाठ श्रत्यंत सावधानी और सतकता से देखा गया है | गुरु- 
मुखी लिपि की एक ही पक्ति में मिले हुए शब्दों को अत्यंत सावधानी के साथ 
विभक्त किया गया है | कहीं कहीं अक्तरों में दो मात्राओं को एक साथ लगाने 
में भी गुरुमुखी लिपि का अ्रनुसरण किया गया है | तत्वतः सत कबीर में गुरु- 
मुखी लिपि में लिखे गए कबीर के पदों का देवनागरी लिपि में प्रतिविबवत्‌ 
रूपांतर है। आशा है, प्रामाणिकता के दृष्टिकोण से संत कबीर का पाठ कबीर- 
काव्य के विद्याथियों और प्रेमियों को हितकर होगा | 

पिछले बारह वर्षों से में संत कबीर के काव्य का विद्यार्थी हूँ |इस 
अवधि में मैंने कबीर की अनुभूतियों को हृदयंगम करने की चेश की है और 
उनके विचार-विन्यास में खोज भी की है। कबीर का ज्ञान प्रकाशित पुस्तकों 
में नहीं है, वह प्राचीन अग्रकाशित हस्तलिखित ग्रंथो ओर कबीर-पथ के महा- 
त्माओं के बचनों में है । इस विचार से मैंने भारत के सभी प्रमुख कबीर-पंथ 
के मठों की यात्रा की और कबीर-पंथी साधुओं के सत्सग के अवसर प्राप्त 
किये | मेरा विचार था कि अब तक की मेरी समस्त साधना संत कबीर में 
प्रस्तुत प्रामाणिक पदों के साथ प्रकाशित होती किंतु प्रकाशन की वतंमान असु- 
विधाओं ने तथा काग्रज़ की समस्या ने मेरी सहायता नहीं की | विवश होक़र 
मैंने कबीर के समय-निर्धारण' और जीवन -वृत्त संबंधी प्रस्तावना लिखकर 
परिशिष्ट में कबीर के पदों श्र सलोकों के अर्थ एवं रूपकों, उल्टबाँसियों, संख्याओं 
और शब्दों के कोष देकर ही संतोष किया | इस प्रकार मेरे एक युग की साधना 
आंशिक रूप से ही हिंदी संसार में जा रही है | में नहीं जानता कि इसका मूल्य 
कितना है। 

संत कबीर का अध्ययन करने ओर इस ग्रंथ के प्रस्तुत करने में मु 
अनेक सज्जनों और संस्थाओं से सहायता मिली है | सर्वप्रथम इलाहाबाद 
यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पूज्य डा० धीरेन्द्र वर्मा, दर्शन विभाग 
के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर आर० डी० रानाडे, रावराजा डा० श्यामबिहारी मिश्र और 
श्री राय कृष्णदास ने समय समय पर मुझे अनेक सत्परामश्श दिए हैं जिनसे 


सम, 


मेरे कार्य में अधिक सुचारुता आ सकी है । मैं इनके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ । 
इनके अतिरिक्त कबीर धर्म-बधंक कार्यालय, सीयाबाग, बड़ौदा के महंत श्री 
मोतीदासजी चेतन्य, दामाखेड़ा ( छत्तीसगढ़ ) की श्रीमती नागरदेवी, कबीर- 
चौरा के महंत श्री रामबिलासजी, सिवनी-मालवा ( होशंगाबाद ) के महंत 
श्री मूरतदासजी, तथा चुनार के श्री सोमेश्वरसिहजी से अ्रनेक सिद्धांत-सूच और 
हस्तलिखित गंथ मिले हैं । इन्हें में हादिक धन्यवाद देता हूँ | काशी में जुलाहों 
की बस्ती अलीपुर के मौलाना अज़ीज़ल्लाह ख़ाँ और इमाम अली तथा कंदेली 
( नरसिंहपुर ) के हल्कू कोरी के प्रति भी मैं आभार प्रदर्शित करना चाहता हूँ 
जिन्‍्होने जुलाहो के कार्य-कलापों का मेरे सामने स्पष्ट प्रदर्शन करते हुए मुझे 
तत्संबंधी विशिष्ट बातों की जानकारी कराई है| 

अंत में कबीर ग्ंथावली और संत कबीर में आए, हुए पदों की समानता- 
निर्धारण में मेरे शिष्य श्री राधेश्याम शर्मा एम्‌० ए० ने मेरी सहायता की है 
इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। कुछ पदों के अर्थ सुलभाने में मेरे पूज्य 
बड़े भाई श्री रामशरणलाल जी ने मेरी सहायता की है। उनका सादर 
अभिनंदन पुस्तक को सुचारु रूप से प्रकाशित करने के लिए में साहित्य भवन 
लिमिटेड, उसके मैनेजर श्री अनंतलाल और अपने मित्र श्री पी० मुकर्जी, 
आर्टिस्ट को भी धन्यवाद देता हूँ। 


रामकुमार वर्मा 


१ रागु सिरी 


२ 
रे 
४ 
४, 
धर 
७ 
प 
ह्‌ 


१० 
११ 
१२ 
रे 
१४ 
१५, 
१६ 
२७ 


श्र 


» जड़ी 

» आसा 

» गूजरी 

9 सीरठि 

» बनासरी 

» तिलंग 

» पड़ी 

५ बिलावलु 

» गौंड 

» रॉमकेली 

» भी 

५ वेंदारा 
२ रस 

»9 भी 

» बसंत 

» पीरेंग 

» बिभास प्रभाती 


सलोक 


रागों का निर्देश 


६, 


पद-संख्या २ 


7 


न 


७७ 
२७ 
र्‌ 
११ 
५ 
१ 
प्‌ 
श्र 
११ 
303 
११ 
ध्‌ 
२० 
ष्र 
डे 
है 


कुल पद-संख्या १२८ 


२४३ 


विषय-सूची 


१--प्रस्तावना 

२--रण्मु 

३--सलोकु 

४--परिशिष्ट (क) पढों के श्र 

५--  ),  (ख) सलोकों के अर्थ 

६-- » (ग) कोषससुच्चय (रूपक कोष) 
(उल्टरबाँसी कोष) 
(संख्या कोष) 
(शब्द कोप) 

७--  » (घ) संत कबीर ओर कबीर प्रंधावली के 

पद्यों की समानता 
८-अनुक्रमणिका (पद) 
(सलोक) 


। 


हे 


77 


(१) 


२४६ 
(१) 
(८३) 
(१११) 
(१२२) 
(१२४) 
(१४० ) 


(१४६) 
(१) 
(६) 


चित्रों का परिचय 


? कबीर का ग्रस्तुत चित्र भारत इतिहास संशोधक मंडल, पूना से प्राप्त 
किया गया है। इसकी मलप्रति वहाँ की चित्रशाला में सुरक्षित है। 
इसका आकार ८३६ »८५३” हे। यह चित्र नाना फड़नवीत के 
चित्र-संग्रह से प्राप्त हुआ है। कहा जाता है कि नाना फड़नवीस संतों 
के प्रति श्रद्धा रखते थे और सदैव उनके चित्रों की खोज में रहते थे । 
उसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने उत्तरी भारत से यह चित्र प्राप्त 
किया था। चित्रकार या चित्र की तिथि अज्ञात है। नाना फड़नवीस का 
काय-काल सन्‌ १७७३ से १७६६ तक रहा है। अतः यह चित्र, कम 
से कम पौने दो सौ व पुराना है। ( इस चित्र को प्रकाशित करने की 
आज्ञा प्रदान करने के लिए मैं भारत इतिहास संशोधक मंडल, पूना 
का कृतज्ञ हूँ | ) 

२ शरीर में पट्चक्र--मेरुदंड के समानांतर सुपम्णा नाड़ी के विस्तार में 
नीचे से ऊपर तक छुः चक्र हैं। उनके नाम हैं: --मलाधार, स्वाधि- 
छान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा | प्राणायाम की स्थिति 
में इन चक्रों की सिद्धि दिव्यानुभूति में परिणत होती है। मलाधार 
चक्र में कंडलिनी है जो जाग्त होकर समस्त चक्रों को पार कर सहस- 
दल कमल में पहुँचती है और योगी को चरमसिद्धि तक पहुँचा 
देती है । 

?े सह दल कमल--यह तालु-मूल में स्थित होकर शिरोभाग में फेला 
हुआ है | इसी सहसदल कमल में बह्रंत्र है जहाँ मुलाधार चक्र की 
कुंडलिनी सुषुम्णा में ऊपर बढ़ती हुई स्थिर हो जाती है। इसी कमल 
के भध्य में एक चंद्र है, वहाँ से सुधा का प्रवाह होता है जिससे शरीर- 
क्षय दूर द्वोता है | योगी के समाधिस्थ होने पर अ्रनाहतनाद के गेजने 
का यही स्थान है। 

9 मूलाधार चक्र--यह चक्र गुह्य स्थान के समीप स्थित है | इसमें चार 
दल होते हैं । इस चक्र पर मनन करने से साधक को दरदुरी ( मेढक 


( ८ 9 


के समान उछुलने की ) शक्ति प्राप्त होती है। वह क्रमशः प्रृथ्वी को 
संपूर्ण तः छोड कर आकाश में उड सकता है। बुद्धि-संपन्नता के साथ 
उसमें स्ज्ञता आती है | वह जरा ओर मृत्यु को नष्ट कर सकता है | 
इस चक्र के सिद्ध होने पर प्रत्येक दल से क्रमश; व, श, ष, स का नाद 
भंकृत होता है | 
५ कुृडलिनी--स॒षुम्णा नाड़ी के मार्ग पर मूलाधार चक्र में एक सर्पाकार 
दिव्य शक्ति निवास करती है | उसका नाम कुंडलिनी है। उसका शरीर 
सप॑ की भाँति साढ़े तीन बार मुड़ा हुआ है और वह अपनी पूँछ अपने 
मुख में दबाये हुए है | बह सर्प के समान शयन करती है और अपनी 
ही प्रभा से श्रालोकित है। वह विद्युल्लता की भाँति है। कुंडलिनी 
प्राणायाम से जागण॒त होने पर क्रमशः घट चक्रों में प्रवेश कर सुषुष्णा 
नाड़ी के सहारे सहल दल कमल के ब्रह्मरंश्र में प्रवेश करती है। यही 
योग की चरमावस्था है । 

6 स्वाधिष्ठान चक्क--यह चक्र लिंगमूल के समीप स्थित है। इसमें छुः दल 
हैं| इस चक्र पर चिंतत करने से साधक विश्व भें बंधनमुक्त और 
भयरहित हो जाता है। वह इच्छानुसार श्रणिमा या लघिमा 
सिद्धि का उपयोग कर सकता है। वह मृत्यु भी जीत लेता है। इस. 
चक्र के सिद्ध होने पर प्रत्येक दल से क्रमशः ब, भ, म, य, र, ल का 
नाद भंकृत होने लगता है | 

७ मरशिप्रक चक्कर--यह चक्र नाभि के समीप स्थित है। इसमें दस दल 
होते हैं | इस चक्र पर चिंतन करने से साधक इच्छाओं का स्वामी 
हो सकता है | वह इच्छानुसार किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकता 
है | स्वर्ण-निर्माण की शक्ति ओर गुप्त धन की दृष्टि उसे मिल जाती 
है। इस चक्र के सिद्ध होने पर प्रत्येक दल से क्रमशः ड, ढ, ण, त, 
थ, द, ध, न, प, फ का नाद झंकृत होने लगता है। 

८ अनाहत चक्र--यह चक्र हृदयस्थल के समीप है। इसमें बारह दल होते 
हैं। इस चक्र पर चिंतन करने से साधक भूत, भविष्य और वर्तमान 
जानने लगता है। वह वायु पर चल सकता है, अ्रथवा उसे खेचरी 
शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस चक्र के सिद्ध होने पर प्रत्येक दल से 
क्रमश; क, ख, ग, घ॑, ड., ध, छ, ज, भे, जभ, 2, ठ का नाद भंकृत 


होने लगता है । 

६ विशुद्ध चक्क--यह चक्र कंठ के समीप है | इसमें सोलह दल होते हैं। 
इस चक्र पर चिंतन करने से साधक योगीश्वर की संज्ञा प्राप्त करता है। 
वह चतुबंदों का ज्ञाता होता है और उसकी प्रवृत्तियाँ संपूर्णतः अंतमुंखी 
हो जाती हैं| वह सुदृढ़ शरीर में एक सहस्त वर्षों का जीवन व्यतीत 
करता है| इस चक्र के सिद्ध होने पर प्रत्येक दल से क्रशः अ, आ, 
इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लू, लू, ए, ऐ, ओ, ओ, अ्रं, अः का नाद 
भंकृत होने लगता है। यह चक्र स्वर-ध्वनि का केंद्र है । 

2० आज्ञा चक्र-यह चक्र त्रिकुटी (भौंहों के मध्य-स्थान) के समीप है । इसके 
दो दल होते हैं। इस चक्र पर चिंतन करने से साधक जो चाहता है, 
बही कर सकता है। यह प्रकाश का बिंदु है। इस चक्र के सिद्ध 
होने पर प्रत्येक दल से ह और क्ष का नाद भंकृत होने लगता है। 

?? मानचित्र--इस मानचित्र में भारत के भिन्न भिन्न स्थानों में कबीर पंथ के 
केंद्रों झरोर मठों की स्थिति और उनका प्रभाव प्रदर्शित किया गया है । 


प्रस्तावना 


कबीर की कविता एक युगातरकारी रचना है। भक्त कवियों की विनय- 
शीलता ओर आत्म-भत्सना के बीच में वह स्पष्ट कंठ में कही गई धार्मिक और 
सामाजिक जीवन की पक्षपात-रहित विवेचना है। उस 
कबीर की कविता. वितों में समय की अंध-परंपराओं को छिन्नमूल करने की । 

शक्ति है और जीवन में जाणति लाने की अपूर्ब क्षमता | 
हिंदी साहित्य के धामिक काल के नेता के रूप में कबीर ने 
जितने साहस से परंपरागत हिंदू धर्म के कर्मकांड से संघर्ष लिया उतने ही 
साहस से उन्होंने भारत में जड़ पकड़ने वाली इस्लाम की नवीन सांप्रदायिक 
भावना से लोहा लिया | कबीर ने सफलतापूर्वक दोनों धर्मों की अधार्मिकता' 
पर कुठाराघात किया ओर एक नये सप्रदाय का सूत्रपषात किया जो 'संतमतः 
के नाम से प्रख्यात हुआ | इस संप्रदाय ने शाख्नीय जटिलताओं से सुलका कर 
धर्म को सरल और जीवनमय बना दिया जिससे साधारण जनता भी उससे 
अंतः प्रेरणाएं ले सके | यही कारण है कि इस संतमत में समाज के साधारण 
और निम्न व्यक्ति भी सम्मिलित हो सके जिनकी पहुँच शास्त्रीय ज्ञान तक नहीं 
थी। कबीर ने साधारण जीवन के रूपकों द्वारा अथवा अ्रनुभूतिपूर्ण सरस 
चित्रों के सहारे ही आत्मा, परमात्मा और ससार की समस्याओं को ही या। 
धर्म-प्रचार की इस शैली ने धरम को व्यक्तिगत अनुभव का एक अंग/बना दिया 

और समाज ने धर्म के वास्तविक रूप को पहिचान लिया । 
जनता का यह गतिशील सहयोग कबीर की है में अनु- 
कूल सिद्ध नहीं हुआ । कबीर संत पहले थे, कवि बाद में [ कविता का 
चमत्कार प्रदर्शित करने के लिए कंठ मुखरित नहीं किया 
उन्होंने धर्म के व्यापक रूप को-सुबोध 777 के लिए 
कविता का रूप 

नियोजित किया। अतः कबीर में धार्मिक दृष्टिकोण प्रधान 
है काव्यगत दृष्टिकोण गौण | चहें दूसरी बात है कि|जजीवन 
धहरी पैठ? होने के कारण उनकी कविता में जीवन कौ क्रांति 
उठी | उससे धर्म प्राणमय होकर अनेक चित्रों धर्म प्राशमय होकर अनेक चित्रों में साकार हो' 






४ संत कबीर 


कवि कबीर हो गए यद्यपि संत ने न तो भाषा के रूप को सेवारा और न पिगल 
की मात्रिक और वर्णिक शैली का अनावश्यक अनुकरण किया | गेय्‌ पदों के 
रूप मे उन्होंने कविता कही और जनता ने उसमें अपना कठ मिला दिया। जन- 
वाणी के रूप में ये पद समाज में सचरित हो गए | साथ ही साथ कबीर के 
नाम से जनता ने नवीन पदों की रचना करने में कबीर के प्रति अपनी श्रद्धा 
ओर भक्ति समभी | इस प्रकार कबीर की वाणी में ऐसे-ऐसे पद प्रत्षिम किए 
गए जिनमें न तो कबीर की आत्मा है और न उसका ओज | कबीर ने 'पुस्तक- 
ज्ञान” का तिरस्कार किया था अ्रतः स्वयं उन्होंने किसी विशिष्ट अंथ की रचना 
नहीं की | वे तो जनता में उपदेश देते थे और अपने पदों को उपदेश का 
माध्यम बनाते थे | फलतः पदों में न तो कोई क्रमबद्धता है और न कोई 
श्रृंखला | कविता का रूप मुक्तक होने के कारण संत संप्रदाय के भक्तों द्वारा 
मनमाना बढ़ाया-घटाया गया है। अ्रतः कबीर के नाम से प्रसिद्ध रचना में 
कबीर की वास्तविक रचना पाना बहुत कठिन हो गया है। कबीर के नाम से 
पाई जाने वाली रचना अधिकांशतः कबीर के प्रथम शिष्य धर्मदास द्वारा ही 
लिखी गई है। बाद में तो कबीर-पंथी साधुओं ने अपनी ओर से बहुत सी 
रचना की और संत कबीर में अपनी प्रगाढ़ श्रद्धा होने के कारण उसे कबीर 
के नाम से ही प्रचारित किया । कबीर के प्रति इस श्रद्धा और भक्ति ने कबीर 
की कविता का वास्तविक रूप ही हमसे छीन लिया और आज कबीर के नाम 
से प्रचलित रचना को हम संदिग्ध दृष्टि से देखने लगे हैं । 
इस समय कबीर की कविता के बहुत से संग्रह प्रकाशित हैं | 
कविता के संग्रह प्रायः सभी में पाउ-मेद हैं | इस इष्टिकोश से निम्नलिखित 
संस्करण अधिक प्रसिद्ध कहे जा सकते हैं :- 
१. संतबानी संग्रह (बेलवेडियर प्रेस) प्रकाशित सन्‌ १६०५, 
बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद । 
२. बीजकमूल (कबीरचौरा, बनारस) प्रकाशित सन्‌ १९३१, महा- 
बीर प्रसाद, नेशनल प्रेस, बनारस कैंट । 
२ सत्य कबीर की साखी (श्री युगलानंद कबीरपंथी भारतपथिक) 
प्रकाशित सन्‌ १६२०, श्री वेड्डटेश्वर प्रेस, बंबई | 
४: संद्गुरु कबीर साहब का साखी ग्रंथ (कबीर धर्मबर्धक कार्यालय, 
सीयाबाग, बड़ौदा) प्रकाशित सन्‌ १६३५, महंत श्री बालकदास जी, धर्मवधक 


अस्तावना रे 


कार्यालय, सीयाबाग, बड़ौदा । 
५. बीजक श्री कबीर साहब (साधु पूरनदास जी) प्रकाशित सन्‌ १९०५, 
बाबू मुरलीधर, काली स्थान, करनेलगंज, इलाहाबाद । 
६. कबीर ग्रंथावली (नागरी प्रचारिणी सभा, काशी) प्रकाशित 
सन्‌ १६२८, इंडियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग | 
उपयक्त संस्करणों म॑ं बीजक और साखी ग्रंथ अलग-अलग अ्रथवा 
मिले हुए ग्रंथ हैं जिनसे कबीर की कविता को ज्ञान जनता म॑ सम्यक्‌ रूप 
ु से अवश्य हो गया किंतु इन सभी संस्करणो की प्रामा 
हक णिकता चिंत्य है। बेलवेडियर प्रेस से प्रकाशित संतबानी 
पंतवानी संग्रह की प्रचार सर्वाधिक है किंठु यह प्रति संतो और 
महात्माओ द्वारा एकत्रित सामग्री के आधार पर ही संक- 
लित की गई है | उसका रूप साधु संतों के गाये हुए पदों और गीतों से ही 
निर्मित है, किसी प्राचीन हस्तलिखित प्रति का आधार उसके संकलन में नहीं 
लिया गया और यदि लिया भी गया है तो उसका कोई संकेत नहीं दिया गया। 
कबीरचौरा ने जो बीजक मूल की प्रति प्रकाशित की है, उसका पाठ 
अनेक प्रतियों के आधार पर अवश्य है कितु वे प्रतियाँ केवल साजक्षी रूप! से 
ही उपयोग में लाई गई हैं |* इस प्रति का मूल आधार 
कबीरचौरा का प्राचीन प्रचलित पाठ है | किंतु यह प्राचीन 
पाठ किस प्रति के आधार पर है, इसका कोई उल्लेख नहीं 
किया गया । 
श्री युगलानंद कबीरपंथी भारतपथिक की प्रति प्रामाणिक प्रतिशे की 
सहायता से भी प्रामाणिक नहीं हो सकी | भ्री युगलानंद ने अपनी प्रति को 
अनेक प्रतियों से शुद्ध भी किया है । “जिन पुस्तकों से यह शुद्ध हुईं है उनमें 
से एक प्रति तो रसीदपुर शिवपुर निवासी श्रीमान्‌ बझ़्शी गोपाललाल जी पूत 


बीजक मूल 


१बीजक मूल के संपादक साधु लुखन॒दास और साधु रामुफलदास लिखते हैं:--. 

अपने मत तथा इस ग्रंथ का संशोधन ग्यारह ग्रंथों से क्रिया है जिसमे छः टीका- 

टिप्पणी साथ दे और पांच हाथ की लिखी पोभथी हे परंतु इन सब ग्रंथों को साक्षी रूप मे 

रखा था, केवल स्थान कबीरचौरा काशी के पुराने और प्रचलित पाठ पर विशेष ध्यान 
दिया गया दे । 


४ संत कबीर 


अमात्य शिवहर राज्य के पुस्तकालय से प्रास हुई थी जो संवत्‌ १६०० की लिखी 

हुई है। दूसरी प्रति नागपुर इन्द्रभान जी निवासी श्री मैरव- 

दीन तिवारी जी ने कृपाकर भेजी थी जिसम॑ अनेक संतों 

सत्य कबीर की साडी 3 बाणी के साथ-साथ यह साख्वी भी है और संबत्‌ 

१८४२ की लिखी है और तीसरी प्रति मखदूमपुर जि० गया 

निवासी श्री नेतालालराम जी की भेजी हुई है, जिसमें यद्यपि सन्‌ सबत्‌ नहीं 

लिखा है परंतु पुस्तक के देखने से जान पड़ता हैं कि यह भी प्राचीन ही लिखी 

हुई है। इसके अतिरिक्त स्वामी श्री युगलानद जीं के पास और भी अनेक 

प्रतियाँ थीं जिससे उन्होंने इस पुस्तक को शुद्ध कर लिया है |” (श्री खेमराज 

श्रीकृष्णुदास) यदि श्री युगलानंद जी अपनी प्रति में संवत्‌ १६०० की प्रतिवाली 

सामग्री रखते तो उनकी प्रति अवश्य प्रामाणिक होती किंतु उन्होंने किया यह 

है कि 'कबीर साहब की जितनी साखियाँ जगत में प्रसिद्ध हैँ सब इसी पुस्तक में? 

संकलित कर ली है और उन्हें संवत्‌ १६०० को प्रति को साखियो से यथास्थान शुद्ध 

किया है। इससे इस पुस्तक की बहुत-सी सामग्री संवत्‌ १६००की प्रति से अति. 

रिक्त है और उसकी प्रामाणिकता के सबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योकि 
उनकी प्रति में प्रामाणिक और अप्रामाणिक सामग्री एक साथ मिल गई है | 

कबीर धर्मव्धक कार्यालय सीयाबाग बड़ौदा का साखी ग्रंथ एक 

आलोचनात्मक अवतरणिका और अनुक्रमणिका के साथ है और उसमें कबीर 

की सभी साखियाँ संग्रहीत हैं किंतु पुस्तक में किसी भी 

स्थान पर नहीं लिखा है कि साखियो के पाठ का आधार 

क्या है | अतः इस पाठ की प्रामाणिकता के संबंध में कुछ 

भी नहीं कहा जा सकता | 

साधु पूरनदास जी का बीजक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध कहा जाता है | संबत्‌ 

१८६४ में उन्होंने उसकी त्रिज्या! लिखी । यह त्रिज्या “पहली बार बाबा देवी- 

प्रसाद और सेवादास और मिस्त्री बालगोविंद की सहायता 

बज से मुंशी गंगाप्रसाद वर्मा लखनऊ के छापेखाने में छापी 

के गई थी | उसके बहुत अशुद्ध हो जाने के कारण हर जगह 

के साधु लोग बहुत शिकायत किया करते थे |. . ... .सब 

ताइ-महात्माश्रों की दया से एक प्रति हस्तलिखित बीजक त्रिज्या सहित बुरहान- 

पुर की लिखी हुईं, साधु काशीदास जी साहब से हमको मिली | उस ग्रंथ 


साखी ग्रंथ 


| ९)२॥2|७४ (४ 85 ७/३|॥६ ५ 2७ 28०]॥२]०२४ (७ ६४३६ पशरे 


(/22०२७१४४/४९4५३)०॥०४० ९ ८आधकड ३४१४५३४४ 800४0 ४४ 
५2£2800॥202 अमान तरल मिल ९28 (०७% क्शातो॥ााराटानाएफछ॥ २७॥०0२० 
5॥9॥0॥:5॥7 2 [82 87(2932५४।50)5॥ ॥॥॥22922:220/%/9॥22)2॥77022/2:% ३ 
28802 ह५०४/१०ए/श९श॥७हाशथारेशशोफरातए &2॥2/20॥छिश222९॥;श/शकाएशशाडाए्रे: 
30 नकल हम टलम सर 20000 8/2[श8 8 है५०2॥४९॥2७॥0॥9॥28(%0)/026 ॥ (६ [४29 
टि। 2 228 %09829॥0ए॥:५६5॥॥७0६॥॥0४७00७२७७०४६४2॥532।१०॥९ 82४४ 
9 80] ४90१ श20श॥श९7 ५922)॥2/0200(2820॥8 8:॥५::१००७॥६ ९॥-:5ए॥028 
[2॥298]॥॥॥/09॥: श5ऐश९॥४४४०७॥ 2 टिफ/टपनात 27 2009005060|॥(2॥५४४/:९७॥१४ 
ा/श[एटा॥[एछफ /247[ए42[00॥॥20एश2रिशा॥शक्ा2॥०58 29002] एप्प 

| 8 8]2॥9]2॥? नह शथयायाशाडेसिशराएकश॥धफए 22 4ाए9५20॥६५७०७५६०व४६ 
9/78५०५४४)९॥ कह 3829 2१॥8४2(७॥|9४/00%ड॥/0 20 शाप छ४फाए।॥ए 
( हि सीजकड0070॥7॥222॥06/0॥0ए॥02फ 58 8॥7009%8 00002: 

॥ टै8(2] 280॥0 ४8)500883%एारशर8ए08॥श22॥/ट2१॥$ 8६2॥79828/॥0/क्‍श2 ५४ शिश्षच६/४ध१ 
०८72 नगिटिविलाशशआात७४१७७2०:१॥॥ए% ट/22020%/छ/5॥2(2222270॥2॥2/52 ७ एगरताि 
(0 >#202220//क्रान८०४३७९॥४४४४४०९॥५४७९७०छ/इध क्षभ३॥११००॥७६॥ सिशथाए॥शहे 








। 





50 
०9५ 


प्रस्तावना 4 


की शुद्धता को देखकर हमारा मन बहुत प्रसन्न हुआ, और साधु काशीदासजी 
साहब ने इस त्रिज्या के शोधने में पूर्ण परिश्रम उठाकर सहायता दीं हैं|? 
(बाबू मुरलीधर) यहाँ यह स्पेष्ट नहीं है कि साधु काशीदासजी साहब की जो 
प्रति थी वह किस संवत्‌ की थी और उसका आधार क्या था ? यों बीजक को 
कबीर के विचारों का पुराना संग्रह मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 
प्रामांणिकता के दृष्टिकोण को सामने रंखते हुए काशी नागरी प्रचारिणी 
सभा से रायबहादुर श्री (अब डाक्टर) श्यामसंदरदास जी ने कबीर अंथावली 
का प्रकाशन किया | यह संस्करण दो प्राचीन प्रतियों के 
कबीर ग्रथावली. पार पर श्रस्तुत किया गया है। एक प्रति संवत्‌ १५६१ 
की लिखी हुईं है और दूसरी संवत्‌ श््ू८य१ की। “दोनों 
प्रतियाँ संदर अक्षरो में लिखी हैं और पू्णतया सुरक्षित 
हैं। इन दोनो प्रतियों के देखने पर यह प्रकट हुआ कि इस समय कबीरदास 
जी के नाम से जितने ग्रंथ प्रसिद्ध हैं उनका कदाचित्‌ दशमांश भी इन दोनों 
प्रतियों में नहीं है। यद्यपि इन दोनों प्रतियों के लिपिकाल में ३२० वर्ष का 
अंतर है पर फिर भी दोनो में पाठ-सेद बहुत ही कम है। संवत्‌ श्य८१ की 
प्रति में संवत्‌ १४६१ वाली प्रति की अपेक्षा केवल १३१ दोहे और ५ पद 
अधिक हैं।” नागरी प्रचारिणी सभा के इस संस्करण का मूल आधार संवत्‌ 
१५६१ की लिखी हस्तलिखित प्रति है जिसके प्रथम और अतिम पृष्ठों के चित्र 
इस संस्करण के साथ प्रकाशित हैं| यदि इस प्रति को बारीकी से देखा जाय 
तो इसकी प्रामाणिकता के सबंध में सदेह बना ही रहता है । संदेह का पहला 
कारण तो यह है कि इस हस्तलिखित प्रति की पुष्पिका ग्रंथ में लिखे गए 
अक्षरों से भिन्‍न और मोटे अक्षरों में लिखी गई है | समस्त ग्रंथ और पुष्पिका 
लिखने में एक ही हाथ नहीं मालूम होता । प्रति का अंतिम अश यह है;-- 
इतिश्रीकबीरजीकौबांणीसंप्रणसमाप्तः ॥ साथी ॥८१०॥ अंग ॥६६९॥ पद 
४०२॥ राग १५॥ 
पुष्पिका यह है :--संपूर्णसासंवत्‌ १५६१ लिप्पक्ृरतावाणारसमध्यषेमचंद 
पठनाथ्‌ मलुकदासबाचबिचाजांसूश्री रामरामछुयाद्सि पृस्तकंद्रट्टाताइसंलितंमया 
यदिशुद्धतोवाममदोशोनदियतां ॥ 
प्रति के अंतिम अंश का 'संपूरण” पुष्पिका में संपूर्ण” हो गया है। 
इस संब॑ध में श्री दज़ारी प्रसाद द्विवेदी भी लिखते हैं, “एक बार इतिश्री कबीर 





६ संत कबीर 


जी की बाणी संपूरण समासः ॥|... . * इत्यादि लिखकर फिर से अपेज्नाकृ 

मोटी लिखावट से संपूर्ण संवत्‌ १५६१! इत्यादि लिखना क्या [दि लिखना क्या सदेहास्पद नहीं 
है ! पहली बार का संपूरण' और दूसरी बार का संपूर्ण! कार्फो सततपूण ई। 
एक हो शब्द के ये दो रूप--हिज और आकार-प्रकार में स्पष्ट ही बता रहे है 
कि ये एक हाथ के लिखे नहीं हैं | ऐसा जान पड़ता हैं कि अ्रंतिम डेढ़ पक्तियाँ 
किसी बुद्धिमान की कूति हैं |?" इस प्रकोरें इसे प्रंतिं की पुष्पिका संपूर्ण अथ 
के बाद की लिंखीं हुई जान पड़ती है। पुष्पिका में एक बात ओर ध्यान देने 
योग्य है। मूल में 'ल 'क” श्री? जिस आकार-प्रकार में लिखे गए हैं उस आकार- 
प्रकार में वे पुष्पिका में नहीं लिखे गए,। फिर मूल प्रति में 'य! और व? के नीचे बिंदु 
रखे गए हैं जो पुष्पिका के 'यः और “व के नीचे नहीं हैं। दोष” के हिज्जे के अंतर 
ने तो यह स्पष्ट ही निश्चित कर दिया है कि पुष्पिका और मूल एक ही व्यक्तिद्वारा 
नहीं लिखे गए. । मूल के अंतिम पृष्ठ की चौथी पंक्ति में है;-- पीया दूध रुश्न हे 
थ्राया | मुई गाइ तब दोष लगाया ।! यही दोष! पुष्पिका में दोशो न 
दियतां? में 'दोश” लिखा गया है । इसी प्रकार मूल में (ंद्री स्वारथि सब कीया 
बंध्या श्रम सरेरः में इंद्री' के ्! का जो रूप है वह पुष्पिका म॑ “याद्रसि 
पूस्‍्तक॑ द्रष्र! मे याद्रसि! और द्रष्टा! के 'द्र! का रूप नहीं है । इन अनेक 
कारणों से यह प्रति प्रामाणिक शात नहीं होती। सदेह का दूसरा कारण 
यह है कि इस प्रति में पंजाबीपन बहुत है जेब कि बनारस में लिखी 
जाने के कारण इसमें पूर्वीपन ही अधिक होना चाहिए,। फिर कबीर की बोली 
पूरबी' ही अधिक होनी चाहिए, क्योकि उन्होंने कहा भी है कि उनका सारा 
जन्म 'सिवपुरी (काशी) में ही व्यतीत हुआ ।* इस पंजाबीपन का कारण स्वयं 
प्रय के संपादक बाबू श्यामसुंदरदास की समझ में नही आता ।? वे लिखते 


हैं ध्या तो यह लिंपिकितों कीं कृपा का फल है अथवा पंजाबी साधुओ की 


पंगति का प्रभाव है|” यदि यह पंजाबीपन लिपिकर्ता की कृपा का फल! है। 


के रस्‍क_तन>न्‍कमन * करन बमतकी, 


तो प्रति में कर्बीर साहब का शुद्ध पाठ ही कहाँ रहा ! और यदि यह पंजाबी 
>किरसत......... रा 
साधुओं की संगति को प्रभाव हैं तो क्‍या बनारस में रहने वाले कबीर साहब 


पन्‍ला>तानर जाके ककम, 


3 + 342 4-»+# 3... 2 न "जज 





कबीर -- पृष्ठ १९ (ढिंदी-ग्रंथ-रलाकर सीरीज, बंबई १५४२) 
शसंगल जनम सिवपुरी गवाइआ | 
मरती बार मगहरि उठि आइआ ॥ राग गोड़ी १५ 


प्रस्ताचनां छे 


पर बनारस की बोली या बनारस के साधुओं का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा ! 
संपादक द्वारा दिए गए ये दोनो कारण केवल मन समझाने के लिए हैं। 
इस संस्करण में जो पाठ प्रामाणिक माना गेयो है उसमें भी अ्रनेक मूले 
हैं। हस्तलिखित प्रंतियो में एक लकीर में सभी शब्द मिलाकर लिख दिए 
जाते हैं, एक शब्द दूसरे शब्द से अलग नहीं रहता । अतः पंक्ति को पढ़ने में 
दृष्टि का अभ्यास होना चाहिए. जिससे शब्दों का अलग अलग क्रम स्पष्ट पढ़ा 
जा सके | हस्तलिखित प्रति को छुपाते समय संपादक को संदर्भ और अर्थ समझ 
कर शब्दो का स्पष्ट रूप लिखना चाहिए। कबीर ग्रंथावली में अनेक स्थलों 
पर शब्दों को अलग-अलग लिखने म॑ भूल हो गई है। कहीं एक शब्द दूसरे 
से जोड़े दियां गया है, कहीं किसी शब्द को तोड़ कर आगे ओर पीछे के शब्दों 
में मिला दिया गया है जिससे अर्थ का अनथ हो गया है। उदाहरणार्थ रागु 
गोड़ी के बारहवें पद की दो पक्तियाँ लीजिए -- 
घौल मंदलिया बैलर बाबी , कऊवा ताल बजावै । 
पहरि चोल नांगा दह नाचे , भेंसा निरति करावे ॥* 
यहाँ 'बैलर बाबी? और “चोल नागा दह नाचे? का कोई अर्थ नहीं 
होता । वास्तव में “बैलर बाबी? के स्थान पर होना चाहिए 'बैल रबाबी” और 

“चोल नागा दह नाचे? के स्थान पर 'चोलना गादह नाचे!। इस प्रकार के अशुद्ध 
पाठ कबीर ग्रंथावली मे भरे पड़े हैं। अतः कबीर की कविता का प्रामाणिक 
पाठ इस संस्करण द्वारा भी प्रस्तुत नहीं किया जासका।.......... 

“7 क्र का प्रामाणिक पाठ जानने के संबंध में हमारे पास कोई विशेष 
सामग्री नही है। कबीर ने पुस्तक-ज्ञान का सदैव तिरस्कार किया है* | अतः 
इसमें संदेह है कि उन्होंने किसी अंथ की रचना की होगी । उन्होंने जीवन 
आर संसार पर चिंतन कर उपदेश दिए ओर शिष्यों ने उन्हें स्मरण रखकर बाद 
में पुस्तक रूप से प्रस्तुत किए | कबीर ने पुस्तकों से अध्ययन तो नहीं किया? 





कबीर अंथांवली, पृष्ठ ९१ 
*कबीर संसा दूरि करु कागद देह बिहांई। 

बावन अखर सोधि के हरि चरिनी चितु लाइ ॥सलोकु १७३ 
डबिदिश्ा न परठ बादु नही जानड । 

हरि गुन कथत सुनत बडरानो ॥ रागु बिलाबलु २ 


संत कबीर 


किंतु उन्होंने अपना श्ञान सत्संग और स्वानुभूति से अवश्य श्र्जित किया । वे 
साधारणतः पढ़े लिखे हो सकते हैं क्योकि अज्षुर-ज्ञान से संबंध रखने वाली 'बावन 
अखरी” उन्होंने लिखी है । यह कहां जा सकता है कि पंद्रह तिथि! 'सात बार” 
और “बावन अखरी' जोगेसुरीबानी की परंपरा हो सकती है और नाथपंथ से 
उसका बिशेष प्रचार भी हो सकता है किंतु एक बात है| कबीर की 'पद्रह थिंती' 
धतात बार? के समानांतर गोरखबानी में 'पद्रह् तिथि” और 'ससवार! की रचना 
तो हमें मिलती है किठ॒ 'बावन अखरी” की रचना प्राप्त नहीं होती । बावन 
खखरी' की परंपरा की भी संभावना हो सकती है क्योकि जायसी जैसे सूफ़ी सिद्धांत 
से प्रभावित कवि ने अखरावट' की रचना कर वर्णमाला के बावन अक्तरों के 
संकेत लिखे हैं | फिर भी बावन अखरी” से कबीर में अन्षर-श्ञान की संभावना 
हम मान सकते हैं| हाँ, यह अवश्य कहा जा सकेता है कि कबीर को गति 
साहित्य-शासत्र भें अधिक नहीं थीं। यदि वे साहित्य-शासत्र से परिचित होते तो 
अपनी भाषा का अेंगारं अवश्य करते और उंसका अक्खड़पन निश्चय 
दूर करें देंतें। उनकी भांषों में सांहित्यंगत संस्कार नहीं हैं और वह जन- 
समुदाय की भाषा का अ्रपरिष्कृत रूप ही लिए हुए है | छुंदों में भी मात्रा 
और वर्ण की अनेक भूले हैं। एक ही विचार श्रनेक बार दुहराया गया 
है | रूपक और उदाहरण साहित्य की परंपरा से नहीं लिए गए, वे जीवन की 
घटनाओं के प्रतिबिंब हैं| इस प्रकार उनकी भाषा और भाव-राशि साहित्य-द्षेत्र 
की परिधि से बाहर ही है | फिर जब उन्होने एक बार भी “लिखने? की बात 
नहीं कही तब उनकी वाणी का वास्तविक रूप प्राप्त होना कठिन ही नहीं 
असंभव है। 

कबीर के नाम से आज बहुत से ग्रंथ हमारे सामने हैं। वे स्वयं 
कबीर द्वारा रचित हैं अथवा उनके शिष्यों द्वारा, यह भी संदिस्घ है। 
इतनी बात तो निश्चित है कि वे एक ही लेखक के द्वारा 
नहीं लिखे गए | उनमें शैली की बहुत भिन्नता है यद्यपि 
सभी शेलियों की भाषा में साहित्यिकता बहुत थोड़ी है। 
उसका कारण यह है कि इन सभी अंथों के लेखक संत 
ही थे, कवि नहीं। उनका इृष्टिकोण धामिक सिद्धांतों का प्रचार था, साहित्य- 
शैलियों का निर्माण नहीं । 


नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस की खोज रिपोर्ट के अनुसार सच १९०१ से 


खोज रिपोट 


अस्तावना $ 


लेकर सन्‌ १६२२ की खोज में कबीर द्वारा रचित ८५ प्रतियों की सूची मिलती 
है| उनका विवरण इस प्रकार है :-- 


सन्‌ ग्रंथ नाम पद्य-संख्या विवरण 
१६०१ १ कबीर जी की साखी ६२४ ज्ञान विषय पद्म 
२ राम सार १२० राम महिमा 
१६०२ १ कबीर जी के पद १५१२ पद 
२ कबीर जी की रमैनी 
३ कबीर जी की साखियाँ गा ५३ 
४ कबीर जी की साखी ही इसकी एक प्रति और 
भी है। 
५, कबीर जी के दोहे ४३२ नीति और धर्म विषय 
के दोहे 
६ कबीर जी के पद 
७ कबीर जी के कृत रे दे 
८ राग सोरठ का पद कप मीरां, कबीर और नाम- 
देव जी के पद 


१६०६ १ अमर मूल 
२ अनुराग सागर 
३ उग्म ज्ञान मूल सिद्धांत 


४ कबीर परिचय की साखी दल 

पू ब्रह्म निरूपण हे 3038 

६ शब्दावली श् इसकी एक प्रति और 

भी है। 
७ हँसमुक्तावली 
१६०७-१६०८-१६०६ 

१ अठपहरा २० आठ प्रहर के देनिक 
आचार 

२ अनुराग सागर १४५६० आध्यात्मिक विचार 

३ अमर मूल ११४५ अध्यात्म ज्ञान 


र्‌ 


सन्‌ 


ग्रंथ नाम 
४ उग्रगीता 


५ कबीर ओर धमंदास की गोष्ठी 
६ कबीर परिचय की साखी 


७ कबीरबानी 
८ निर्भय ज्ञान 


ऋ ब्रह्म निरूपण 
१० रमेनी 
११ रामरच्ा 


१२ शब्द वंशावली 
१३ शब्दावली 


१४ संत कबीर बंदी छोर 
१५ हिंडोरा वा रेखता 


१६ हंसमुक्तावली 
१७ ज्ञानस्तोत्र 


१८ कबीर की बानी 


१६०६-१६१०-१६ ११ 


१ अक्षुरखंड की रमेनी 
२ अक्तरभेद की रमेनी 
रे अगाध मंगल 

४ अनुराग सागर 

५ अलिफ़ नामा (१) 
९ अलिफ़ नामा (२) 
७ अज़जनामा कबीर का 


संत कबीर 


पथ्च-संख्या 


१०२५ 


र्€ 
३३४ 
5.00 


०७०७ 


३०० 
ध्प 
६३ 


८७ 
१८:४० 


८ 
२१ 


२४० 
र्प, 


१६५ 


६१ 
६० 
२४ 
१५०४ 
३४ 
४१ 
२० 


विवरण 
कबीर और धममंदास में 
ज्ञान-संवाद 


22 70 


धमदास की उपदेश 
धर्मदास से कबीर का 
श्रात्म-चरित्र वर्णन 
ब्रह्म का स्वरूप वर्णन 
सिद्धांत विषयक पद्म 
रामोच्चारण से।आत्म- 
र्त्ता 
आध्यात्मिक तत्व 
99. 53 इसकी एक 
प्रति और है | 
आध्यात्मिक सिद्धात 
ग्राध्यात्मिक विषय पर 
गीत 


आध्यात्मिक सिद्धांत और 
ब्रह्म-मिरूपण 


१9 


आध्यात्मिक उपदेश 
आध्यात्मिक ज्ञान 
योग-साधन 
आध्यात्मिक उपदेश 


4) 


प्रार्थना 


सन्‌ ग्रंथ नाम 


८ आरती कबीर कृत 

९ कबीर अष्टक 
१० कबीर गोरख की गुष्टि 
११ कबीर जी की साखी 
१२ कबीर साहब की बानी 
१३ कमकांड की रमेनी 
१४ गोष्ठी गोरख कबीर की 
१५ चौका पर की रमेंनी 
१६ चौंतीसा कबीर का 
१७ छुप्पय कबीर का 

१८ जन्मबोध 

१९ तीसा जंत्र 
२० नाम माहात्म्य (१) 
२१ नाम माहात्म्य (२) 
२२ पिया पिछानबे को अंग 
२३ पुकार कबीर कृत 

२४ बलख की पैज 


२५ बारामासी 

२६ बीजक कबीर का 
२७ भक्ति का अंग 

रष् मुहम्मद बोध 

२९ माषों घंड चोंतीसा 


३० मंगल शब्द 
३१ रेखता 


३२ शब्द अलह टठुक 


प्रस्तांवनों 
पद्य-संख्या 
६ ० 
२३ 
१६० 
१६०० 
३२८३० 
प्क् 
&३ 
४१ 
७५ 
२६ 
२४७० 
है. है] 
३२ 
३९४. 
४० 
२२ 
९१५४ 


प0 
१७० 
ट्रेड 
४४० 
पप 


१०३ 
१६७० 


१६५, 


३३ शब्द राग काफ़ी और राग फगुवा २३० 


११ 


विवरण 
आरती-विधि 
ब्रह्म-प्रशंसा 
कबीर गोरख संवाद 
अध्यात्म ज्ञान 


97 


579 
गोरख कबीर संवाद 
धार्मिक सिद्धांत 


59 
भक्तों के विषय में 
आध्यात्मिक ज्ञान 


१9 


नाम महिमा 
११ 

अध्यात्म ज्ञान 

ब्रह्म-स्तुति 

कबीर ओर शाह बलख 

संवाद 

अध्यात्म ज्ञान 
99 

भक्ति का प्रभाव 

कबीर और मुहम्मद संवाद 

अध्यात्मश्षान, भक्ति और 
सद्गुण 

ब्रह्म-प्रशंसा 

गुरु महिमा और 
अध्यात्म ज्ञान 

आध्यात्मिक सिद्धांत 


9) 


4९ 


सन्‌ 


ग्रंथ नाम 


संत कबीर 


पथ संख्या 


३४ शब्द राग गौरी और रागभैरव १०४ 


३४ सतनामा या सत कबीर 
३६ सतसंग को अ्रग 

३७ साध को अग 

३८ सतसंग को अंग 

३६ स्वाँस गुंजार 

४० ज्ञानगुदड़ी 

४१ ज्ञानचौंतीसा 

४२ श्ञानसरोदय 

४३ ज्ञानसंबोध 

४४ शञानसागर 


१६१७-१६१८-१६१६ 


१ कायापंजी 
२ विचारमाला 
३ विवेकसागर 


१६२०-१६२१-१६२२ 


१ बीजक 
२ सुरति संवाद 


३ ज्ञानचौंतीसा 


9२ 
३० 
४७ 
३० 
१५६ ७ 
३० 
११५ 
२०० 
१.७० 
१६८० 


१४८२० 
३०० 
१३० 


विवरण 

आध्यात्मिक सिद्धांत 
हर हे 

सत्संग महिमा 
भक्त और भक्ति-निरूपण 
सत्संग महिमा 
प्राणायाम 
ग्राध्यात्मिक सिद्धात 


१9 
संगीत और अध्यात्म सिद्धात 
संत महिमा 
ग्रध्यात्म ज्ञान 


योग 
उपदेश 
उपदेश ओर गीत 


भक्ति, ज्ञान 
ब्रह्म-स्तुति 
ज्ञान और भक्ति 


यदि इन सभी प्रतियों के नाम और विषय पर दृष्टि डाली जाय तो ज्ञात 
होगा कि कुछ ग्रंथ भिन्न नाम की प्रतियों म॑ हैं और कुछ अन्य बड़े ग्रंथों के भाग 
मात्र है। यथा 'सतसंत कौ अंग” (३६) या 'साध कौ अंग” (३७) निश्चय ही 
कबीर जी के पद या कबीर जी की साखी के अंग हैं। यदि स्वतंत्र ग्रंथों की 
गिनती की जाय तो वे अधिक से अधिक ५६ होगे। किंतु क्‍या ये सभी 
प्रंथ प्रामाणिक हैं! कुछ अंथ तो ऐसे हैं जो केवल काल्पनिक कथावस्तु के 
आधार पर हैं, जैसे बलख की पैज, मुहम्मद बोध अथवा कबीर गोरष की गुष्टि । 
शाह बलख, मुहम्भर और गोरखनाथ से कभी कबीर का संबाद हुआ ही न 
होगा क्‍योंकि ये सब कबीर के पूर्वी हैं। कबीरपंथी साधुओं ने कबीर 
साहब का महत्त्व बढ़ाने के लिए. उनकी प्रशंसा में ये ग्रंथ लिख दिये होगे । 


भ्रस्तावेनों १३ 
नांगरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट में कुछ ही ग्रंथों का लिपिकाल 
दिया गया है। इसके अनुसार सबसे पुराने हस्तलिखित ग्रंथ निम्नलिखित 
हैं :-- 

१ कबीर जी के पद ३ कबीर जी की साखी 
२ कबीर जी की रमेनी ४ कबीर जी को कृत 


इन ग्रथों का लिपिकाल विक्रम संवत्‌ १६४६ दिया गया है और रचना- 

काल संवत्‌ १६०० | कबीर १६०० तक जीवित नहीं रहे यह निर्विवाद है। अ्रतः 

ये ग्रंथ उनके द्वारा नहीं लिखे जा सकते; उनके शिष्यों द्वारा 

ग्रोधपुर राज्य पुस्त- इनकी रचना कही जा सकती है | ये सभी ग्रंथ जोधपुर के 

कालय के मंथ.. राज्य-पुस्तकालय में सुरक्षित कहे गए हैं। मैंने जोधपुर के 

राज्य-पुस्तकालय से कबीर संबंधी सभी ग्रंथों की प्रति- 

लिपियाँ मंगवाई । वहाँ से मुके ८ हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त हुई' जो 
निम्नलिखित हैं:--- 


१ कबीर गोरष गुष्ट (पत्र संख्या ७ ) 
कबीर जी की मात्रा ( » १) 


र्‌ 

३ कबीर परिचय ( $» १३) 
४ कबीर रैदास सवाद (+» २) 
४ कबीर साखी ( 9 रे ) 
६ कबीर धम्माल ६ 9 80) 
७ कबीर पद ( $ रोड ) 
८: कबीर साखी (9 ७६ ) 


इन प्रतियों में खोज रिपोट द्वारा निर्दिष्ट कबीर जी कौ कृत? और “कबीर 
जी की रमैनी” नहीं हैं । “कबीर जी की साखी? और “कबीर जी के पद” अवश्य 
हैं | किंतु जोधपुर राज्य पुस्तकालय से प्राप्त हुए एक ग्रंथ को छोड़कर किसी 
भी अंथ म॑ लिपिकाल नहीं दिया गया है। केवल “कबीर गोरष गुष्टः का काल 
संवत १७६४ दिया गया है। श्रतः खोज रिपोर्ट का प्रमाण संदिग्ध और 
अविश्वसनीय हे । 

मेंने कबीर संबंधी अनेक हस्तलिखित ग्रंथ देखे हैं किंतु उनके शुद्ध रूप 
के संबंध में मुझे विश्वास कम हुआ है | इसके अनेक कारण हैं :-- 


१४ संत कबीर 


_. कबीर-पंथ के अनुयायी प्रमुखतः समाज की निम्नश्रेणी के होने 
प्रमेक हस्तलिखित + “रिय साहित्य और भाषा के शान सम सत्य कक 
ऊझपउय  होंगे। अतः हस्तलिपि-लेखन में उनसे बहुत सी भूले हो 

सकती हैं । 

.*. कबीर का काव्य अधिकतर मोखिक ही रहा। वह गुरु के मुख 
में अधिक प्रभावशाली है, पुस्तक में नहीं। अतः कबीरपंथ में पुस्तक का 
महत्त्व गुरु से अपेक्षाइत कम है | सदूगुरु का उपदेश कर्ण विभूषण' के रूप 
में स्वीकार किया जाना चाहिए, पुस्तक-पाठ से नहीं | इसलिए, पुस्तक-पाठ सदैव 
अप्रधान समझा गया है। जब गुरु का उपदेश प्रधान हो गया तब परंपरागत 
पाठ में परिवर्तन होने की आशंका यथेष्ट हो जाती है | प्रत्येक गुरु उस पाठ 
में अपनी स्मरणुशक्ति के अनुसार कम या अधिक परिवर्तन कर सकता है | फिर 
गुरु हो जाने पर तो अपनी ओर से घटाने श्रोर बढ़ाने का अधिकार भी वह रख 
सकता है। इस प्रकार प्रथम पाठ से यह उपदेश कितना दूर होगा, यह 
अनुमान किया जा सकता है । फिर युगों के प्रवाह में सिद्धांतों की रूप-रेखा 
में भी मिन्नता आ सकती है | नये सिद्धातों के बीच में पड़ कर कविता की दिशा 
दूसरी ही हो जाती है। 

<>* कबीर के सिद्धांत जनता में व्यापक रूप से प्रचलित ये | उनके विचार 
भिन्न-मित्र प्रांतों में भिन्न-मिन्न वर्ग के लोगों में प्रचारित होते रहे | अतः प्रांती- 
यता के दृष्टिकोश से अथवा अशिक्षित जनता के संपकक में आने से उनके पदों 
और साखियों में बहुत भिन्नता आ सकती है | कबीर ग्रंथावली का पंजाबीपन 
इस बात का प्रमाण हैे। भाषा और भावों को इस भिन्नता से बचाने के लिए 
कभी कोई संघ और संगीति की आयोजना नहीं हुईं | न कमी कोई ऐसा प्रयत् 
हुआ जिससे भिन्न-भिन्न प्रांतों में प्रचलित वाणी को एक रूप दे दिया जाता 
जैसा कि बौद्ध या जैन धर्मों में हुआ करता था। योग्य और मान्य आचायों 
के विचार-विनिमय अथवा परामर्श से जो काव्य में एकरूपता आती बंह 
पद्चित अ्रथवा भूले हुए सिद्धांतों को व्यवस्थित कर सकती अथवा भूले हुए सिद्धांतों को व्यवस्थित कर सकती | किंतु इस प्रकार के 
पयत्ष कबीरपंथ में कभी नहीं हुए। _ का 

६, हस्तलिखित ग्रंथों में जो पंक्तियाँ लिखी जाती हैं वे एक पूरी लकीर 
की लंबाई में कभी पूर्ण होती हैं, कभी अपूर्ण | यहाँ तक कि शब्द भी | तक कि शब्द भी हूट 
जाते हैं। प्रतिलिपि करने में ऐसे स्थलों पर अनेक भूलें हो जाती हैं | पंक्तियों 


अख्तावना 4 


में शब्द भी आपस में जुड़े रहते हैं ओर वे शब्द स्पष्टतः आँखों के सामने 
न रहने से कभी-कभी प्रतिलिपियों में छूट जाते हैं। ऐसे प्रतंग अनेक बार हस्त- 
लिखित प्रतियों में पाये जाते हैं | इस संबंध में कबीर ग्रंथावली से एक उदा- 
हरण दिया जा चुका है | एक पूरा शब्द जब पंक्ति के अंत में द्ू८ जाता है तब 
कभी-कभी उसे दूसरी पंक्ति में जोड़ने से भ्रांति हो जाती है। विराम चिन्हों के 
अभाव में यह कठिनाई और भी बढ़ जाती है | 

_.५. कहीं-कहीं अशुद्ध शब्द या चरण के नीचे बिंदु रखकर उसे 
छोड़ने का संकेत होता है या उस पर हरताल लगा दी जाती है किंतु प्रतिलिपि 
कार उस बिंदु को न समककर अथवा हरताल के हलके पड़ जाने से श्रशुद्ध 
शब्द या चरण की प्रतिलिपि कर ही लेता है। वह हाशिया में दिए हुए छोड़े _ 
गये शब्दों को पंक्तियों में जोड़ मी लेत है। 
पड़ जाती है। पृष्ठों के बजाय पत्रों पर ही संख्या लिखी जांती है| अतः एक - 
पत्र की संख्या मिट जाने पर दूसरा पन्न अपने संदर्भ की सूचना नहीं दे सकता 
जब तक कि उसमें कोई द्ूटा हुआ शब्द या चरण न हो | इस कठिनाई से वह 
पत्र ग्रंथ में कहाँ जोड़ा जाय यह एक प्रश्न हो जाता है। यदि दो-तीन पत्रों के 
संबंध में ऐसी कठिनाई हो गई तो सारा दस्तलिखित ग्रंथ ही क्रम-विहीन हो 
जाता है। उदाहरण के लिए. नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित कबीर 
ग्रंथावली में गोकल नाइक बीडुला मेरों मन लागौ तोहि २? (पद ५) के बाद 
“रब मैं पाइबो रे ब्रह्म गियान” (पद ६) है किंतु जोधपुर-राज्य पुस्तकालय की 
ध्य्रथ कबीर जी के पद” में पद ५ के बाद 'मन रे मन ही उलटि समाना? पद 
है जो कबीर ग्रंथावली में ८वाँ पद है | अनुमान होता है कि जिस मूल प्रति से 
जोधपुर-राज्य पुस्तकालय की प्रतिलिपि बनाई गई होगी उसका एक पत्र खो 
गया होगा । 

«७, कबीर के काव्य की प्रतियां स्वय कवि द्वारा अथवा किसी सस्था द्वारा 

न लिखी जाकर भिन्न-भिन्न स्थानों में तथा भिन्न-भिन्न युगों में की गई हैं। छुपाई 
के अभाव में प्रामाणिक प्रतियो की प्रतिलिपियों में भी अनेक अशुद्धियाँ आ 
जाती हैं | किसी प्रति की जितनी ही अधिक प्रतिलिपियाँ होंगी उसमें अरशुद्धियों 
का अनुपात उतना ही अधिक बढ़ता जावेगा। फिर बड़ी रचना होने के कारण 


एक ही प्रति की प्रतिलिपियों में अनेक व्यक्तियों का हाथ हो सकता है । वहाँ 


है| द्‌ संत कबीर 


भूलें और भी अधिक हो सकती हैं | समानता का अभाव तो हो ही जायगा | 
फिर यदि लिपिकार अहंभाव से युक्त होगा तो वह पाठ को अपनी ओर से शुद्ध 
शक्लंग। 

7“ ८ भाषा-विज्ञान के अनुसार अनेक पीढ़ियो मं उच्चारण-भेद हो जाना 
स्वाभोविक है। अत जब तके मूल प्रति या उसमें की गईं प्रामाशिक प्रति न 
मजे तब तक पाठ के संबंध में पूर्ण आश्वस्त होना अ्रत्यत कठिन है । 

_>< किसी रचना के भिन्न-भिन्न पाठों में ठीक पाठ चुनने का कार्य यदि 
किसी गुरु के द्वारा किया भी गया तो उसके चुनाव की उपयुक्तता भी सदिग्ध 
ही है। और यदि हम नम से भिन्न है तो फिर मूल पाठ आगे 
चलकर सर्दव के लिए हो लोप हो जाता है।.......ः 
“7 उ्त्ष प्रकार प्रतिलिपिकारों को अज्ञानता, समय का अत्याचार, गुरुओ 
की श्रहम्मन्यता, छपाई के अभाव में हस्तलेखन की कठिनाइयाँ, कविता के भिन्न- 
भिन्न प्रांतों में व्यापक और मौखिक प्रचार ने कबीर के काव्य को मूल से कितना 
विकृत किया होगा इसका अनुमान हम सरलता से कर सकते हैं | जब तक 
किसी प्राचीनतम प्रति का अन्य समकालीन प्रतियों से मिलान कर शुद्ध पाठ 
प्रस्तुत न किया जाय तब तक हम कबीर के शुद्ध पाठ के संबंध म॑ सतुष्ट नहीं 
हो सकते । 

उपयुक्त समीक्षा को दृष्टि में रखते हुए कबीर को रचना का प्रामाणिक 
पाठ प्राप्त करना कठिन है। मेरे सामने अधिक से अधिक विश्वसनीय पाठ श्री 
आदि गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञात होता है। श्री प्रथ साहब_ 


की ंकलन पाँचव गुरु श्री अजुनदेव ने सन्‌ १६०४ 
(धबेत्‌ १६६ ३ में किया था। सन्‌ १६०४ का यह पाठ 
भ्त्यंत प्रामाणिक है । इसका कारण यह है कि आदि श्री_ 
गुरु अंथ सिक्‍खों का धार्मिक अ्रथ है । यह ग्रंथ सिक्‍्खो द्वारा दिव स्वरूप! पूज्य 
धन के कारण अपने रूप में अछुएण है और इसके पाठ को स्पश करने का 
साहस किसी को नहीं हो सका । यहाँ तक कि एक-एक मात्रा को मंत्रशक्ति से 
युक्ध समक्कर उसे पूववत्‌ही लिखने और छापने का क्रम चला आया है। 
यह ग्रंथ गुरुमुखी लिपि में है । जब गुरुमुखी लिपि से यह देवनागरी लिपि में 
छापा गया तब शब्द के स्थान शब्द' रूप में हो इंसका रूपान्तर हुओ क्योंकि 


सिक्‍्ख धर्म के अनुयोगियों मे विश्वास है कि महान पुरुषों की तरफ से जो 
* पक 00८2२ 


अफकत नमी कई... आ॥े-क “8० + ३ न भाम++भकना, 
अल ्द व अल का अं 


श्री गुरु ग्रंथ साहब 
_---+ 





कब 


प्रस्तावना १ ७ 


अक्षरों के जोड़-तोड़ मत्र रूप दिव्य वाणी में हुआ करते हैं, उनके मिलाप में 


ड७..233७०)४३२२-७३७.हस>न ब्कत.. "तन इक 
वा] 


कोई अमोघ शक्ती होती है जिसको सर्वसाधारण हम लोग नहीं समझ सकते। 
परंत उनके पठन-पाठन में यथातथ्य उच्चारन से ही पूण सिद्धि प्राप्त हो सकती 
है | इसके सिवाय यह भी हे कि श्री गुरु ग्रथ साहिब जी के प्रतिशत ८० शब्द 
ऐसे हैं जो हिंदी पाठक ठीक-ठीक समक सकते हैं। इस विचार के अनुसार ही 
यह हिंदी बीड़ गुरमुखी लिखत अनुसार ही रखी गई है श्रर्थात्‌ केवल गुरमुखी 
अक्षरों के सथान हिंदी (देवनागरी) अक्षर हीं किये गये हैं |! (प्रकाशक की 


रा मा अल का अनन्‍म--मजौ. ध्यान के 2हज 2कन 





३... ल्‍>अपथाक, 


विनय पृष्ठ १, भाई मोहनसिंह वैद्य) |" इस प्रकार आदि श्री गुरु अंथ साहब जी 
का जो पाठ सन्‌ १६०४ में गुरु अजनदेव जी द्वारा प्रस्तत किया गया था, वह 
आज भी वर्तमान है। किर्सी पंडित द्वारा बह नहीं 'शोधा? गया | अतः इस 
पाठ को हम अधिक से अधिक प्रामाणिक पाठ मान सकते हैं। फिर गुरुमुखी 
जिसमें भ्री गुरु ग्रंथ साहब लिखा गया है, देवनागरी से श्रपेज्ञाइत कम प्रचलित 
हैं। अतः देवनागरी लिपि में प्रतिलिपिकारों से जितनी अशुद्धियों की संभावना 
हो सकती है उतनी गुरुमुखी लिपि की प्रतिलिपियों में नहीं। 
.. गुरुमुखी लिपि में लिखे जाने पर भी कबीर के काव्य को व्याकरण पूर्वी 
हिंदी का रूप हो लिए हुए है। उसमें स्थान-स्थान पर पंजाबी प्रभाव अवश्य 
दृष्यिगत होता है किंतु प्रधान रूप से उसमे हमें पूर्वी हिंदी (अवधी) व्याकरण 
के रूप ही मिलते हैं। संस्कृत से आए हुए संज्ञा-प्राति- 
पदिकों (88०॥॥5) के स्व॒रांत यद्यपि अवधी और पंजाबी में 
व्यंजनात हो गए हैं तथापि पंजाबी में जो संयुक्त व्यंजन 
द्वित्व हो जाते हैं, वे अवधी में नहीं हैं। उदाहरणाथ्थ संस्कृत 
का अग्नि? पंजाबी में अ्रग्ग या अग्गी हो गया है किंतु अवधी में आगी, अ्रगन 
या अगनि है। कबीर ने अ्रगनि ही का प्रयोग किया हे, अग्गी का नहीं। 
. अगनि भी जूठी पानी भी जूठा (बसंत ७) 
इस प्रकार अनेक संज्ञा शब्दों के रूप लिखे जा सकते हैं। पंजाबी में 
हम के लिए असां, तुम के लिए, तुसी या ठुसां और वे या उनके लिए ओज्ना 
है | कबीर ने अवधी के हम, ते, तुम, ते या तिन का ही प्रयोग किया है । 
काजी ते कबन कतेब बखानी (आसा ८) 


्ा जम्क 


व्याकरण 





१आदि श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी--मोहनसिद्द वैद्य तरनतारन (अमृतसर) १९२७ । 


>ने "ेकमकबतनीनलमनक+नकन+०... 334 कं; ५ +कक४3+ १५ अप कम नन 





न 


१६ संत कबीर 


ओसे घर हम बहुतु बसाए। (गठड़ी १३) 

तुम धन धनी उदार तिआ्रागी। (बिलावलु ७) 

तिन कउ क्रिपा भई है अपार (बिलावलु ७) 

मैं? का प्रयोग पजाबी ओर ब्रजभापा तथा अ्वधी म समान रूप से है 
किंतु यह में? वहीं प्रयुक्त होता. है जहाँ उसकी आवश्यकता सकरममक क्रियाओं 
के भूतकालीन इदंत के पहले होती है । प्रस्तुत “मै! सस्कृत 'मया! के करण- 
कारक के एक वचन का रूप है। सकमंक क्रियाओं के भृूतकालीन कृदत के 
अतिरिक्त अ्रन्य स्थलों पर बजभापषा में हो? का प्रयोग होता है। पंजाबी मे 
यह हों? हउ? के रूप में पाया जाता है। कबीर ने दो-एक स्थानों पर हउ” 
का प्रयोग अवश्य किया है । 

“हउ! पूतु तेरा तूं बापु मेरा (आसा ३) 

जहाँ वैसि हड भोजनु खाउ । (बसंतु ७) 
यह हउ' या तो ब्रजभाषा का प्रभाव है या पंजाबी का | 

कबीर ने अपने काव्य में अवधी ही के कारक चिह्न प्रयुक्त किए हैं । 
कर्ता का 'ऐ! चिह्न है (जो आकारात शब्दों में सकमंक भूतकाल की क्रिया के 
साथ आता है ।) 

भोगन हारे भोगिञ्रा इसु मूरति के मुख छारु | (आसा १४) 
कम कारक की विभक्ति कउ है | 

हम कृठ साथरु उन्‍्ह कउ खाट (गौंड ६) 
करण कारक की विभक्ति सिउ या सौ है | 

रे जन मनु माधउ सिड लाईश । (गउड़ी ६), 

जउ तुम अपने जन स्रो कामु (गठड़ी ४२), 
संग्रदान कारक की विभक्ति कउ! है 

कहु कबीर ताक॒उ पुनरपि जनम नहीं (गठड़ी ५३) 
अपादान कारक की विभक्ति ते है | 

प्रभ खंभ ते निकसे के बिसथार । (बसंतु २), 
संबंध कारक की विभक्ति के या कर है | 

दिल खलहल जाके जरद रु बानी (मैरठ १५) 

मूए, मरम को का कर जाना (गउड़ी ८), 
अधिकरण कारक की विभक्ति प्ैं या महि है। 


प्रस्तावना 3& 


माइआा महि जिसु रखे उदासु (मैरठ १), 

आगि लगाइ मदर मैं सोबहि (गठड़ी ४४) 

कहीं-कहीं खड़ी बोली और ब्रजभाषा की भी विभक्तियाँ हैं किंतु पंजाबी 
की न्‌ (कर्म) ने (करण) तों (अपादान) दा (संबंध) विच्च (अधिकरण) की 
विभक्तियाँ कही नहीं हैं| क्रियाओं के सबंध में कबीर ने बड़ी स्वतंत्रता ली है | 
कही खड़ी बोली, कही ब्रजभाषा और कहीं अवधी की क्रियाओं के रूप कबीर 
की कविता मे पाये जाते हैं। अवधी में स्वरात धातुएँ क्रिया-निर्माण में वा! 
ग्रहण करती हैं या! नहीं | कबीर ने अधिकतर वो! का प्रयोग ही किया है। 

अरु जे तहा कुसम रसु पावा। अकह कहा कहि का समझावा । (गझड़ी ७५४) 

वतंमान, भूत और भविष्यत्‌ काल के क्रिया रूप भी कंबिता में देखे जा सकते 
हैं | वतंमान काल में 

ना जानड बैकुठ है कहाँ | (मै० १६) 

कहा नर गरबसि थोरी बात (सारंग १) 

इस घर मह है सु तू ढूंढि खाहि । (बसंतु ८) रूप हैं | 

हमें गरबसि? के साथ साथ भरहि (रामकली ५), बजावहि (रामकली 
६), करहि (र[मकली ६) आदि रूप भी मिलते हैं। भूतकाल में अवधी के प्रायः 
सभी क्रिया रूप पाये जाते हैं। अनेक स्थानों पर मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष 
भेलसि! के स्थान पर 'मेलउ? का रूप मिलता है। (रामकली १) भविष्यत्‌ 
काल में हमें 'मरिबो! (गउठड़ी १२), चढ़िबो (गौड़ ६), जैबो, श्रेबों (धनासरी ४) 
आदि के रूप मिलते हैं :-- 

इंद्रलोक सिवलोकहि जैबो । ओछे तप करि बहुरि न अबो | 
कितु इसके साथ ही खड़ी बोली के भविष्यत्‌ काल के रूप भी कहीं-कही 
दीख पड़ते हैं :-- 

अत की बार लहैगी न आढ़े (आसा ३४) 

पंजाबी के ऐ, सी, होएगा आदि रूप नहीं मिलते । विस्तार भय से अनेक 
उदाहरण नहीं दिए जा सकते | इस विषय पर एक अलग ग्रंथ की आव- 
श्यकता है किंतु यहाँ यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि कबीर ने अवधी के 
क्रिया रूपों पर ही अपनी दृष्टि अधिक रक्‍्खी है । फिर भी कुछ पजाबी प्रभाव 
उनकी भाषा पर दृष्टिगत होते ही हैं : 

१, कबीर ने रागु गउड़ी में जो 'बावन अखरी? लिखी है उसमें प्रत्येक 


२० संत कबीर 


अक्षर का रूप गुरुमुखी वर्णमाला के व्यंजन के उच्चारण के अनुसार ही रक्खा 
गया है। उदाहरणार्थ हम 'क' ख! ४? 'घ! आदि को 'कका', खखा?, गगा', 
“धा के रूप में पाते हैं | गुरुमखी उच्चारण के अनुरूप होते हुए भी वर्णमाला 
देवनागरी ही की है क्योंकि गुरुमुखी में 'स” ओर ६? कवर्ग के पूर्व ही आते हैं । 
देवनागरी में वे अंतस्थ के बाद आते हैं | कबीर ने 'ल! और “” को अंतस्थ 
के बाद ही रक्खा है। एक बात ओर है | गुरुमुखी में ऊप्म में केवल एक ही 
धस? होता है| कबीर ने अपनी बावन अखरी” म॑ 'स” ख? 'स? पर भी अपने 
संकेत लिखे हैं | प्रथम 'स” का अभिप्राय 'श' से हे ओर 'ख! का अभिप्राय घ! 
से। इस प्रकार 'श?, ४”, 'सः तीनों प्रकार के ऊष्म वर्णो का समावेश बावन 
अखरी' में है जो देवनागरी वर्शमाला के अनुसार है। 


२. पंजाबी में धातु से भूतकालिक कृदंत आरा! अथवा इआ? लगा कर 
बनाए, जाते हैं। “? में अंतु.होने वाली धातुएँ आरा? से जुड़ कर भूतकालिक 
कृदंत बनती हैं और आउ' अथवा आहु' में अंत होनेवाली अत का “उ! 
छोड़ कर या? से जुड़ कर कृदत बनती हैं। ऐसे अनेक उदाहरण कबीर की 
रचना में पाये जाते हैं :-- 


जब हम एकु एकु करि जानिश्रा। तब लोगह काहे दुखु मानिआा 
(गठड़ी ३) 
अब मोहि जलत राम जल पाइआ । राम उदकि तनु जलत बुकाइआ | 
(गउड़ी १), 
गुर चरण लागि हम बिनवता पूछुत कह जीउ पाइआ (आसा १ ), 
जिह मरने सभु जगतु तरासिया | (गठड़ी २०) आदि। 
२. पंजाबी उच्चारण और शब्दावली का भी प्रयोग कुछ स्थलों पर 
हुआ है। “न! के स्थान पर “श? का प्रयोग देखिए, :-- 
इतु संगति नाही मरणा। हुकुम पछाणि ता खसमै मिलणा। (सिरी १) 
पजाबी के आ्राखणा! (कहना) का प्रयोग भी दो-चार स्थलों पर हुआ है:--- 
एस नो आखीओ किआ करे बिचारी |? (गउड़ी ५०) 
ओ्रोइ हरि के संत न आखीअहि बानारसि के ठग | (आसा २ )। 
किंतु ये सब प्रभाव कबीर की कविता पर गौण रूप से पड़े हैं उसी प्रकार 
जैसे कि खड़ी बोली और ब्रजभाषा के प्रभाव | प्रमुखतः कबीर की कविता पूर्वी 


भ्रस्तावना २१ 


हिंदी के रूप लिए हुए है और यह देख कर आश्चर्य होता है कि पंजाबी भाषा 
| की धम पुस्तक श्री आदि गुरु ग्रंथ साहब में कबीर को कविता 
संत कवीर का का पंजाबी संस्कार नहीं हुआ, वह अपने स्वाभाविक रूप में 
प्रस्तुत संस्करण बतमान है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु अंगद जी ने तत्का- 
लीन अधिक से अधिक प्रामाणिक पाठ संग्रह किया होगा और 
उसको उसी रूप में अपनी नवीन लिपि (जो लडा लिपि का परिष्करण कर श्री गुरु 
ग्रंथ साहब में नियोजित की थी) में लिख दिया। यही बात हमें नामदेव जी के 
पदों में मिलती है जो श्री गुरु अ्ंथ साहब में हैं | नामदेव की भाषा मराठी है 
और गुरु अ्ंथ साहब में नामदेव की वाणी मराठी रूप ही में सुरक्षित है | अत 
हम श्री गुरु ग्रथ साहब में आए. हुए. कबीर के कविता-पाठ को अधिक से अधिक 
प्रामाणिक मानते हैं | खेद की बात है कि अ्रभी तक हिंदी विद्वानों का ध्यान 
गुरु ग्रंथ साहब म॑ कबीर के काव्य की ओर आकर्षित नहीं हुआ । संभवतः 
कारण यह हो कि उक्त ग्रथ गुरुमुखी लिपि में है ओर उस लिपि से हिंदी भाषा- 
भाषियों का परिचय नहीं है | किंतु अ्रब तो श्री भाई मोहनसिंह वैद्य ने खालसा 
प्रचारक प्रेस तरनतारन (पजाब) से और सबब हिंद सिख मिशन ने अम्त प्रिटिंग 
प्रेस, अम्रतसर से देवनागरी लिपि में श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाशन किया 
है| नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित कबीर ग्रंथावली के परिशिष्ट में श्री 
श्यामसुंदरदास ने श्री गुरु अथ साहब में आए हुए कबीर के पदों को उद्धृत 
अवश्य किया है किंतु उसमें कुछ पद छूट गए हैं। भ्री गुरु अंथ साहब में 
कबीर की साखियो (सलोको) की संख्या २४३ है। कबीर ग्रथावली में केंबर्ल १६२ 
है। श्री गुरु अंथ साहब में कबीर की पद संख्या २२८ है, कबीर ग्रंथावली में 
केवल २२२ है। इस प्रकार कबीर ग्रंथावली में ३६ सा्खियाँ (सलोक) और ६ 
पद नही हैं जो श्री गुरु अंथ साहब में हैं | मैंने 'संत कबीर” का संपादन श्री गुरु 
ग्रंथ साहब के पाठ के अनुसार ही बड़ी सावधानी से किया है। इसमें कबीर का 
काव्य पाठ्य-माग और संख्या की दृष्टि से ठीक ठीक प्रस्तुत किया गया है | 
अतः कबीर की काव्य संबंधी सभी सामग्री को देखते हुए 'संत कबीर? के पाठ 
को अधिक से अधिक प्रामाणिक समभना चाहिए, | 
पंद्रहवीं शताब्दी में मध्यदेश एक नवीन युग की प्रतीक्षा कर रहा 
था। उसकी संस्कृति को एक आघात लगा था और उसके आदर्श खैंडहरो का 
रूप ले रहे थे । मुसलमान शासकों के बढ़ते हुए प्रभाव ने इस्लाम को जितनी 


२२ संत कबीर 


ग्रधिक शक्ति दी, उतनी ही अधिक व्यापकता भी | जनता के संपक म॑ यह 

गाय नया विश्वास दुनिवार रूपसे उसके जीवन के चारो ओर 

छा गया । हिंदू धर्म इस्लाम को अन्य विदेशी धर्मों की 

कबीर का परिचय जैति आत्मतात्‌ न कर सका क्योकि इस्लाम सत्ता के साथ 

उठा था और उसकी प्रवृति हिंदुओं के प्रति विरोधशील 

थी। हिंदू और मुसलमानों के र और मुसलमानों के संस्कारों की इस विपमता ने धामिक वातावरण 

में एक अशाति उत्पन्न कर दी थी | अ्रनेक हिंदू मुसलमान हो गए थे और 

ग्रनेक अपनी सत्य-निष्ठा में संत्रस्त थे । एक शरीर मे जैमे दो प्राण हो जिनमें 
निरंतर संघर्ष होता हो 20900७७४७७09७ 

इस्लाम अपने व्यावहारिक रूप में सरल हो, उसमे झ्राचार की कष्ट- 

साध्य परंपराए न हों, उसे राज्य-संरक्षण प्राप्त हो और उसे अंगीकार करने 


पर पदाधिकार का ऐश्वय प्रात्त हो, फिर भी जिसकी शिराओ में हिंदू दशन और 
शाह्न की सूक्तियों ने रक्त बन कर प्राण-संचार किया हो उसे इस्लाम का 


8 (५२६०-4५ बन १९५५७ ा2-3७8..30 ७७३३७ 
>बकन्क हज च ० 3334म ७३48 ....3.3ऋमोनरनन्ब नर 


गा] 





शासकों पर छाए हुए उलमाश्रों के प्रभाव ने-जो फीरोज़ और सिकंदर पर 
विशेष रूप से था--जिस धार्मिक असहिष्णुता को जन्म दिया था, वह 
पद-पद पर सांप्रदायिकता की आग लगा रही थी ? एक ओर तो 
राजनीति की निरकुशता भय और आतंक की सृष्टि करती, दूसरी ओर 
सूफियों की शारतिप्रिय ओर आध्यात्मिक दृष्टि हिंदू और मुसलमानों को अपनी 
और आकषित करते हुए उन्हें इस्लाम में श्रद्धा रखने के लिए प्रेरित करती 
थी। ऐसी स्थिति म॑ हिंद अ।र झुनलमानों मे किसी प्रकार का धार्मिक सम- 
भौता होना आवश्यक था | दोनों को एक ही देश मे निवास करना था । दोनो 
में से एक भी अपना अस्तित्व खोने के लिए तैयार न था। विग्रह की नीति से 
दोनों की उन्नति का माग बंद था| अतः एक धामिक समभोते के लिए परि 
स्थितियाँ उत्पन्न हुई और मध्यदेश में एक नवीन युग का निर्माण हुआ । 
उस युग का सूत्रपात करने म॑ संत केंबीर का प्रमुख हाथ था। 

ज्ञज्ञोग हिंद शात्रीय ज्ञान रखते थे उन्हें तो धर्म की वास्तविक 
पहिचान थी। वे कट्टरता से अपने धरम का समथन करते थे ओर प्राणों के भय 
से भी धर्म-परिवर्तन के लिए तैयार नथे किंतु जो लोग धर्म को केवल जीवनगत 
विश्वास के रूप में मानते थे, जिन्हें धर्म की गूढ़ बातों से परिचय नहीं था, 


प्रस्तांवना २६ 


जो सास्कृतिक आदशों का ज्ञान नहीं रखते थे उनके धर्म-परिवर्तन का प्रश्न 
विशेष महत्त्व नहीं रखता था | फिर पदाधिकार का प्रलॉभन 
एवं भोतिक जीवन का ऐश्वर्य उन्हें किसी भी धम की 
झ्रोर आकर्षित कर सकता था, चाहे वह धम इस्लाम हो 
अथवा अन्य कोई | ऐसी जनता को अपने धम पर हृढ 
रहने का बल केवल संत कबीर से ही प्राप्त हुआ । मुसलमानी संस्कृति में पोषित 
होकर भी उन्होंने ऐसे स्बंजनीन सिद्धातों का प्रचार किया जिनमें हिंदू धर्म को 
भी अपने स्थान पर स्थिर रहने की हृढ़ता प्राप्त हुई । हिंदू धरम के जाति-बंधन 
की यंत्रणा से मुक्ति दिलानेवाला संत मत? कबीर के द्वारा ही प्रवर्सित हुआ 
जिसमें भगवान की भक्ति के लिए जाति की निकृष्टता बाधक नहीं है। यह 
सत्य है कि रामानद ने उपासना-त्षेत्र में जाति-बंधन को शिथिल कर दिया था 
ओर अपने शिष्यो मं समाज के निम्न श्रेणी के भक्तों को भी स्थान दिया था 
किंतु वे इस सिद्धात को जनता में प्रचलित नहीं कर सके | तत्कालीन प्रभावों से 
अग्रभावित रहकर केवल हिंदू धर्म के साप्रदायिक तज्षेत्र मे किंचित्‌ स्वतंत्रता 
जनता को अधिक संतुष्ट नहीं कर सकी | काशी के धामिक और सांस्कृतिक 
मंडल में स्वयं रामानंद अधिक स्वतंत्र नहीं हो सके | फिर वे अपनी संकुचित 
स्वतंत्रता से जनता को युग-घ्म का स्पष्ट संदेश भी मुक्त-कंठ से नहीं दे सकते 
थे । जो व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व ही पंचगंगाघाट से स्नान कर लौट आता हो, 
इस भय से कि किसी को कलुष-दृष्टि कही उस पर न पड़ जाय, वह 'समभाव? 
के सिद्धांत को कहाँ तक व्यावहारिक रूप दे सकेगा, यह स्पष्ट है | दूसरी ओर 
कबीर ने तत्कालीन परिस्थितियों का बल एकत्र कर युग-धर्म को पहचान कर 
एक निर्भीक संप्रदाय की सृष्टि की जिसमें एकेश्वरवाद! और समत्त्व सिद्धात? 
की प्रमुख भावना थी | एक ईश्वर की दृष्टि में 'कीड़ी” और “कंजर? समान हैं 

ब्राह्मण ओर चाण्डाल में कोई भेद नहीं । दोनों मे एक ही ब्रह्म की ज्योति है 


जन ज+क "आयाम ऑक...2रआ४ननन, 


जिस प्रकार काली और सफेद गाय में एक ही रंग का दूध है। 

“7 हिंदुओं के समस्त धामिक साहित्य को रचना संस्कृत म॑ थी। फलतः 
धर्म-ग्रंथो का अध्ययन या तो ब्राह्मण पंडितों तक ही सीमित था अथवा ऐसे 
व्यक्तियों तक जो किसी भाँति चेष्टा कर विद्याध्ययन करने म॑ समथ हो सकते 
थे | साधारण जनता धर्म के शास्त्रीय ज्ञान से संपक रखने म॑ अपने को अयोग्य 


पाती थी। अतः धार्मिक सिद्धांतों को जनता के समीप तक उन्हीं की भाषा में 


कनीर का महत्त्व 


शे४ संत कबीर 

पहुँचाने का श्रेय कबीर को है । रामानंद की शक्ति का आश्रय लेकर कबीर ने 
साधारण भाषा के द्वारा अ्पने मारमिक सिद्धातों को अत्यंत स्पष्ट रूप में जनता 
के सामने रकखा । उस समय भाषा बन रही थी । मध्यदेश की भाषा भें उस 
समय साहित्य की रचना नहीं के बराबर थी । अमीर ख़सरो की पहेलियाँ जीवन 
के किसी गंभीर तथ्य का निरूपण नहीं कर सकी थी, उनम केवल मनोरंजन 
और कोतूहल था | नाथ संप्रदाय की रचनाओं में भी भाषा का माध्यम लिया 
गया किंतु वे समस्त रचनाए प्रश्नोत्तर के रूप म॑ होकर केवल सिद्धांतोक्तियाँ 
ही बन कर रह गई । यदि कहीं वणन भी है तो वह उपासना पद्धति के नीरस 
विशिष्ट रूपकों में | कबीर ने सब से पहले भांपां म॑ं जीवन की जटिल समस्याओं 
को सुलभाया और धर्म और दर्शन के ऐसे सिद्धात निरूपित किए जो सरलता 
' से जनता द्वारा हृदयंगम किए. जा सकते थे | यह मानने में कोई आपत्ति 
नहीं हो सकती कि नाथपंथ की बिचार-शैली और रूपक-रहस्य का प्रभाव 
कबीर पर विशेष रूप से पड़ा है। उन्होने सिद्धात और वाक्य भी नाथपंथ से 
प्रा्त किये हैं किठ कबीर नाथपंथ के आदशों तक ही नहीं रुक गए। उन्होंने 
नाथपंथ से प्राप्त की गई सामग्री को अधिक व्यावहारिक और जन-सुलभ बनाने 
की चेश की । जीवन के श्रंग-प्रत्यंग की समीक्षा कर उन्होंने धर्म और जीवन 
को इतना सरल और सुगम साधना-संपन्न बनाया कि वह प्राणों में निवास कर ने 
योग्य बन गया | यह प्रचार उन्हें जनता के बीच करना था। अत: स्पष्ट ओर 
शक्ति-संपन्न शैली ही इस उद्देश्य के उपयुक्त थी | जो कबीर के काव्य की तुलना 
तुलसी के काव्य से करना चाहते हैं उन्हें तत्कालीन भाषा और जनता की 
मनोदत्ति नहीं भूल जानी चाहिए। कबीर को साहित्यिक भाषा का शिलान्यास 
करना था और अव्येबस्थित धार्मिक विषमता के प्रथम आधात को सोकते का 
प्राचीर खड़ा करनों थों। काव्य के अ्रंगों का सुकुमार सॉदय जनता के जज- 


रित विश्वातो को आग आकर्षित न कर सकता था। प्रेम और आाख्यानक ; काव्य की 







प्रशस्त परपरा ने तुलसी को शनेक कठिनाइयाँ हल कर दी थीं और वे अपने 
आदर्शों और घटना-सूत्रों' को अधिक काव्य-सौंदर्य और प्रतिभा-पठों से सुस- 


ज्जित कर ल्‍ अपनी प्रखर भाषा ओर तीखी भाव-व्यंजना से 
जिस काव्य का खुजन किया वह साहित्यिक मर्यादा का अतिक्रमण भले ही कर 
गया हो कित उस्तक ज्ञरा र साहित्य और धरम में युगांतर अवश्य आया | हिंदुओं 

के बीच की सांप्रदायिक सीमा तोड़ कर उन्हें एक ही भाव- 


प्रस्तावना ्ए 


धारा में बहा ले जाने का अपूर्व बल कबीर के काव्य में श्र |/और यह बल 
जनता के बीच बोली और समझी जाने वाली रूखी और अपरिष्कृत भाषा के 
ऊपर अवलंबित था जिसमें धार्मिक पाखंडो और अंधविश्वासों को तोड़ने का 
विद्य त-वेग था । जहाँ भारतीय समाज में हिंदू और मुसलमानों की बीच बंघुत्व 
भाव का अंकुर उत्पन्न करना कबीर का अभिप्राय था वहाँ व्यक्तिगत साधना 
की पुर्नीत अनुभूति भी उनका लक्ष्य था। अपने स्वाधीन और निर्भीक ब्िचारो 
से उन्होंने सुधार के नवीन मार्ग की ओर संकेत किया | उनकी समहदृष्टि ने ही 
उन्हें सवंजनीन और सावंभौमिक बना दिया।। 

कबीर के इस काव्य में जो जीवन संबंधी सिद्धात हैं उनका आधार 
शासत्रीय ग्रथ नहीं हैं। उन्होंने इन सिद्धांतों को अनुभूत अथवा दैनिक जीवन 
में प्रतिदिन घटित होने वाली परिस्थितियों के प्रकाश में ही लिखा है। उनके 
तक दर्शन-सम्मत न हों किंतु वे सहज ज्ञान से ओत-प्रोत हैं । नग्न घूमने से 
यदि योग मिलता तो वन के सभी मूंग मुक्त हो जाते ।* सिर का मुंडन कराने . 
से यदि सिद्धि पाई जा सकती तो मुक्ति की ओर भेड़ क्‍यों न चली गई १९ इस 
प्रकार के तक पंडित ओर शारस्त्रियों द्वारा मान्य नहीं हो सकते तथापि जनता 
के हृदय में सत्य ओर विश्वास की अमिट रेखा खींच सकते हैं क्योकि इस 
प्रकार के तक उनके अनुभव से दूर नहीं हैं। इसीलिए जहाँ शास्त्रियों और 
समाज के उच्च वर्ग के व्यक्तियों में कबीर के सिद्धांतों के लिए आदर नहीं है, 
बढ साधारण जनता उस लेक मिड का गंगा दे साधारण जनता समस्त श्रद्धा-संपत्ति से उन सिद्धांतों का गीत गाती है । 
कबीर ने इन्हीं अनुभूत सिद्धांतों ओर जीवन की वास्तविकताओं द्वारा अपने 
काव्य को भ्री-संपन्न किया है। पुस्तक-जश्ञान की अ्रपेज्षा वे अनुभव-ज्ञान को 
अधिक महत्त्व देते है। न का जे पता से तो अहंकार का विष उत्पन्न होता है 
किंतु जीवन के सहज ज्ञान से संतोष और विश्वास का मधुर रस मन में संच् में संच- 


रित होने लगता है। 





१ लगन फिरत जो पाइश्नै जोगु । 
बन का मिरणु मुकति सभु होगु ॥ 
रागु गडड़ी ४ 
२ मू'ड मुंडाए जो सिधि पाई । 
मुकती भेड न गईश्ना काई ॥ वही । 


| है सल फभीर 


भारतीय जनश्रतियों में संतों ओर महात्माओं की जीवन-तिथियों को 

कभी महत्त्व नहीं दिया गया | अंधविश्वास और अज्ञान से भरी हुई कहानियाँ 
श्रद्धा ओर अलोकिक चत्मकार पर आस्था रखने की 

कबीर की... प्रवृत्तियाँ हम अपने सतो और कवियों को ऐनिहासिक 
देतिहासिक स्थिति स्थिति का निर्शय करने की ओर उत्साहित नहीं करतीं। 
“ जिन कवियों ने देश ओर जाति के दृष्टिकोण को बदलकर 
उसकी उन्नति का मांग प्रशस्त किया है और हमार लिए साहित्य की अमर 
निधि छोड़ी है, उनका जन्म-काल और जीवन का ऐतिहासिक दृष्टिकोण 
विस्मृति फे अंधकार मे छुपा हुआ है| कबीर की जन्म-निथि भी हमारे सामने 

प्रामाणिक रूप में नहीं है । 

कबीर-पंथ के ग्रंथों मं कबीर के जीवन के संबंध भ॑ जितने अबतरण 

या संकेत मिलते हैं, उनमें जन्म-तिथि का उल्लेख नहीं है | अ्रंथों म तो कबीर 
को सत्पुरुष का प्रतिरूप मानते हुए, उन्हे सब युगों में बत॑- 
.. मान फहा गया है। अंथ भवतारण' मे कबीर के बचनों 
कंबीर-पंथी अंथ क्न उल्लेख इस भाँति किया गया ई कि 'मैंने युग-युग में 
अबतार धारण किये हैं ओर प्रकट रूप से मे संसार मे 
निरंतर बतमान हूँ | सतयुग म॑ मेरा नाम सत सुकृत था, त्रेता मे मुनींद्र, द्वापर 
में करनाम और कलियुग में कबीर हुआ । इस प्रकार चारो युगो में भर चार 
नाम हैं और में इन युगों मे माया रहित होकर निवास करता हूँ |?! इस दृष्टि- 
कौण में ऐतिहासिक रूप से जन्म-तिथि के लिए कोई स्थान ही नहीं है | अन्य स्थलों 
पर कबीर को चित्रगुप्त और गोरखनाथ से वार्तालाप करते हुए लिखा गया है | 
अमरसिंहबोध! से कबीर और चित्ञगुस में संवाद हुआ है जिसमें चित्रगुप्त ने 








)जुगन जुगन लीन्हा अवतारा, रहो निरंतर प्रगठ पसारा । १३७ 
सतयुग सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम सुनेन्द्हि मेरा। 

दवोपर मे करुनाम कहाये, कलियुग नाम कबीर रखाये । श्श्द 
चारों युग के चारों नाऊँ, माया रहित रहे तिहि ठाऊँ। 

सो जाघा पहुँचे नहि कोई, सुर नर नाग रहै मुख गोई । १३९ 


“-+अंथ भंत्रतारण । (धमंदास लिखित) पृष्ठ ३१, १२, 
सरस्वती विल्ास श्रेस, नरसिदृपुर, सन १९०८ 


प्रस्ताचना २७ 


कबीर द्वारा दी हुई राजा अमरसिंह की पवित्रता देखकर अपनी हार स्वीकार 
की है |।' कबीर गोरष गुष्ट” में गोरख और कबीर में तत्त्व-सिद्धांत पर प्रश्नोत्तर 
हुए. हैं और कबीर ने गोरख को उपदेश दिया है।* यह स्पष्ट है कि चित्रगुप् 
देवरूप मान्य है और गोरखनाथ का आविभोव-काल कबीर की जन्म-तिथि से 
बहुत पहले है क्योंकि कबीर ने अपनी रचनाओं में नाथ आचारयों को अनेक 
बार स्मरण किया है |३ संत कबीर के चारों ओर जो आध्यात्मिक प्रकाश- 
मंडल खिंच रहा है, वह कबीर को एक मात्र पुरुष के रूप में प्रदर्शित 
करना चाहता है। उसमें वास्तविक जन्म-तिथि खोजने को प्रेरणा भी नहीं है। 
._ क्बीर-पंथी साहित्य में एक ग्रंथ कबीर चरित्र बोध! * अवश्य है 
जिसमें कबीर की जन्म-तिथि का निर्देश है। “संबत्‌ चौदह सौ पचपन विक्रमी 
जेष्ठ सुदी पूरणिमा सोमवार के दिन सत्य पुरुष का तेज काशी के लददर तालाब 
ने उत्त। उस उसने उस और अकारा । 24072 की; 
कबीर-चरित्न बाय के अनुसार कबीर का आविर्भाव काल सवत्‌ १४४५४ (सन्‌ 
१३६८) है। सभवतः इसी प्रमाण के आधार पर कबीर-पंथियों भें कबीर के 
जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है;-- 





"साहेब गुप्त से कहे समुझाई | इनकू लोहा करो रे भाई । 
लोहा से जो कंचन कियेऊ | यहि विधि हृसा निरमल भयऊ | 
इतनी ध्ुत्ति यम भये अबधीना । फेर न तिनसे बोलन कीना ॥ 

अमरसिद बोध (श्री युगलानंद द्वारा सशोधित) पृष्ठ १० 
श्रीवेजटेशवर प्रेस, बंबई, सवत्‌ १९६४ 

श्गोरष तेरी गमि नही || सकर धरे न धीर । 

तहों जलाहा बंदगी ॥ ठाढ़ा दास कबीर ॥ ३ 
कबीर गोरष गुष्ट, हस्तलिपि संबत १७९५, पृष्ठ ५ 
(जीधपुर राज्य-पुस्तकालय) 
3छ्ित्र जती माशआ के बंदा । 
नवै नाथ सूरज अरू चदा ॥ 
यही ग्रंथ, पृष्ठ २२० 
डक्षबीर चरित्र बोध (बोधसागर, स्वामी युगलानंद द्वारा संशोधित) एप्ठ ६ 
श्रीवेइडटेश्वर प्रेस, बंबई, संवत्‌ १९६३ 


श्घ संत कबीर 


चौद॒ह सो पचपन साल गए, चन्द्रवार एक ठाट ठए्‌। 
जेड सुदी बरसायत को, प्रनमासी प्रगद भणए। 
इस प्रकार कबीर का जन्म सबत्‌ १४५४ में जेष्ठ पूर्णिमा चंद्रवार को 
कहा गया है | किंतु कबीर चरित्र बोध! की प्रामाणिकता के संबंध मे कुछ 
कहा नहीं जा सकता और कबीर-पंथियों में प्रचलित जनश्र॒ति केवल विश्वास 
की भावना है, इतिहास का तकसम्मत सत्य नहीं । 
प्रामाणिकता के दष्टिकोश से कबीर का. सवप्रथम उल्लेख संवत्‌ १६४२ 
(सन्‌ १४८५) में नाभादास लिखित भक्तमाल में मिलता है | 
उसम॑ कबीर के संबंध में एक छुप्पय लिखा गया है! :; 
कबौर कानि राखी नहीं, वर्णाश्रम षट दरसनी ॥ 
भक्ति विमुख जो धरम ताहि अधरम करि गायो। 
जोग जग्य ब्रत दान भजन बिनु तुच्छु दिखायो ॥ 
हिन्दू तुरक प्रमान रमेनी सबदी साखी। 
पच्छुपात नहिं बचन सबहि के हित की भाखी ॥ 
आरूढ़ दसा हे जगत पर, मुख देखी नाहिंन भनीं । 
कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्रम पट दरसनी ॥ 
इस छुप्पय में कबीर के जीवन-काल का कोई निदेश नहीं है, कबीर के 
धामिक आदरशं, समाज के प्रति उनका पक्षुपात-रहित स्पष्ट दष्तिकोण और 
उनकी कथन-शैली पर ही प्रकाश डाला गया है। इतना अवश्य कहा जा 
सकता है कि उनका आविर्भाव-काल ग्रंथ के रचना-काल सवत्‌ १६४२ (सन्‌ 
१५८५) के पूर्व ही होगा | भरी रामानंद पर लिखें गए. छुप्पय* से यह भी 


सक्तमाल 


 भक्तमाल (नाभादास), एष्ठ ४६१-४६२ 

हश्रीरामानंद रघनाथ ज्यों दुतिय सेतु जगतरन कियो । 
अनतानेंद कंत्रीर सुखों सुरसुरा पेझ्मावति नरहरि ' 
पौषा भावानेद; रैदास धना सेन सुरसर की घरहरिं । 
ओऔरो शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उज्ञागर। 
विज्ल मंगल आधार सर्वानंद दशधा के आगर ॥ 
बहुत काल वषु धारि के, प्र्नत जनत को पार दियौ। 


श्षीरामानंद र॒घुनाअ ज्यों दुतिय सेतु जगतरन कियौ ॥ (मक्तमाल,बछप्पय ३१) 


प्रस्तावना रे है 


स्पष्ट होता है कि कबीर रामानंद के शिष्य थे। यही एक महत्त्वपूर्ण बांत 
भक्तमाल से ज्ञात होती है। 
अबुलफ़्ज़ल अल्लामी का आईन-ए-अकबरी”' दूसरा अंथ है जिसमें 
कबीर का उल्लेख किया गया है । यह ग्रंथ अकबर महान्‌ के राजत्त्व-काल के 
४२वें वर्ष सन्‌ १५४६८ (संवत्‌ १६४५) म॑ लिखा गया था। 
इसमें कबीर का परिचय 'मुबाहिद! कह कर दिया गया है । 
इस ग्रथ भे कबीर का उल्लेख दो बार किया गया है। 
प्रथम बार प्रृष्ठ १२६ पर, द्वितीय बार प्रष्ठ १७१ पर पृष्ठ 
१२६ पर पुरुषोत्तम (पुरी) का वर्णन करते हुए लेखक का कथन है? :--- 
_5कोई कहते हैं कि कबीर मुवाहिद यहाँ विश्राम करते हैं और आज तक उनके 
काव्य और हत्यों के संबंध में अनेक विश्वस्त जनश्रुतियाँ कही जाती हैं। वे 
हिंदू और मुसलमान दोनों के द्वारा अपने उदार सिद्धांतों और ज्योतित जीवन 
के कारण पूज्य थे और जब उनकी मृत्यु हुई, तब ब्राह्मण उनके शरीर को 
जलाना चाहते थे और मुसलमान गाड़ना चाहते थे |” प्रृष्ठ १७१ पर लेखक 
पुनः कबीर का निर्देश करता है :-“कोई कहते हैं कि रत्तनपुर (सूब्रा अवध) 
में कबीर की समाधि है जो ब्रक्मक्य का मंडन करते थे। आध्यात्मिक दृष्टि 


आईन-ए-अकबरी 





१आआईन-ए-अकबरी (अबुलफज़ल अल्लामी) कनेल एच० ०स० जेरेट द्वारा अन- 
दित । भाग २, कलकत्ता, सन्‌ १८९१ 


२०७8०॥० ब्वीए। ॥480 रिभ्वोणाए +ैपिोततं ॥९0]00९8 ॥ ९7९ ॥00 ॥॥8॥3 
भप0900 00098 8४8 706 702870982 ॥8 88ए॥॥88 कप 000॥ 28 ॥0 (08 
08४. निं8 छ़8 787670त ॥छए ४०४ सतत शाते पोकशाओक्‍तैक्षा (07 ॥8 ५8॥॥0- 
]0369 0 00९0व86 क्षाते 6 ॥प्र्गभांतद्ा00 0 ॥8 एाओ0, छ0त0 छ9॥3 ॥8 (80 
9 बीए जाशीहतें $0 )प0 ३ 00ए ॥७व. ैक्षातएवतै॥8 0 पाए कं 

/५॥--.५ | ६७७॥7 ]१828 429. 

38078 848ए #096 86 सिब॥&0 [0॥ (5िप्रग) ० 00५) |8 ॥06 4090 

ए807 08 88880 0 ४86 पाए ० 00त9.. 7१6 एुणगै॥8 ० 00 ातए॥। 
(80श॥णशाई ज66 फड्ादीए 0906९ 00 काश क्ापे 0. 4807९ ९ 06 ८7४/४ 
१6568 0! क्ांक एज परीत6, 7रंपा070008 ए6०7888 7 ४9७ ितते। 8४७ ४५889 
876 80]] ०६8०६ 0 मांगा ९0परक्षाओंप8 एरगए07क् ५ ॥900208] ६एप8, 

[0[0, (७26 474. 


३० संत कबीर 


का द्वार उनके सामने अंशतः खुला था और उन्होंने अपने समय के सिद्धांतों 
का भी प्रतिकार कर दिया था । हिंदी भाषा में धामिक सत्यो से परिपूर्ण उनके 
अनेक पद श्राज भी वर्तमान हैं ।” 
आ्राईन-ए-अकबरी की रचना-तिथि (सन १५६८) में ही महाराष्ट्र संत 
तुकाराम का जन्म हुआ | तुकाराम ने अपने गाथा-अभमग ३२४१ म॑ कबीर 
का निदेश किया है :--“गोरा कुम्हार, रविदास चमार, कबीर सुसलमान 
सेना नाई, कन्होपात्रा वेश्या.. चोखामेला अ्रक्भृत, जनाबाई कुमारी अपनी 
भक्ति के कारण इश्वर मे लीने हो गए हैं | 77775 
“--यक्तु आईन-ए-अकबरी और संत तुकाराम के निर्देशों से भी कबीर के 
झाविभांव-काल का संकेत नहीं मिलता | यह अवश्य कहा जा सकता है कि 
कबीर की जन्म-तिथि संवत्‌ १६५५ (सन्‌१५६८) के पूर्व ही होगी जैसा कि हम 
भक्तमाल पर विचार करते हुए कह चुके हैं । 
विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी के उत्तराध में हमें एक और ग्रंथ 
मिलता है जिसमें कबीर के जीवन का विस्तृत विवरण है | बह है श्री अनत- 
दास लिखित 'श्री कबीर साहिब जी की परचई” | अनंतदास 
कबीर साहिब जी_का आविर्भाव संत रेदास के बाद हुआ ओर उनका काल 
की परछई पंद्रहवीं शताब्दी का उत्तराध माना गया है।" “हस्त- 
लिखित हिंदी पुस्तकों का संत्नित विवरण? में प्रृष्ठ ८७ पर 
१२८ नं० की हस्तलिखित प्रति का समय सन्‌ १६०० (संवत्‌ १६५७) दिया गया 
है। इस प्रति के दो भाग हैं जिनमे पीपा और रैदास की जीवन परचियाँ 
दी गई हैं| कबीर की जीवन-परची का उल्लेख नहीं है | जब अ्नतदास ने पीपा 
आर रैदास की जीवन की परचियों के साथ कबीर की जीवन परची भी लिखी 
तब उसका समय भी सन्‌ १६०० के आसपास ही होना चाहिए, यद्यपि इस 
कथन के लिए हम कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकते | श्रनंतदास लिखित जो 
“श्री कबीर साहिब जी की परचई” की हस्तलिखित प्रति मेरे पास है, उसका 
लेखन काल संवत्‌ १८४२ (सन्‌ १७८५) है । यह हस्तलिखित प्रति 'बाणी 
हजार नो के गुटिकां का भाग मात्र है* और किसी अन्य प्राचीन प्रति की 





*ल्ोज रिपोट १९०९-११ 
“इती श्री सरब गोटिको संपूरण ॥ बांयी हजार नौ |९०००॥ संपूरण भवेत्‌ 


प्रस्तावना ३१ 


नकल है। इस अंथ में यद्यपि कबीर के जीवन की तिथि नहीं है तथापि उनके 
जीवन की कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख अवश्य है :-- 
. वे जुलाहे थे और काशी में निवास करते थे ।* 
५₹., वे गुरु रामानंद के शिष्य थे ।* 
«४4. बघेल राजा वीरसिंह देव कबीर के समकालीन थे ।३ 
«“£. सिकंदर शाह का काशी में आगमन हुआ था और उन्होंने कबीर 
पर अत्याचार किए थे |४ 
४५. कबीर ने १२० वर्ष की आयु पाई ।"५ 
तिथियों को छोड़कर जिन महत्त्वपूर्ण बातों का उल्लेख इस 'परची' 
किया गया है, उनसे कबीर के जीवन-काल के निर्ंय में बहुत सहायता 
मिलेगी । 
संवत्‌ १६६१ (सन्‌ १६०४) में सिख धम के पाँचवें गुरु श्री अजनदेव 
जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया |* इसमें कबीर के राग और 


24+43-8.--.-.३१९००-६परनममाााान, 


बिक] 





॥ संवत्‌ ॥१८४२॥ बियाला की मीती । पोस सुद सूकल पे ॥तिथ्यौनांम पंचमी। ५ बार 
मंगलवार ॥ के दिन सुभ भवेत्‌ ॥ लिपते चर नग्न कोलीया मध्ये | लिषतं च साथ बिह्दास।॥ 
स्वामी जी श्री श्री श्री श्री श्री अमरदास जी ॥ कौ सिप ॥ स्वांमीजी श्रीश्रीश्रीश्रीश्रीश्रीश्री 
श्रीत्रीत्रीत्रीत्री तीश्रीत्री श्रीत्रीक्षी श्री क्री भरी त्री त्र_ क्षीक्षक्‍श्रक्‍्षे्ष्षक्ी_क्क्‍त्रक्‍म्री झजी_॥। १०८ ॥ 
सेवादास जी को पोता सिष ॥ 
"कासी बसे जुलाहा ऐक | हरि भगतिन की पकडी टेक ॥ 
*नुमल भगति कबीर को चीही | परदा पोल्या दछूया दीन्ही ॥ 
भाग बड़े रामांनंद गुरु पाया। जां मन मरन का भरम गमाया॥ 
उबरसधिवदे बाघेलोी राजा । कबीर कारनि षोई लाजा || 
डस्थाह सिकंदर कासी आया । काजी सुलां कै मनि भाया ||... ... 
कहै सिक दर श्रेसी बाता । हूँ तोहि देष दोजिय जाता ।... ... 
गाफल संक न मांने मोरी । अब देषु' साची करामाति तोरी । 
बांध्यो पग मेल्द्यों जंजीरू। ले बोरथो गंगा के नीरू ॥ ... 
"बालपनो धोषा मे गयौ। बीस बरस तै चेत न भयौ ॥ 
बरस सऊ लग कीनी भगती । ता पीछे पाई है मुक्ती ॥ 
इक्बीर-- हिज़ बायोग्रेफी (डा० मोहनसिंह) 


३२ 


संत्त कबौर 


'सलोकुः का संग्रह अवश्य है किंतु उनके अ्रविर्भाव काल के 


आर गुरू भंथ साहब सबंध में किसी पद में भी संकेत नहीं है । अनेक स्थलो पर 
““++““स्वंत की पंक्ति में हम कबीर का उल्लेख अवश्य मिलता है। 


ऑर्नाफि 


न्फ् 


शप्ण 


छः 


ः् 


कि 


५ 


१ 


, नाम छीवा कबीरु जुलाहा पूरे गरते गति पाहदी | (नानक 


सिरी रागु) 


, नामा मैदेड कबीरु त्रिलोचनु अड जाति रबिदासु चमिआरु 


चलइीआ ।* (नानक, रागु बिलावलु) 


, बुनना तनना तिआगि के प्रीति चरन कबीरा । 


नीच कुज्ा जोलाहरा भइओ गुनीय गहीरा ॥* (भगत घधंनेज़ी, 
रागु आसा) 


, नामदेव कबीरु तिलोचनु सधना सेनु तरे । 


कहि रबिदासु सुनहु रे संतहु हरिजीउ ते सभे सरे ॥* (संगत 
रविदास जी, रागु मारू) 


. हरि के नाम कबीर उजागर । जनम जनम के काटे कागर ।४ (भगत 


रविदास जी, रागु आसा) 


, जाके ईदि बकरीदि कुल गऊ रे बधु करहि 


मानीअहि सेख सहीद पौरा । 
जाके बाप वैसी करी पूत अ्रेसी सरी, 
तिहू रे लोक प्रसिध कबीरा ॥ ९ (भगत रविदास जी, राग मज़ार) 


. गुण गावे रविद्यासु भगतु जैदेव त्रिलोचन । 


नासा भगतु कबीरु सदा गावहि सम कोचन ॥* 
(सवईए महले पहले के) 


आदि श्री युर मंथ साहब जी, पृष्ठ ३६_ 


श्बह्दी पृष्ठ ४५१ 


६. 


ड 
५ 
दे 

हि 


9 ४० २६४ 
9 आठ ५९८ 
99 5 २६४ 
9 59 ६५९८ 
3 5 फैडक 


मरस्तावना न] 


इस ग्रंथ में हमें कबीर के निदेश के साथ उनकी समकालीन किसी भ्री 
घटना का विषरण नहीं मिलता । नानक के उद्धरण में यह अवश्य संकेंत है कि 
कबीर ने 'पुरे गुर” से गति पाई? थी। पूरे गुर” से क्‍या हम श्री रामानंद का 
संकेत पा सकते हैं ! डा० मोहनसिंह ने पुरे गुरः से “ब्रह्म! का अर्थ लगाया 
है' | यह अथ चिंत्य भी हो सकता है। 

संवत्‌ १७०२ (सन्‌ १६५४५) में प्रियादास द्वारा लिखी गई नाभादास 
के भक्तमाल की टीका में कबीर का जीवन-बृत्त विस्तारपूषंक दिया गया है | 
इस टीका से यह स्पष्ट होता है कि कबीर सिकंदर लोदी के 
समकालीन थे ।* और सिकंदर लोदी ने कबीर के स्वतंत्र 
ओर अथार्मिक' बिचार सुनकर उन पर मनमाने अत्याचार 
किए । इस टीका में भक्तमाल की इस बात का भी समर्थन 
किया गया है कि कबीर रामानंद के शिष्य थे और यह समर्थन कबीर के 
जीवन का विवरण देते हुए कबीर संबंधी छुप्पय की व्याख्या में दिया गया है । 
सत्रहवीं शताब्दी के उचराध में दब्रिस्तान का लेखक मोहसिन फ़ानी (मृत्यु 
हिजरी १०८१; सन्‌ १६७०) भी कबौर को रामानंद का शिष्य बतलाते हुए 
लिखता है :---“जन्म से जुलादे कबीर, जो ब्रह्मक्य में विश्वास रखने वाले हिंदुओं 
में मान्य ये, एक बैरागी ये। कहते 


भक्तमाल को वीका 
'२पााअाभावदूरर०४+#्नकाा 04००० ३७ कब अबकआा9००म 9७ #मम माइक 


कहते हैं कि जब कबीर आध्यात्मिक पथ-प्रदर्शक 
की खोज में थे, वे अच्छे अच्छे हिंदू और मुसलमानों के पास गए. किंतु 
उन्हें कोई इच्छित व्यक्ति नहीं मिला। अंत में किसी ने उन्हें प्रतिभाशील 
वृद्ध ब्राह्मण रामानंद की सेवा में जाने का निदेश किया ।” 
उप्क्त ग्रंथों से कबीर के जीवन की दो विशेष घटनाओं का पता 
हमें लगता है कि (१) वे रामानंद के शिष्य थे और (२) वे सिकंदर लोदी के 
समकालीन थे | यदि हम इन दोनों घटनाओं का समय निर्धारित कर सके 
तो हमे कबीर का आविर्भाव-काल ज्ञात हो सकेगा। यह संभव हो सकता है 
कि प्रियादास की टीका और मोहसिन फ़ानी का द्स्तान जो सन्नह्वीं 


१8ए 0॥6 707क्‍60 ए/॥ 8 766 (४00, ॥6 4,070, 
ए७७॥--एी9 80279]009, 9889 28 
रदेखि कै प्रभाव फेरि उपज्यो अभाव द्विन आयो पातसाद सो सिकंदर 
सुनांव है। भक्तमाल, १४ ४६६ 
है. 


६] संत कबीर 


शताब्दी की रचनाएँ हैं और कबीर के प्रथम निर्देश करने वाले ग्रथों के 
बहुत बाद लिखी गई थीं, जनश्रुतियों से प्रभावित हो गई हों और सत्य से 
दूर हों। किन्तु समय निर्धारण की सुविधा के लिए अभी हमें उपयुक्त दोनो 
घटनाओं को स्मरण रखना चाहिए । 

सब से प्रथम हमें यह देखना चाहिए कि कबीर ने क्या अपनी रचनाओं भ 
इन दोनों घटनाओं का उल्लेख किया है ! प्रस्तुत ग्रंथ के पद और 'सलोकः? जो 

हमें लगभग प्रामाणिक मानना चाहिए, रामानंद के नाम 
संत कबीर! के का कहीं उल्लेख नहीं करते। एक स्थान पर एक पद 
अवश्य ऐसा मिलता है जिससे रामानंद का संकेत निकाला 
जा सकता है। वह पद हैः-- 
सिच की पुरी बसे बुधि सार | 
तह तुम्द मिलि के करहु बिचारु ॥| 
( रागु भेरठ, १० ) 

'शिव की पुरी (बनारस) में बुद्धि के सार-स्वरूप (रामानंद ?) निवास 
करते हैं। वहाँ उनसे मिल कर तुम (धम-विचार) करो ।” किंतु शिवपुरी 
का अथ “बनारस” न होकर “ब्रह्मरंअ! भी हो सकता है जिस अथ में गोरखपंथी 
उसका प्रयोग करते हैं | स्वयं गोरखनाथ ने ह्ारंभ्र! के अर्थ में शिवपुरी? का 
प्रयोग किया है :--- ् 

अहूठ पटण में भिष्या करे | ते अवधू शिवपुरी संचरे |" 

शसाढ़े तीन (अहुठ) हाथ का शरीर ही वह नगर है जिसमें घूम फिर 
कर वह ॒भिक्षा माँगता है। है अवधूत ! ऐसे धूत शिवलोक (अह्ारंश्र) में 
संचरण करते हैं|! कबीर पर गोरखपंथ का प्रभाव विशेष रूप से था अतः 
रामानंद के अ्रथ में यह पद संदिग्ध है | इसका प्रमाण हम नहीं मान सकेंगे | 

सिकंदर लोदी के अ्रत्याचार का संकेत कबीर के इन संकलित पदों में 
दो स्थानों पर मिलता है। पहला संकेत हमें रागु गौंड के चौथे पद में मिलता 
का दूसरा रागु भैरठ के अटद्वारहवें पद में। दोनों पद नीचे लिखे 
जाते हैं :-. 


उल्लेख 


१गोरखबानी--डा ० पीतांबरदत्त बडथ्वाल, पृष्ठ १६ । साहित्य-संमेलन, 
नैयाग | १९९९ 


अंस्तावनी डैडेः 


१, भुजा बॉधि मिला करिं डारिश्रो । 
हसती क्रोपि मूंड महि सारिओ ॥ 
हसति भागि के चीसा भारे । 
इआ मूुरति के हड बलिहारे ॥ 
श्राहि मेरे ठाकुर तुमरा जोरु । 
काजी बकिबो हसती तोरु ॥१॥ 
रे महावत तुछु डारड कादि। 
इसहिं तुरावहु घालहु खादि॥ 
हसति न तोरे धरे घिआनु । 
वाके रिंदे बसे भगवानु ॥२॥ 
किआआा अपराधु संत हे कीन्हा । 
बाँघि पोटि कुंचर कड दीना ॥ 
कुंचरु पोट ले ले नमसकारे । 
बूस्ी नहीं काजी अंधिआरै ॥३॥ 
तीनि बार पतीआ भरि लीना । 
मन कठोर अजहू न पतीना ॥ 
कहि कबीर हमरा गोदिंदु । 
घउठथे पद महि जनका जिंदु ॥४॥ 

(रागु गोंड, ४) 

२, गंग गुसाइनि गहिर गंभीर । 
जंजीर बाँघि करि खरे कबीर ॥ 
मनु न डिगे तनु काद्दे कठ डराइ । 
चरन कमल चित रहिओ्ओो समाइ ॥१॥ 
गंगा की लहरि मरी टुटी जंजीर । 
प्लिगाला पर बेठे कबीर ॥२॥ 
कहि कबीर कोऊ संग न साथ । 
जल थल राखन है रघुनाथ ॥३॥ 

(रागु भेरड १८) 
इन पदों में काज़ी द्वारा कबीर पर हाथी चलवाने और ज़ंजीर से बँधवा 
कर कबीर को गंगा में डुबाने का वर्णन है। किंतु इन दोनों पदों में सिकंदर 


++-२ककक जलन पं फपनन+->रेनकेब 





हद संत्त क्ब-२ 


लोदी का नाम नहीं है । परची आदि ग्रंथों में सिकंदर लोदी ने जो जो अत्या- 
चार किए थे, उनमें उपयक्त दोनों घटनाएं सम्मिलित हैं। अतः यहाँ पर इन 
दोनों घटनाओ को सिकंदर लोदी के अत्याचारों के अंतगत मानने में अनुमान 
किया जा सकता है। 

“राहि मेरे ठाकुर तुमरा जोरः और “गंगा की लहरि मेरी टूटी जंजीर' 
जैसी पंक्तियाँ से ज्ञात होता. है कि कबीर ने अपने अनुभवों का वर्णन स्वयं 
ही किया है। यदि ये पद प्रामाणिक समझे जाये तो कबीर सिकंदर लोदी के 
समकालीन माने जा सकते हैं। 

कबीर और सिकंदर लोदी के समय के संबंध में भारतीय इतिहासकारों 
कबीर भर सिकंदर ने जो तिथियाँ दी हैं, उनका उल्लेख इस स्थान पर आव- 

लोदी का समय श्यक है। वह इस प्रकार है :-- 




















इतिहासकार का ५ सिकंदर लोदी का 
नाम ग्रंथ कबीर का समय समय 
२० बील ओरिएंटल बायो- | जन्म सन्‌ १४६० | यही समय 
ग्रेफ़िकल डिक्शनरी | (संवत्‌ १४४७) 


जज बाकी 





फसल... हर... काम फककानफकना सन न “जलन सनक पवन अमन जगकज हणनन्‍न--भन ानक-मनमगन.3 पनन्‍क नया. 


रे फ़रकहार | आउट लाइन अवब | सन्‌ १४००-१४ १८ सन्‌ १४८६-१४ १७ 





दि रिलीजस लिट- | (संबत्‌ १४४७- | (संबत्‌ १५४६- 
रेचर अब इंडिया | १५७५) १५७४) 
र ह्ठर इंडियन एम्पायर सन्‌ १३००-१४२० 
(संबत्‌ ११४७- | नहीं दिया। 
१४७७) 
४ ब्रिग्स हिस्ट्री अब दि सन्‌ १४८८-१५ १७ 
राशज़ अब नहीं दिया । (रुवत्‌ १४५४५- 
मोहमडन पावर १४७४) 


इन इंडिया 








इतिहासकार का 
नाम 


धतिकंदर लोदी का 
समय 





प्रंथ कबीर का समय 








खिलजी तह: डन्‍न्‍स्‍फ्_- तन ललिता पं जाएण- जज ८ + डे कोन 


(संवत्‌ १४४४- | सन्‌ १४८८ 


अकाल 

४ मेकालिफ़ सिख. रिलीजन | सन्‌ १३६८-१४ १८ सिंहासनासीन 
भाग ६ 

१५७५) (संवत्‌ १४४५) 


| 
& बेसकट | कबीर एंड दि | सन्‌ १४४०-१ भ्श्य सन्‌ १४६६ (संबत्‌ 











१४७५) |. १५७ ४) 
। 


अर»-त-्यकन्‍्क»ककक--क७++-ननरी न. + 33.) फन-+-क-+ 4०१३५“ 3आकक-ज- अर केन रा -अननन ५+43.>+रनमककननम-ममी 345७4 नन-+ पक का-++++क-स५ पक्की फान-क सनफ+५+++ न ८3०4 कन-प५»>ल+० अकाल, 


कबीर पंथ (संवत्‌ १४६ ७- १५५३ ) 

१५७५) (जौनपुर गमन) 
आआाआा लरिअख कल की न । के जी मक औ मी कक 
७ स्मिथ आक्सफ़ड़ हिस्ट्री | सन्‌ १४४०-१५ १८| सन्‌ १४८६-१४१७ 

| अब इंडिया (संबत्‌ १४९७ | (संवत्‌ १४४६- 
| 
| 


वैष्णविज़्म शैविज़््म/| सन्‌ १३६८-१५१८ सन्‌ १४८:८-१६४१७ 
एंड माइनर रिली- (संवत्‌ १४४४- | (१४५४४-१४७४) 
जस सिस्टिम्स १४७५४) ! 
जल उप निक ली ज शलर लिक कक. 


८ भंडारकर 

















जनक अनवगजण>-++ ०-2 कमनकगीिनन- स्‍ऑिण७?७छऊ७ण७णझणथ७ंंि 


६ ईश्वरी- | न्यू हिस्ट्री अबू | ईसा की पंद्रहवीं | सन्‌ १४८९-१४१७ 
प्रसाद इंडिया शताब्दी (संवत्‌ १४४६- 
१४७४) 





उपयंक्त इतिहासकारों में प्रायः सभी इतिहासकार कबीर और सिकंदर 
लोदी को समकालीन होना मानते हैं | ब्रिग्स जिन्होंने अपना ग्रंथ 'हिस्ट्री अब्‌ 
दि राइज़ अ्रव दि मोहमडन पावर इन इंडिया?, मुसलमान इतिहासकारों के 
हस्तलिखित ग्रंथों के आधार पर लिखा है, वे सिकंदर लोदो का बनारस 
आना हिजरी ६०० (अर्थात्‌ सन्‌ १४६४) मानते हैं | वे लिखते हैं कि बिहार 
के हुसेनशाह शरकी से युद्ध करने के लिए सिकंदर ने गंगा पार को और 


श्पः संत कबीर 


'दोनो सेनाएँ एक दूसरे के सामने बनारस से १८ कोस (२७ मील) को दूरी 
पर! एकत्र हुई | प्रियादास ने अपनी भक्तमाल को टीका मे सिकंदर लोदी 
और कबीर में संघर्ष दिखलाया हे | श्री सीतारामशरण भगवानप्रसाद ने 
उस टीका में एक नोट देते हुए लिखा है कि यह प्रभाव देख कर ब्राह्मणों 
के हृदय में पुनः मत्सर उत्पन्न हुआ | वे सब काशीराज को भी श्री कबीर 
जी के वश में जान कर, बादशाह सिकंदर लोदी के पास जो आगरे से काशी 


जीआया था पहुँचे ४... 

“7 अतः श्री कबीर साहिब जी की परचई, भक्तमांल और संत कबीर के 
रागु गौड ४ और रागु मेरठ १८ के आधार पर हम कंबीर और सिकंदर लोदी 
को समकालीन मान सकते हूँ। सिकंदर लोदी का समय सभी प्रमुख इतिहासकारों 
के अनुसार सन्‌ १४८८ या १४८६ से सन्‌ १५१७ (संवत्‌ १५४५-४६ से १५७५) 
माना गया है। श्रतः कबीर भी सन्‌ १४८८-८६ से १५१७ (संवत्‌ १४४४-४६ 
से १५७५) के लगभग वंतमांन होंगे। डा० रामप्रसाद त्रिपाठी ने अपने लेख 

कबीर जी का समय”? में स्पष्ट करने की चेष्टा को हैं कि कर्बीर जी सिकंदर 
लोदी के समकालीन नहीं हो सकते । उन्होंने इसके दो प्रमुख कारण दिए हैं। 
पहली तो यह है कि जिन अ्रथो के आधार पर सिकंदर का विश्वसनीय इतिहास 
लिखा गया है, उनमें कबीर ओर सिकंदर लोदी का संबंध कहीं भी उल्लिखित 
नहीं है | श्रोर दूसरा कारण यह है कि सिकंदर की धार्मिक दमन नीति की 
प्रबलता से कबीर अधिक दिनों तक अपने धर्म का प्रचार करते हुए जीवित 
रहने नहीं दिए जा सकते थे । किंतु ये दोनों कारण अधिक पुष्ट नहीं कहे जा 
सकते | अंबुलेफ्ज्ल ने अकबर का विश्वसनीय इतिहास लिखते हुए भी 
आईने अकबरी भे तुलंसदोर्त को उल्लेख नहीं किया है यद्चेपिं वे अंकबर के 
समकालोनिं वें और प्रसिद्ध व्यक्तियों में गिनि जाते थे। दूसरे कबौर ने जो 
धोमिक प्रंचारं किया था वह तो हिंदू ओर मुसलमानी धर्म की सम्मिलित समा- 
लोचना के रूप में था। उनके सिद्धांतों में मू्ियूजा की उतनी ही अवदेलना 


)हिस्ट्री अबू दि राइज़ अब मोहमेडन पावर इन शइ्डिया (जान ब्रिग्स) लंदन 
१८०२९, पृष्ठ ५७१-७२ । 

२ स्क्तमाल सटीक, पृष्ठ ४७० सीतारामशरण भगवानप्रसाद (लखनऊ १९१३) 

3हिदुस्तानी, अभ्ेल १९३२, पृष्ठ २०७-२१० 


प्रस्तांचना के 


थी जितनी की भुल्ला के बाँग देने! की | अतः कबीर को एक बारगी ही विधर्मी 
प्रचारेके नहीं कद्दा जा सकता और वे एक मात्र हिंदू धर्म प्रचारकों की भाँति 
मृत्यु-दंड से दंडित न किए. गए हों । उन्हें दंड अवश्य दिया गया हो जिससे 
'बे युक्तिपूवंक अपने को बचा सके | फिर एक बात यह भी है कि सिकंदर को 
बनारस में रहने का अधिक अवकाश नहीं मिला जिससे वह कबीर को 
अधिक दिनों तक जीवित ने रहने देता | इंतिदांसकारों ने सिकंदर लोंदी का 
बनारस आगमन सन्‌. १४६४ में माना है ओर उसे राजनीतिक उलभकनों के 
कारण शीघ्र ही जौनपुर चले जाना पड़ा । श्रतः राजनीति में अत्यविक व्यस्त 
रहने के कारण सिकंदर लोदी कबीर की ओर अधिक ध्यान न दे सका हो 
ओर कबीर जीवित रह गए हो | उसने चलते-फिरते काज़ी को आज्ञा दे दी कि 
कबीर को दंड दिया जाय और वह दंड उनका जीवन समाप्त करने में अपूर्ण 
रहा हो | इस प्रकार जो दो कारण डा० रामप्रसाद त्रिपाठी ने दिये हैं, केवल 
उनके आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि कबीर सिकंदर लोदी के सम- 
काली+न नहीं हो सकते, -मेरी दृष्टि से समीचीन नहीं हैं | 

भारक्िआलाजिकल__ इस संबंध में अभी एक कठिनाई शेष रह जाती है। 

सर्वे अब्‌ इंडिया_ 

. आरकिआलाजिकल सर्वे अब्‌ इंडिया से ज्ञात होता है कि बिजली खाँ 
ने बस्ती ज़िले के पूर्व में, आमी नदी के दाहने तठ पर कबीरदास या कबीर शाह 
का एक स्मारक (रौज़ा) सन्‌ १४४० (संवत्‌ १५०७) म॑ स्थापित किया [7 
बाद में सन्‌ १४५६७ में (१२७ वष बाद) नवाब फ़िदाई ख़ाँ ने उसकी मरम्मत 
की । इसी स्मारक (रौज़ा) के आधार पर कबीर साहब के कुछ आधुनिक 
आलोचकों ने कबीर का निधन सन्‌ १४४० (संवत्‌ १४०७) या उसके कुछ पूव 
माना है। यदि कबीर का निधन सन्‌ १४५४० में हो गया था तो वे सिकंदर 
लोदी के समकालीन नहीं हो सकते जिसका रोजत्वकाल सन्‌ १४८८ या १४८६ 
से प्रारंभ होता हैं| अर्थात्‌ कबीर के निधन के अड़तीस व बाद सिकंदर लोदी 
राज्यसिहासन पर बैठा । आरकिआलाजिकल सर्वे अब इंडिया में दिए गए 
अवतरण के संबंध में मेरां विचार अन्य श्रालोचकों से भिन्न हैं। सन्‌ १४५७ में 


१आरकिआलाजिकल सर्वे अब इंडिया (न्य सीरीज़) नाथ वैस्टन प्राविपेज्ञ 
भाग २, एष्ठ २२४ | हे 


द्र्क संत कबीर 


स्थापित किए गए बस्ती ज़िले के स्मारक (रौज़ें) को में कबीर का सरण-चिह्न 
नहीं मानता। गुरु अंथ साहब में उल्लिखित कबीर के प्रस्तुत पदों में एक 
पंद कबीर की जन्म-भूमि का उल्लेख करता है | उस पद के अनुसार कबीर 
की जन्म-मूमि मंगहर में थी। रागु रामकली के तीसरे पद की कुछ पंक्तियाँ 
इस प्रकार हैं :-- 


तोरे भरोसे मगहर बसिओ्ओो, मेरे तन की तपति छुकाई । 
हिले दरसनु मगहर पाइओ, पुनि कासी बसे आई ॥" 


इस उद्धरण से ज्ञात होता है कि काशी में बसने के पूर्व कबीर 
मगहर में निवास करते थे। मगहर बस्ती क॑ नेक त्य (दक्षिण-पूब) में २७ 
मीले दूर परे ख़लीलाबाद तहसील में एक गाँव है। में तो समभता हूँ कि 
कबीर मगहर में आमी नदी के दाहने तठ पर ही निवास करते थे जहाँ बिजली 
खाँ ने रौज़ा बनवाया है | बिजली ख़ाँ कबीर का बहुत बड़ा भक्त और अनु- 
यायी था | जब उसने यह देखा कि मगहर के निवासी कबीर ने काशी में 
जाकर अक्षय कीर्ति अर्जित की है तब उसने अपनी भक्ति और श्रद्धा के 
आवेश में कबीर के निवास-स्थान मगहर में स्मृति-चिह्न के रूप में एक 
चबूतरा या सिद्धपीठ बनवा दिया जो कालान्तर में नष्ट हो गया | जब १२७ वर्ष 
बाद सन्‌ १४६७ में नवाब फिदाई ख़ौँ ने उसकी मरम्मत की तो इस समय तक 
कबीर साहब का निधन हो जाने के कारण सन्‌ १४५० ईस्वी में बिजली खाँ 
द्वारा बनवाए गए स्मृति चिह्न को लोगों ने या स्त्रय नवाब किदाई र्ाँ ने समाधि 
या रौज़ा मान लिया | तभी से मगहर का वह स्मृति-चिह्न रौज़े के रूप में जनता 
में प्रसिद्ध हो गया | इस दृष्टतिकोश से सन्‌ १४४० का समय बिजली ख़ाँ द्वारा 
चिहित कबीर का प्रसिद्धि काल ही है ओर वे १४४० के बाद जीवित रहकर 
सिकंदर लोदी के समकालीन रह सकते हैं | अब कबीर कौ जन्मतिथि के संबंध 
में विचार करना चाहिए । 


कबीर ने अपनी रचनाओं में जयदेव और नामदेव का उस्लेख 
किया है-- 


) संत कबीर, पृष्ठ १७८। 


भरतावना 3१ 


गुर प्रसादी जेदेड नामां । 
भगति के प्रमि इनही है जाना ।" 
(रागु गडड़ी ३६) 
इससे ज्ञात होता है कि जयदेव और नामदेव कबीर से कुछ पहले हो 
चुके थे | यहाँ यह निर्धारित करना आवश्यक है कि जयदेव और नामदेव का 
आविर्भाव काल क्या है ! नाभादास अपने अंथ भक्तमाल में 
जयदेव और नामदेव जयदेव का निर्देश करते हुए उन्हें गीत गोविंद का रच- 
का उल्लेख... यिता मानते हैं।* किंतु अन्य छुप्पयों की भाँति उसमें कोई 
तिथि-संवत्‌ नहीं है । आलोचकों के निर्णंयानुसार जयदेव 
लक्ष्मणसेन के समकालीन थे जिनका आविर्भाव ईसा की बारहवीं शताब्दी माना 
जाता हैं| अतः जाता हैं। [3 अतः जयदेव का समय भी बारहवीं शताब्दी है | ५ 
“ भक्तमाल में नामदेव का भी उल्लेख है |४ इस उल्लेख में विशेष बात 


संत कबीर, पए्ष्ठ ३९ 
*जयदेव कवि नप चक्फवै, खंड मं डलेशवर आन कवि । 
प्रचुर॒भयो तिहुँ लोक गीत गोविंद उजागर। 
कोक काव्य नवर्स सरस सिगार को सागर । 
अष्टपरी अभ्यास करे तेहि बुद्धि बढानें। 
राधारमन प्रसन्न सुनन निश्चय तह ॒श्रावें ॥ 
संत सरोरुह षंड को पदमापति सुखजनक रवि । 
जयदेव कवि न्‌प चकक्‍कवै, खंड मंडलेश्वर आन कवि ॥ 
(भक्तमाल, छप्पय ३५९) 
उसंस्कृत ड्रामा-ए०० बी० कीथ, एध्ठ २७२ 
बारहवीं शताब्दी में एक दूसरे जयदेव मी थे जो नैयायिक और 
नाटककार थे । ये महादेव और समित्रा के पुत्र थे और कुंडिन (बरार) 
के निवासी थे । किंतु कबीर का तात्पय इनसे नहीं है । 
४नामदेव प्रतिशा निवही ज्यों त्रेता नरहरिदास की । 
बालदशा बीठल पानि जाके प्र पीयौ। 
मृतक गऊ जीवाय परचौ अ्रसुरन कों दीयौ ॥ 
सेज सलिल ते काढ़ि पहिल जैसी ही होती। 


8२ संत कबीर 


यह है कि नामदेव के भक्ति-प्रताप की महिमा कहते हुए नाभादास ने उनके 
समकालीन असुरन' का भी संकेत किया है | यह असुरन” यवनों या सुसल- 
मानों का पर्यायवाची शब्द है। इस संकेत से यह निष्कय निकलता है कि 
नामदेव का आ्राविर्भाव उस समय हुआ था जब मुसलमान लोग भारत मे-- 
विशेषकर दक्षिण भारत में बस गए थे क्‍योंकि नामदेव का कुटुंंब पहले नरसी 
बामणी गाँव (करहाल, सतारा) में ही निवास करता था । बाद में वह पंढर- 
पुर में आरा बसा था जहाँ नामदेव का जन्म हुआ | नामदेव के जन्म की परं- 
परागत तिथि शक्क ११९२ या सन्‌ ११७० ईस्वी है। इस प्रकार वे 
शानेश्वरी के लेखक शानेश्वर के समकालीन थे | ज्ञानेश्वर ने अपनी ज्ञानेश्वरी 
सन्‌ ११६० भें समाप्त की थी | 
नामदेव मूर्ति-पूजा के विरुद्ध थे | इस विचार को दृष्टि में रखते हुए 
डा० भंडारकर का कथन है कि नामदेव का आविर्भाव उस समय हुआ होगा 
जब मुसलमानी आतंक प्रथम बार दक्षिण मे फैला होगा । दक्षिण में मुसलमानों 
ने अपना राज्य चौदहवीं शताब्दी के प्रारंभ में स्थापित किया | मूर्तिपूजा के प्रति 
मुसलमानों की धुणा को धार्मिक हिंदुओं के हृदय में प्रवेश पाने के लिए कम 
से कम सो वर्ष लगे होंगे। किंतु इससे भी अधिक स्पष्ट प्रमाण कि नामदेव का 
आवि्भाव उस समय हुआ जब मुसलमान महाराष्ट्र प्रदेश में बल गए थे, स्वयं 
नामदेव के एक गीत (न० ३६४) से मिलता है जिसमें उन्होंने तुरकों के हाथ 
से मूर्तियों के तोड़े जाने की बात कही है | हिंदू लोग पहले मुसलमानों ही को 
तुरक! कहा करते थे । इस प्रकार नामदेव संभवतः चौदहेवीं शताब्दी के लगभग 
या उसके श्रंत ही में हुए होंगे।!' पुनः डा० भंडारकर का कथन है कि 
नामदेव की मराठी जञानेश्वर की मराठी से अधिक अर्वार्चीन है जब कि नाम- 
देव ज्ञानेश्वर के समकालीन थे फिर नामदेव की हिंदी रचनाएं भी तेरहवीं 
शताब्दों को अन्य हिंदी रचनाओ्रों से अधिक अर्वाचीन हैं। इस कारण नाम- 


देवल उलव्यो देखि सकुच रहे सत्र ही सोती ॥ 
'पण्डुस्नाथ' कृत अनुग ज्यों छानि सुकर छाई घास की । 
नामेंदेव प्रतिशञा 'निबदी ल्‍्यों त्रेता नरहरिदास की ॥ 
(भक्तमाल, छप्पय ३८) 
)वैष्णविज्म, शैविज्षम एंड माशतर रिलीजस सिंस्टिम्स--(भंडारकर), पृष्ठ ९२ 


प्रस्तावना करे 


देव का आविर्भाव तेरहवीं शताब्दी के बाद ही हुआ | नामदेव का परंपरागत 
आविभाव-काल जो ज्ञानेश्वर के साथ तेरहवीं शताब्दी में रकखा जाता हैं, 
ऐतिहासिकता के विरुद्ध है। 

प्रो० रानाडे का मत है कि » नामदेव ज्ञानेश्वर के समकालीन ही थे 
और परंपरागत उनका आविर्भाव-काल सही है | नामदेव की कविता में भाषा 
की अर्वाचीनता इस कारण है कि नामदेव की कविता बहुत दिन्नों तक मौखिक 
रूप से जनता के बीच में प्रचलित रही और युगों तक मुख में निवास करने के 
कारण कविता की भाषा समयज्रम से अवाॉचीन होती गई | जनता के प्रेम 
ओर प्रचार ने ही कविता की भाषा को आधुनिकता का रूप दे दिया । मूर्ति तोड़े 
जाने के प्रसंगोल्लेख के संबंध में प्रो० रानाडे का कथम है कि नामदेव का यह 
निदेश अलाउद्दीन ख़िलजी के दक्षिण पर आक्रमण करने के संबंध म॑ है । 

० रानाडे का विचार अ्रध्रिक युक्तिसंगत है । नामदेव की कविता की 
आधुनिकता बहुत से पुराने हिंदी कवियों की कविता की आधुनिकता के सम- 
कन्षु है | जगनायक, कबीर, मीरां आदि की कविताओं में भी भाषा बहुत 
आधुनिक हो गई है, क्योकि ये कविताएँ जनता के द्वारा श॒ताब्दियों तक गाई 
गई हैं ओर उनकी भाषा में बहुत परिवतन हो गए हैं। भाषा के आधुनिक 
रूप के आधार पर हम मीरा, कबीर या जगनायक का काल-निरूपण नहीं 
कर सकते | यही बात नामदेव की काव्य-भाषा के संबंध में कही जा सकती 
है | अतः भाषा की आधुनिकता नामदेव के श्राविर्भाव-काल को परवर्ती नहीं 
बना सकती | प्रो० रानाडे ने अलाउदीन ख़िलजी की सेना के द्वारा दक्षिण 


कक पक. अनन.. हच्था जिवरऋ 


भारत के आक्रमण में मूर्ति तोड़ने का जो मत प्रस्तुत किया है वह फ़रिश्ता की 
तवारीख़ से भी पुष्ट होता हैं। फ़र्रिश्ता की तवारीख़ का अनुवाद ब्रिग्स ने किया 
हैं। उसमें स्पष्ट निदंश है कि ७१० वें वर्ष में सुलतान ने मलिक काफ़र और 
झ़वाजा हजी को एक बड़ी सेना के साथ दक्षिण में द्वारसमुद्र और मआबीर 
(मलाबार) को जीतने के लिये भेजा, जहाँ स्वर्ण और रक्नो से संपत्तिशाली बहुत 
मंदिर सुने गए थे । उन्होने मंदिरों से अ्संख्य द्रव्य प्राप्त किया जिसमें बहुमूल्य 
रत्नों से सजी हुई स्व मूर्तियाँ और पूजा की अनेक क्लीमती सामग्रियाँ थीं।* 


किम भा 2 जप 





१हिस्ट्री अब्‌ दि राश्ज श्रव दि मोहमडन पावर इन इंडिया (जान श्रिग्स) 
भाग १, एशठ ३७३ | 


8४ संत कबीर 


इस प्रकार प्रो० रानाडे के मतानुसार नामदेव का आविर्भाव तैरहवीं शताब्दी के 
अंत में ही मानना चाहिए। जयदेव ओर नामदेव के आविर्भाव-काल को दृष्टि 
रखते हुए. हम यह कह सकते हैं कि कबीर का समय तेरहवीं शताब्दी के श्रंत 
या चौदहवीं शताब्दी के प्रारंभ के बाद ही होना चाहिए क्योकि कबीर ने जयदेव 
ओर नामदेव कौ अपने पूर्व के भक्तो की भाँति श्रद्धापूवंक स्मरण किया है। 
7“ ज्षक्षक्सग में एक उल्लेंख और महत्वपूर्ण है। श्री पीपाजी की 
श्री पीपा जी द्वारा. बाणी?! में हमें कबीर की प्रशंसा में पीपा जी का एक पद 
निर्देश मिलता है। वह पद इस प्रकार है :-- 
जो कल्ि माँक कबीर न होते । 
तो ले' वेद अरु कलिजुग मिल्रि करि भगति रसातलि देते ॥ 
अम्म निगम की कहि कहि पांडे फल भागोत लगाया । 
राजस तामस स्वातक कथि कथि इनही जगत भुलाया ॥ 
सरगुन कथि कथि मिष्टा षवाया काया रोग बढ़ाया । 
निरगुन नीम पीयौ नही गुरुमुष तातें हॉँटे जीव बिकाया ॥ 
बकता श्रोता दोरऊ॑ भूल दुनीयाँ सबे भुलाई । 
कलि बिछे की छाया बेठा, कक्‍्य, न कलपना जाई ॥ 
अंध, लुकटीयोँ गही जु अंधे परत कप क्ित थोरे । 
अबरन बरन दोऊंसे अंजन, ऑँषि सबन की फोरे ॥ 
हम से पतित कहा कहि रद्देते कोन प्रतीत मन घरते । 
नांनां बांनी देषि सुनि अ्वरां बहो मारग अणसरते ॥ 
त्रिगण रहत भगति भगवंत की तिहि बिरला कोई पावे । 
दया होइ जोइ कृपानिधान की तो नांम कबीरा गावे ॥ 
हरि हरि भगति भगत कन ल्ीना न्रिबधि रहत थित मोहे । 
पाषंड रूप भेष सब कंकर ग्यांगन सुपले सोहे ॥ 
भगति प्रताप राष्यबे कारन निज ज्ञ़न आप पढठाया । 
नाम कबीर साच परकास्था तहाँ पीपै कछ पाया ॥ 
पीपा का जन्म सन्‌ १४२७ (संबत्‌ १४८२) में हुआ था। जब पीपा ने 
कबौर की प्रशंसा मुक्तकंठ से की है तो इससे यह सिद्ध होता है कि या तो कबीर 


१ हइस्तलिखित प्रति सरब गोटिका सं० १८४२, पत्र १८८ 


प्रस्तावना ॥:24 


पीपा से पहले हो चुके होंगे अथवा कबीर ने पीपा के जीवन-काल में ही यथेष्ट 
ख्याति प्राप्त कर ली होगी | भक्तमाल के अनुसार पीपा रामानंद के शिष्य थे अतः 
कबीर भी रामानंद के संपक में आ सकते हैं | इतना तो स्पष्ट ही है कि कबीर 
सन्‌ १४२४ (सवत्‌ १४८२) के पूव ही हुए होंगे | अतः यह कहा जा सकता 
है कि कबीर का जन्म संवत्‌ तेरहवीं शताब्दी के अंत या चौदहवीं शताब्दी 
के प्रारंभ से लेकर संवत्‌ १४८२ के मध्य में होना चाहिए । 
५७» कंबीर के संबंध में जिन ग्रंथो पर पहले विचार किया जा चुका है उनमें 
कोई भी कबीर की जन्म-तिथि का उल्लेख नहीं करते। केवल कबीर चरित्र 
बोध? में कबीर का जन्म 'चौदह सौ पचपन विक्रेसी जेष्ठ सुंदी 
जनन्‍्म-तिथि.. पूर्णिमा सोमवार! को स्पष्टटः लिखा है। डा० माताप्रसाद 
गुप्त ने एस० आर० पिल्ले की इंडियन क्रोनोलॉजी के 


+4. कसन्‍क॒ 2७.2० कम एक, 42 के गन "के अना-4९0००)प५-७. पापा ककन 


आधार पर गणित कर यह स्पष्ट किया है कि संबत्‌ १४५४५ 


न 


की ने पा की सोमवार ही यह जे४्ठ पूर्णिमा को सोमवार ही पड़ता है। डा० श्यामसुंदरदास ने कबीर-पंथियों 
में प्रचलित दो 


(.“चौदह सौ पचपन साल गए, चन्द्रवार इक ठाट ठए। 

जेठ सुदी बरसायत को, प्रनमासी प्रगट भए ॥ 
के आधार पर “गए? को व्यतीत हो जाने के अर्थ मं मान कर कबीर का 
जन्म सवत्‌ श्श्घृ६ पिद्ध करने का प्रयज्ञ किया है किंतु गणित करने से 
स्पष्ट हो जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा संवत्‌ १४५६ को चंद्रवार नहीं पड़ता | अ्रतः 
कबीर की जन्मतिथि के सबंध में संवंत्‌ १४५४ की ज्येष्ठ पूर्णिमा ही अधिक 
प्रामाणिक जान पड़ती है| अब यदि कबीर का जेंन्म संवत्‌ 
रामानड का शिष्य १४४४ (सन्‌ ११६८) में हुआ था तो क्या वे रामानंद के 
“४: शिष्य हो सकते हैं! डा० मोहनसिंह ने अपनी पुस्तक 
कबीर--हिज़ बायोग्रेफ़ी! में कबीर को रामानंद का शिष्य 
नहीं माना है । उनका कथन हैं कि वें कबीर के जन्म के बीस वष पूव ही 
महाप्रयाण कर चुके थे। में नहीं समझ सकता कि किस आधार पर डा० सिधद 
ऐसा लिखते हैं। वे रामानंद की मृत्यु, श्री गणेशसिंह लिखित अ्रत्यंत आधुनिक 
पंजाबी पुस्तक भारत-मंते-दर्पण के अनुसार सन्‌ १३५४ में लिखते हैं ओर 
कबीर का जन्म सन्‌ १३६८ म। उपयु क्त सन्‌ निणंय के अनुसार रामानंद 
कबीर के जन्म लेने के ४४ वष पूव ही अपना जीवन समाप्त कर चुके होंगे 


४६ संत कबीर 


बीस वर्ष पूर्व नहीं, जैसा कि वे लिखते हैं | बे तो यहाँ तक कहते हैं कि कबीर 
ते अपने काव्य में अपने मनुष्य-गुर का नाम कहीं लिखा भी नहीं इसलिए 
कबीर का गुरु मनुष्य-गुरु नहीं था वह केवल ब्रह्म, विवेक या शब्द था।* 
और इसके प्रमाण में वे गुरु ग्रथ में आए हुए निम्नलिखित पद उद्धृत करते 
हैं :- 


१, माधव जल की प्श्लास न जाइ । 


80% ७ छकक # को 


तू सतिगुरु हुड नड तनु चेल्ला 
कहि कत्रीर मिलु अंत की बेला । 
(रागु गउड़ी २) 
२. संता कउ मति कोई निंदहु संत राम है एक रे । 
कहु कबीर में सो गुरु पाइआ जाका नाउ बिब्रेकु रे । 
(रागु सूही ९) 
इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने अपने गुरु का नाम अपने काव्य 
में नहीं लिया है किंतु इसका कारण उनके हृदय में गुरु के प्रति अपार श्रद्धा का 
होना कहा जा सकता है | कबीर ने ईश्वर तथा विवेक को भी अपना गुरु कहा * 
किंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि कबीर का कोई मनुष्यं-गुरु था ही नहीं | 
7 हमें कबीर की रचना में ऐसे पद भी मिलते हैं जिनमें कबीर ने अपने 
गुरु से संसार की उत्पत्ति और विनाश समझा कर कहने की विनय की है। 
7“ गुर चरण लागि हम बिनवता पूछुत कहु जीउ पाइआ ।.. 
कवन काज जगु उपजे बिनसे कहु मोहि सममाइआ ॥ 
(रागु आसा १) 


)क्षबीर--हिज़ बायोग्रेफी, एध्ठ ११, १४ 


फ़6 पक ४98079 ९०य०प06 ॥8॥ ज्ञ00 0678 38 00 ए0४#07 ०7 
06 86. 88 (गा ए॑ 66 एप्प, ज़6 ६9 0. &76 ॥986 [806 88 $6 '०7- 
6)्रोह8306 07 & 0678008]  ॥0&0॥67 दाते ह4&6 ६॥6 ए९॥ (चाप 8 6 9॥8080 
90, 


रक्हु कबीर में सो गुरु पाइआ जाका नाड विबेकु रे। (रामु सूही ५) 


प्रस्तवना ४७ 


(भी गुरु के चरणों का स्पर्श करके में विनय करता हूँ और पूछता हूँ 
कि मैंने यह प्राण क्यों पाए हैं ? यह जीव संसार में क्‍यों उत्पन्न और नष्ट 
होता है ! कृपा कर मुझे समझा कर कहिए |) 

एक स्थान पर कबीर ने अपने गुरु का संकेत भी किया है :-- 

सतिगुर मिलेशा मारगु दिखाइआ । 
जगत पिता मेरे मनि भाइआ ॥ 
राग आसा ३ 

(जब मुझे सतगुरु मिले तब उन्होंने मुझे मार्ग दिखलाया जिससे 
जगत-पिता मेरे मन को भाये--श्रच्छे लगे)। 

ओर “शुर प्रसादि में सभु कछु सूक्रिआ! (रागु आसा ३) में वे अपने 
ही अनुभव की बात कहते हैं। आगे चल कर वे इसी को वुहराते हैं :-- 

मगर॒परसादी हरि घन पाइओ । 
अंते चल दिशा नालि चलिओ ॥ 
रागु आसा १९ 

(मैंने गुरु के प्रसाद से ही यह हरि (रूपी) धन पाया है अंत में नाड़ी 
चली जाने प्रर हम भी यहाँ से चल सकते हैं |) 

इन पदों को ध्यान में रखते हुए हम कबीर के “मनुष्य-गुरुः की कल्पना 
भेली भाँति कर सकते हैं| फिर कबीर की रचना में कुछ ऐसे अव्नतरण भी हें 
जहाँ गुरु और हरि के घ्यक्तित्व में भेद जान पड़ता है, दोनों एक ही ज्ञत्त 
हीं होते | उदाहरणाथ : ः 

सिसमरि सिमरि हरि हरि सनि गाडअ । 
इहू सिमरनु सतिंगुर ते पाईओ ॥ 
राग रामकली ६ 

(उस स्मरण से तू बार-बार हरि का गुण गान मन में कर और यह 
स्मरण तुझे सतगुर से ही प्रात होगा |) दूसरा उदाहरख लीजिए :-- 

बार बार हरि के गुन शावउ। 
गर गमि भेदु सु हरि का पावड ॥ 
राग गडड़ी ७७ 

(रोज़-रोज़ या बारंबार हरि के गुण माओ्ओो और गुर से प्राप्त किए 

गए, रहस्य से हरि को प्राप्त करो।) अथवा 


ध्प संत कबीर 


अगम अगोचरु रहे निरंतरि गुर किरपा ते लहीओ । 
कबीर बलि जाउ गुर अपने सत संगति मिलि रहीअ॥ 
राग गउड़ी, ४८ 

(वह अगम है, इंद्रियों से परे हं, केवल गुरु की कृपा से ही उसक 
प्राप्तिहों सकती है | कबीर कहता है कि में अपने गुरु को बलि जाता हूँ । 
उन्हीं की अ्रच्छी संगति मं मिल कर रहना चाहिए ।) 

इस प्रकार के बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैँ जिनम॑ कबीर के 
अनुष्य-गुरु होने का प्रमाण है। अब यह निश्चित करना है कि जब कबीर 
के अनुष्य-गुरः होने का प्रमाण हमें मिलता है तो क्‍या रामानंद उनके 
गुरु थे ! 

भक्तमाल में यह स्पष्टटः लिखा है कि रामानंद के शिष्यो म कबीर 
भी एक ये ।* यह कहा जा सकता है कि कबीर रामानंद के “शिष्य? हो 
सकते हैं और उनका काल रामानंद के काल के बाद हो सकता है किंतु भक्त- 
माल में दी हुई नामावली में कबीर के नाम को जो प्रधानता दी गई है उससे 
यह स्पष्ट होता है कि कबीर रामानद के शिष्यों में ही होंगे। हम पीछे देख 
चुके हैं कि दबिस्तान का लेखक मोहसिन फानी (हिजरी १०८१, सन्‌ १६७०) 
आर नाभादास के भक्तमाल की टीका लिखने वाले प्रियादास (सन्‌ 
१६४५) कबीर को रामानंद का शिष्य लिख चुके हैं। प्रियादास की टीका से 
प्रभावित होकिरें अन्य ग्रंथंकारों ने भी कबीर को रामानंद का शिष्य माना है | 
दूसरी बात जो भक्तमाल से ज्ञात होती है वह यह है कि रामानंद को बहुत 
लंबी आ्रायु मिली। बहुत काल वपु धारि के! से यह बात स्पष्ट होती है। अ्रन्य 


अनार कनना+- 


) श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों दुतिय सेतु जग तरन कियो । 
अनन्तानन्द कबीर सुखा सुरछुरा पश्मावति नरहारि। 
पीपा भावानन्द रैदास धना सेन सुरसर की घरहरि ॥ 
ओरो शिष्य प्रशिष्य एक तें एक उजागर। 
विश्वमंगल आधार सर्वानंद दशधघा के आगर ॥ 
बहुत काल बपु धारि कै प्रनत जनन को पार दियौ । 
श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों दुतिय सेतु जय तरन कियौ ॥ 
भक्तमाल, छप्पय ३१ 


प्रस्तावना १ 


भक्तों के संबंध में नाभादास ने लंबी आयु की बात नहीं लिखी। इससे ज्ञात 
होता है कि रामानंद को असाधारण” आयु मिली होगी, तभी तो उसका 
संकेत विशेष रूप से किया गया। अब हमें यहाँ रामानंद का समय निर्धारित 
करने की आवश्यकता है । 

रामानंद ने वेदांत-सूत्र का जो भाष्य लिखा है उसमें उन्होंने 
अमलानंद रचित वेदांत कल्पतरु का उल्लेख (१, ४, ११) किया है. 
ड डा० भंडारकर ने अ्रमलानंद रचित वेदांत कल्पतरु का समय 
निरूपण करते हुए उसका काल तेरहवीं शताब्दी का मध्य- 
काल माना है। अपने आधार के लिए उन्होंने यह ऐतिहा- 
सिक तथ्य निर्धारित किया कि अमलानंद राजा कऋृष्ण के 
राज्यकाल (सन्‌ १२४७ से १२६०) में थे और उसी समय उन्होने अपना 
ग्रंथ वेदांत कल्पंतरु लिखा ।* यदि अ्रमलानंद तेरहवीं शताब्दी के मध्यकाल 
में थे तो रामानंद अधिक से अधिक उनके समकालीन हो सकते हैं अन्यथा 
वे कुछ वर्षों के बाद हुए होंगे | इस प्रकार रामानंद का आविर्भाव काल सन्‌ 
१२६० के बाद या सन्‌ १३०० के लगभग होगा। अगसय संहिता के आधार 
परष्मी रामानंद का आविर्भाव काल सन्‌ १२६६ था १३०० ठहरता है। 

यदि हम रामानंद का जन्म-समय सन्‌ १३०० (संवत्‌ १३५४७) निश्चित 
करते हैं तो वे कबीर के जन्म-समय पर ध८ वर्ष के रहे होंगे क्योंकि हमने 
कबीर का जन्म सन्‌ १३६८ (संवत्‌ १४४५) निर्धारित किया है | कबीर ने कम 
से कम २० वर्ष में गुरु से दीक्षा पाई होगी अतः कबीर का गुरु होने के लिए 
रामानंद की आयु ११८ वर्ष की होनी चाहिए,। यदि बहुत काल वपु घारि! 
का अर्थ हम ११८ या इससे अधिक लगावे तो रामानंद निश्चय रूप से कबीर 
के गुरु हो सकते हैँ। सन्‌ १३०० के जितने वर्षों बाद रामानंद का जन्म होगा 
उतने ही वर्ष कबीर के शिष्यत्व के दृष्टिकोण से रामानंद की श्रायु से निकल सकते 
हैं। यहाँ एक नवीन अंथ का उल्लेख करना श्रप्रासंगिक न होगा । उस भंथ का 
नाम प्रसंग पारिजातः है* और उसके रचयिता श्री चेतनदास नाम के कोई 


रामानद का समय 


१ दि नाइंथ इंटरनैशनल कांग्रेस अब ओरिएंटलिस्ट्स-भाग १, 5 ४२३ 


(फुटनोट) लंदन, १८०९२ 
र्ट्वामी रामानंद और प्रसंग पारिजात--श्रीशंकरदयाल श्रीवास्तव एम० ८० 


हि 


४० संत कबीर 


साधु-कवि हैं। इस अंथ की रचना संबत्‌ १५१७ में कही जाती है। प्रसंग 
पारिजात में उल्लेख है कि ग्रंथ प्रणेता “श्री रामानंद जी की वर्षा के अ्रवसर 
पर उपस्थित थे और उस समय स्वामी जी की शिष्य मंडली ने उनसे यह 
प्राथेना की कि हमारे गुरु की चरितावली तथा उपदेशों कॉ--जिनका आपने 
चयन किया है, ग्रंथ रूप में लिपि-बद्ध कर दीजिए ।? इससे ज्ञात होता है कि 
श्री चेतनदास रामानंद जी के संत्क में अवश्य आए होगे | 
यह ग्रंथ पैशाची भाषा के शब्दों से युक्त देशवाड़ी प्राकृत में लिखा गया 
है। इसमें अदणा' छंद में लिखी हुई १०८ अष्टपदियाँ हैं। सन्‌ १८९० के 
लगभग यह ग्रंथ गोरखपुर के एक मौनी बाबा ने, मौखिक रूप से अयोध्या के 
महात्मा बालकराम विनायक जी को उनके बचपन में लिखवाया था | 
इस ग्रंथ के अनुसार रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ थां। वे दक्षिण से 
प्रयाग में नहीं आए थे जेसा कि आजकल विद्वानों ने निश्चित किया है। 
इसके अनुसार भक्तमाल म॑ उब्लखित रामानद के शिष्यों की सूची भी ठीक है 
ओर कबीर निश्चित रूप से रामानंद के शिष्य कहे गए हैं। इस ग्रंथ का 
ऐतिहासिक महत्व इसलिए भी अधिक हे कि इसमें कबीर का जन्म संबत्‌ 
१४५५ ओर रामानंद का अवसान-संबत्‌ १५०५४ दिया गया है। यदि यह ग्रंथ 
प्रामाणिक है तो कबीर अवश्य ही रामानंद के शिष्य होंगे । 
मैंने ऊपर एक हस्तलिखित प्रति का निर्देश किया हैं जिसमें वाणी हज़ार 
नो! संग्रहीत हैं। इसका नाम सरब गुटिका है । यह प्रति प्राचीन मूल प्रतियों 
की प्रतिलिपि है। इसमें मुझे अनंतदास रचित श्रीकबीर 
सरब गुटिका साहिब जी की परचई” के अतिरिक्त एक और ग्रंथ ऐसा 
““““ मिला है जिसमें रामानंद से कबीर का संबंध इंगित है| 
यह ग्रंथ हे--प्रसिद्ध भक्त सेन जी रचित कबीर अरु रैदास 
संवाद | यह ६६ छुंदों में लिखा गया है और इसमें कबीर और रैदास 
का विवाद वरशित है। यह सेन वहीं हैं जिनका निर्देश श्री नाभादास 
ने अपने भक्तमाल में रामानंद के शिष्यो में किया है। प्रोफेसर रानाडे के 
अनुसार सैन सन्‌ १४४८ (संबत्‌ १५० ४) म॑ हुए! | इस प्रकार वे कबीर 


(दिदुस्तानी-भ्रक्टूबर १९३२) 
भिस्टिसिज्म इन महाराष्ट्र -प्रो० रानाडे | पृष्ठ १९० 


अस्तावना 8 | 


ओर रैदास के समकालीन रहे होंगे | सैन नाई थे किंतु थे बहुत बड़े भक्त । ये 
बीदर के राजा की सेवा में नियुक्त थे और उनके बाल बनाया करते थे । एक 
बार इन्होंने अपनी भक्ति-साधना में राजा की सेवा में जाने से भी इनकार कर 
दिया था। इनकी भक्ति में यह शक्ति थी कि ये दपंण के प्रतिविंब में ईश्वर 
को दिखला सकते थे। इनके 'कबीर अरु रेदास संवाद? में रेदास ओर 
कबीर में सग॒ण और निगण ब्रह्म के संबंध में वाद-विवाद हुआ है। अंत में रैदास 
ने कबीर को भी अपना गृरु माना है और उनके सिद्धांतों को स्वीकार किया 
है। उसी प्रसंग में रैदास का कथन है :-- 
रैदास कहे जी ! 
तुम साची कही सही सतवादो । सबलां सज्या लगाई ॥ 
सबल सिंघारया निबला तारया । सुनो कबीर गुरभाई ॥३५॥ 
कबीर ने भी कहा है :-- 
कबीर कई जी ! 
भरम ही डारि दे करम ही डारि दे । डारि दे जीव की दुबध्याई । 
आत्मरांम करो विश्रांमां । हम तुम दोन्‍्य, गुर भाई ॥६४॥ 
कबीर कहे जी ! 
नृगुण ब्रह्म सकल को दाता | सो सुमरो चित लाईं। 
को है लुध दीरघ को नांही | हम तुम दोन्यं गुरभाई ॥६६॥ 
इन अवतरणों से ज्ञात होता है कि कबीर ओर रैदास एक ही गरु के 
शिष्य थे ओर ये गुरु रामानद ही थे जिनकी शिष्य-परपरा में अन्य शिष्यों के 
साथ कबीर और रैदास का नाम भी है। सेन द्वारा यह निर्देश अधिक 
प्रामाणिक हे । 
यदि हम उपयक्त समस्त सामग्री पर विचार कर तो नाभादास के 
बहुत काल वपु धारि के का अवतरण, भक्तमाल में उल्लिखित रामानंद की 
शिष्य-परंपरा, अनंतदास ओर सैन का कबीर संबंधी विवरण, प्रसंग पारिजात 
फ़ानी का दबिस्तान और प्रियादास की टीका, ये सभी कबीर को रामानंद के शिष्य 
होने का प्रमाण देते हैं | इनके विरुद्ध हमें कोई विशिष्ट प्रमाण नहीं मिल्नता। 
अतः कबीर को रामानंद का शिष्य मानने में कोई ग्रापत्ति नहीं होनी चाहिए | 
कबीर का निधन कब हुआ, यह कहीं भी प्रामाणिक रूप से हमें नहीं 
मिलता। यदि कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे तो वे सिकंदर लोदी के 


९२ संत्र कबीर 


राज्यारोहण काल सन्‌ १४८८ या १४८६ (संवत्‌ १४४४ या १५४४६) तक 
अवश्य ही जीवित रहे | इस काल के कितने समय बाद कबीर का निधन 
हुआ यह नहीं कहा जा सकता । 
कबीर की मृत्यु के संबंध म॑ं अभी तक हमे तीन अवतरण 
कबीर की मृत्यु मिलते हैं;-- 


(१) सुमंत पंद्रा सो उनहत्तरा हाई । 
सतगुर चल्ले उठ हंसा ज्याई ॥ 
(घमंदास--द्वादश पंथ) 
यह संवत्‌ है १५६६ 
(२) पंद्रह से उनचास में मगहर कीन्‍्हों गोन । 
अगहन सुदि एकादशी, मिले पोन मों पोन॥ (भक्तमाल की टीका) 
यह संवत्‌ है १४४९ 
(३) संवत्‌ पंद्रह से पछत्तरा, कियो मगहर को गौन । 
साध सुदी एकादशी रलो पोन में पौन॥ 
(कबीर जनश्रुति) 
यह संबत्‌ है १५७५ 


जान ब्रिग्स के अनुसार सिकंदर काशी हिजरी ६००, सन्‌ १४६४ 
(संबत्‌ १४४१) में आया था | तभी कबीर उसके सामने उपस्थित किए गए 
थे | अतः उपयक्त भक्तमाल की टीका का उद्धर्ण (२) अशुद्ध ज्ञात होता है| 
उद्धरण (१) में तिथि और दिन दोनों नहीं है; उद्धरण (३) में तिथि तो है 
किंतु दिन नहीं है । श्रतः इन दोनों की प्रामाणिकता गणना के आधार पर 
निर्धारित नहीं की जा सकती | अनंतदास की 'परचई” के अनुसार कबीर ने 
एक सौ बीस वर्ष की आयु पाई। उनके जन्म संवत्‌ में एक सौ बीस वर्ष 
जोड़ने से संवत्‌ १४५७५ होता है जो जनश्रुति से मान्य है | किंतु जनश्रुति इतिहास 
सम्मत नही हुआ करती । अतः हम यदि कबीर को सिकंदर लोदी का सम- 
कॉलीन निश्चित करतें हुए भी जनभ्रुति के आधार पर निर्ंय की पुष्टि नहीं 
कर सकते | अनंतदास की परचई भक्ति-भावना के कारण लिखी जाने के 
कारण संभवतः आयु-निर्देश में कुछ अतिशयोक्ति की पुट दे दे क्योंकि 
अनंतदास नें अपनी 'परचई” में संबत्‌ का उल्लेख न कर आयु का परिमाण 


प्रस्तावना बे 


ही दिया है। संवत्‌ के अभाव में हम इस आयु-निर्देश पर विशेष श्रद्धा नहीं 
रख सकते | 

अंत में अधिक से अधिक हम यही स्थिर कर सकते हैं कि संत कबीर 
का जन्म संवत्‌ १४४५ (सन्‌ ११६८) में ओर निधन संबत्‌ १५४१ (सन्‌ 
१४६४) के लगभग हुआ था जब सिकंदर लोदी काशी आया। इस प्रकार 
संत कबीर ने ६६ वर्ष या उससे कुछ ही अधिक आयु पाई । मांसाहार को 
घुणा की दृष्टि से देखनेवाले सात्विक जीवन के अधिकारी संत के लिए यह 
आयु अधिक नहीं कही जा सकती | 


कबीर का जीवन-वृत्त 


धार्मिक काल के काव्य म॑ एक विशेषता यह रही है कि कवियों ने 
अपनी भक्ति के उन्मेष में आत्म-विश्वास या आत्म-भत्सना की अनेक पंक्तियाँ 
लिखी हैं । ऐसी पंक्तियों में उनके जीवन-बृत्त पर थोड़ा-बहुत प्रकाश अवश्य 
पड़ गया है। जीवन-बृत्त की ये बाते स्त्रयं कवि द्वारा लिखी जाने से अत्यंत 
प्रमाणिक होती हैं और उनके विषय म॑ किसी प्रकार का सदेह नहीं रह जाता। 
जीव॑न-वृत्त के किसी प्रसंग के ऊपर अवतरण न मिलने पर कभी-कभी हमारे मन 
में ज्ञोम उठता है और हम सोचते हैं कि यदि कवि ओर भी आत्म-भत्सना या 
आत्म-निंदा करता तो संभव है, हम उसके जीबन-बृत्त की अधिक सामग्री 
मिल जाती | संत कबीर म॑ हमे आत्म-चरित संबंधी अनेक अवतरण मिलते 
हैं, क्योंकि कबीर ने आत्म-मत्सना के साथ ही आत्म-विश्वास और चेतावनी 
की बहुत सी बातें कही हैं | ऐसे अवतरण नीचे दिए जाते हैं :-- 
« २, जन्म ६&& 
. २, माता+-- 
 कहत कबीर सुन्‌दु मेरी माई। (गूज० २, आसा ३३) 
, सुसि सुसि रोवे कबीर की साई । (गू० २) 
'मुई मेरी माई हड खरा सुखाला | (आ० ३) 
_/नित डडि कोरी गागरि आने लीपत जीड गइओ । 
>> ताना बाना कछू न सूम्े हरि हरि रस लप्टिशो ॥ 
<“ हमारे कुल कऊने रामु कहिओ । 
“जब की माला लईं निपुते तब ते सुखु न भइओ ॥ 
[माता का कथन] (बि० ४) 
रे , पिता-+- 
<“बापि दिल्लासा मेरो कीन्हा । (आ० ३) 
“पिता हमारो बड़ गोसाई । तिसु पिता पहि हड किउ करि जाई। 


(आ० ३) 
_/बलि तिसु बापे जिनि हठ जाइआ । (आ० ३) 


कबीर का जीवन-वृत्त ॥24 


“७ बाल्यकाल-- 
बारह बरस बालपन बीते बीस बरस कछु तपु न कीझो | (आ० १५७) 
भू, जाति ओर आजीविका-- 
कबीर मेरी जाति कड सभु को हसने हारु। (स० २) 
हम घर सूत तनहि नित ताना । (आ० २६) 
तू ब्राह्मग में कासी क जुलहा बूमहु मोर गिआ्लाना । (आ० २६) 
कहत कबीर कारगह तोरी । सूते सूत मिलाएं कोरी । (आ० ३६) 
तनना बुनना सभ्रु तजिओ है कबीर । 
हरि का नामु लिखि लीओ सरीर । (गूज० २) 
जिउ जलु जल महि पेसि न निकसे तिउ ढुरि मिलिश्रो जुलाहो । 
(घना० ३) 
तू बहसनु में कासीक जुलहा मुहि तोहि बराबरी केसे के बनहि । 
(राम० ५) 
बुनि बुनि आप आपु पहिरावड । (मै० ७) 
६, निवास-- 
“पहले दरसन सगहर पाइओ फुनि कासी बसे आई । (राम० ३) 
'जैसा मगहरु तैसी कासी हम एके करि जानी | (राम० ३) 
तोरे भरोसे मगहर बसिओ। (राम० ३) 
किआ कासी किआ ऊखरू मगहरु | (घना० ३) 
७, ख्री-- 
मेरी बहुरिआ को धनिया नाड । 
ले राखिओ राम जनीआ नाड ॥ (आ० ३३) 
“पहिली करूपि कुजाति कुलखनी । 
'अबकी सरूपि सुजाति सुलखनी । (आ० ३२) 
-मूंड पत्लोसि कमर बधि पोथी । 
हम कड चाबनु उन कड रोटी ॥ [ सत्री का कथन ] (गौं० ६) 
सुनि अंधली लोई बेपीर । (गौं० ६) 
ट्र. पुत्र-- 
'बूड़ा बंसु कबीर का उपजिश्नो पूत कमाछु। (स० ११५) 
'बिटवहि राम रसउबा लावा । 


थ्द संत कबीर 


ये वारिक केसे जीवहि रघुराई । (गू० २) 
लरकी लरिकन खैबो नाहि | (गों० ६) 
£. गुरु-- 
मेरो गुर प्सादि मनु मानिश्रा । (सो० ५) 
सतगुर मिले त मारगु दिखाइआ । (आ[० ३) 
'गुर चरण ज्ञागि हम बिनवता (थआ्रा० १) 
गुर किचत किरपा कीनी । (सों० ४) 
जब हुए क्रिपाल मिले गुरदेबु । (गौं० ७) 
कहु कबीर गुर किरपा छूटे । (गौं० ८) 
धंजु गुरदेव अति रूप विचखन | (गौं० १०) 
हम राखे गुर आपने उनि कीनो आदेसु | (स० ८) 
कहि कबीर अब जानिश्ना गुरि गिआनु किआ्रा समझाई | (आ० २) 
हरि जी क्रिपा करे जड अपनी तो गुर के सबदि समावहिगे । (म[० ४) 
गुर सेवा ते भगति कमाई । (मे० &) 
कबीर साचा सतिगुर मे मिलिआ सबदु जु बाहिआ एकु। (स० १५७) 
१०, अध्ययन-- 
बिदिया न परड बादु नही जानड । (बि० २) 
११, पर्यटन (हज) 
“हज हमारी गोमती तीर । 
जहा बसहि पीतंबर पीर (आ० १३) 
'कबीर हज जह हड फिरिश्लो कठतक ठाओ ठाइ । (स० १४) 
कबीर हज काबे हउ जाइ था आगे मिलिआ खुदाह (स० १९७) 
कबीर हज काबे होइ होइ गइआ केती बार कबीर (स० १६८) 
१२. परिस्थितियाँ (अ) धार्मिक-- 
इन मुंडिअन मेरी जाति गंवाई | (अ० ३३) 
गज़ साढ़े ते ते धोतीआ तिहरे पाइनि तग । 
गली जिन्‍्हा जप मालीआ लोटे हाथ निबग ॥ 
ओइ हरि के संत न आखीअहि बानारसि के ठग ॥ (आ० २) 
अनभड किने न देखिया बैरागीअड़े बिनु मे श्रनभउ होइ वरणाहंबे । 
(मा०८) 


कबीर का जीवन-वृत्त ४७ 


ओेसा जोगु कमावहु जोगी । जप तप संजमु गुरसुखि भोगी । 
(राम० ७) 
बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेसानी माहि । (ति० १) 
नादी बेदी सबदी मोनी जम के पटे लिखाइआ । (सो०३) 
काजी ते कवन कतेब बखानी । (आ० ८) 
जोगी जती तपी संनिआसी बहु तीरथ अमना । 
लुंजित मुंजित मोनि जदगाधर अंति तऊ मरना ॥ (आ० ५४) 
जहा बसहिं पीतंबर पीर | (आ० १३) 
(श्रा) राजनीतिक-- 
भुजा बांधि भिला करि डारिओ | 
हसती क्रोपि मू'ड महि मारिश्रो ॥ (गों० ४) 
गंध गुसाइनि गहिर गंभीर । , 
जंजीर बांधि करि खरे कबीर ॥ (मै० १८) 
१३. विश्वा स-- 
“जिड जल छोड़ि बाहरि भ्ओ मीना । 
घूरब जनम हड तप का हीना । (ग० १७) 
शोछी मति मेरी जाति जुलाहा। 
हरि का नामु लहिओ से ज्ञाहा ॥ (गू० २) 
पूरब जनम हम तुम्हरे सेवक अब तड मिटिश्रा न जाई | (रा० ४) 
तोरड' न पाती पूजड न देवा । 
राम भगति बिनु निहफल सेवा ॥ (मै० ६) 
पंडित मुल्ां जो लिखि दीआ | 
छाड़ि चले हम कछू न लीआ ॥ (मै० ७) 
किया कासी किश्रा ऊखरु मगहरु रामु रिद्दे जड होई । (ध० २) 
जडउ तनु कासी तजहि कबीरा' रमईओ कहा निहोरा । (ध० ३) 
भजहु गोविंद भूलि मत जाहु । 
मानस जनम का एही लाहु ॥ (मै० ६) 
“१७, सुविधाजनक जीवन में विश्वास-- 
>जपीशे नामु जपीश् अंनु । 
-“ अँमै के संगि नीका बंचु ॥ (गौं० ११) 


श्द संत कबोर 


भूखे भगति न कीजै | यह माला अपनी लीजे ॥ 

हड मांगठ संतन रेना । से नाही किसी का देना (सो० ११) 
१५, आत्मग्लानि-- हि 

कहु कबीर हम असे लखन । 

ध॑नु गुरुदेव अति रूप बिचखन ॥ (गौ० १०) 

जिंह घर कथा होत हरि संतन इक निमख न कीनो में फेरा | 

लंपट चोर दूत मतवारे तिन संगि सदा बमरा ॥ (रा> ८) 

संतन संग कबीरा विगरिओं । (मै० ५) 
१६, भक्त निर्देश -- 

कल्ि जागे नामा जैदेव। (ब० २) 
१७, वृद्धावस्था-- 

"तीस बरस कह्लु देव न पूजा फिरि पछुताना बिरधि भइओओो । (आ० १५) 

बारिक ते बिरधि भइआ होना सो होइआ । (आ० २३) 
१८, सृत्यु-- 

सगल जनमु सिवपुरी गवाइआ । 

मरती बार मगहरि उठि आइआ ॥ 

बहुतु बरस तपु कीआ कासी । 

मरनु भइआ मगहर को बासी ॥ (ग० १५) 

उपयुक्त अवतरणो से कबीर के जीवन की जो प्रमुख घटनाएं हमें ज्ञात 
होती हैं, वे इस प्रकार हैं | कबीर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ 
था | कबीर की माता स्वयं कहती है कि हमारे कुल में किसने राम का नाम 
लिया हैं! “अर जब से इस “निपूते” कबीर ने जप की माला हाथ में ली है 
तब से किसी प्रकार भी सुख से भेट नहीं हो सकी | इसका जीवन प्रतिदिन 
धागरि! लाकर (घर) लीपते ही व्यतीत हुआ ।?”? इसी कारण कबीर की 
माता उनके धार्मिक विश्वासों से किसी प्रंकार भी संतुष्ट नहीं थी। संतों 
के सत्संग से उन्होंने अपना व्यवसाय छोड़ दिया था जिससे घर के बच्चों ओर 
परिजनों को सदैव अन्न-कष्ट होता था | कबीर की माता एकांत में रोया करती 
थी कि कबीर ने जब तनना-बुनना सब छोड़ दिया है तब ये बच्चे बेचारे किस 
प्रकार जीवित रह सकेंगे ! किंतु कबीर को अठल विश्वास था कि 'रघुराई! 
ही हम सब का दाता है अतः उसे इन बच्चों की भी ख़बर है| ज्ञात होता है, 


कबीर का जौंवन-वृत्त ४३ 


कुछ दिन बाद कबीर की माता का देहांत हो गया था और इससे कबीर पूर्ण॑- 
रूपेण निश्चित हो गए. थे क्योकि अरब उन्हें सत्संग में अपना समय व्यतीत 
करने से रोकनवाला कोई नहीं था। वे अपनी भक्ति-भावना में इतने तन्‍्मय 
थे कि उन्हें दगली (रुई की अंगरखी) पहनने का न तो ध्यान ही था और न 
पाले की भीषणता ही उन्हें ज्ञात होतो थी | कबीर के पिता एक बड़े गोसांई 
थे, उनके प्रति कबीर की बहुत श्रद्धा थी | वे प्रायः कबीर के दुःखी होने पर 
उन्हें सान्त्वना भी दिया करते थे | कबीर का जन्म मगहर में हुआ था । बाद 
में वे काशी आ गए थे। उन्होंने अपने बाल्यकाल के बारह वष तथा थुवा- 
काल के बीस व बिना सत्संग के ही व्यतीत कर दिये थे | जाति से वे जुलाहे 
थे और सभी कोई उनकी जाति का उपहास करता था। पहले तो नित्यप्रति 
अपने घर पर ही ताना तनते थे । फिर उन्होंने तनना-बुनना छोड़ कर और 
अपने करघे को तोड़ कर अपने शरीर पर हरि का नाम लिख लिया और वे 
साधु-सत्संग करने लगे | 

कबीर की संभवतः दो स्तरियाँ थीं। पहली कुरूप थी, उसकी जाति का 
कोई पता नहीं था ओर उसमें गाहस्थ्य के कोई लक्षण नहीं थे | दूसरी सुंदरी 
थी, भ्रच्छी जाति की थी तथा अच्छे लक्षणों से संपन्न थी। पहली स््री का 
नाम था “लोई” और दूसरी सत्री का नाम था धनियाँ जिसे लोग रामजनियाँ भी 
कहते थे | संभवतः यह वैश्या रही हो किंतु कबीर की दृष्टि में वैश्या किसी भाँति 
हीन न समझी गई हो | साधुओं के प्रति कबीर की भक्ति बढ़ने मर सभवतः लोई 
को भी कष्ट होने लगा हो जैसे पहले कबीर की मात्य को कष्ट होता था क्‍योंकि 
कबीर अपने घर का सारा भोजन साघु-संन्यातियों को बाँठ देते थे; घर के 
लोगों को चने चंबा कर ही अपना पेट भरना पड़ता था। साधु-संन्यासियों की 
तो कबीर घर की खाट दे दिया करते थे और स्वयं अ्रपने परिजनों के साथ 
ज़मीन पर सोते थे । 

कबीर के संतान भी थी। एक पुत्र ओर एक पुत्री | संत-संतति होने 

हैं प्रायः अन्न-कष्ट रहता था । पुत्र का नाम कमाल था जो कबीर के 

सुख का कारण नहीं था। बह सगुणोपासकों की श्रेणी में सम्मिलित ही गया 
था | इसलिये कबीर ने उसे अपना वंश-विनाशक समझ रकखा था | 

कबीर का गुरु में अठल विश्वास था। उन्होंने गुरु की वंदना अनेक 
प्रकार से की है यद्यपि उन्होंने अपने गुरु के नाम का उल्लेख नहीं किया है। 


द ० संत्त कबीर 


शात होता है ये गुरु रामानद ही थे। अपने गुरु की सेवा से ही उन्होंने 
भक्ति श्रजित की थी | गुरु की प्राप्ति को वे ईश्वर की कृपा के फल-स्परूप ही 
समभते थे । 

कबीर पुस्तक-शान में विश्वास नहीं रखते थे । वे किसी से वाद-विवाद 
भी नहीं करना जानते थे। आत्म चिंतन और हरि-स्मरण यही उनकी भक्ति के 
साधन थे। मुसलमान होने के कारण वे अनेक बार हज” के लिए भी गए 
लेकिन गोमती नदी के किनारे 'पीताबर पीर! की सेवा में जाना ही ये अपनी 
हज समभते थे | ये 'पीताबर पीर बड़े सुदर कठ से गान क्रिया करते थे और 
कंबीर वहाँ बैठकर उन्हें बड़े प्रेम से सुना करते थे | 

कंबीर के समय में बनारस की धार्मिक परिस्थितियों में बड़ी विषमता 
थी। मुंडिया!” लोग बड़े आडंबर रचा करते थे। बनारस के बहुत से “ठग? 
हरि के संत बन-बनकर साढ़े तीन गज़ की धोती पहन कर गले में जपमाला 
डाल कर हाथ में लोटे लेकर फिरा करते थे | इनके अतिरिक्त बैरागी, जोगी 
बंदे (सूफ़ीमत में विश्वास रखने वाले), नादी, बेदी, शब्दी, मौनी, क़ाजो, यती 
तपी, संन्यासी, लुजित और मुजित (जैनी साल्‍्ठ) तथा पीर? भरे हुए थे | 
कबीर इन सब के कमेंकाडों और आडबरो की बहुत कड़ी आलोचना किया 
करते थे | 

अपने निर्भीक विचारों के कारण कबीर को अनेक कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा | उन पर अनेक अत्याचार हुए | ये अत्याचार सिकंदर 
लोदी द्वारा किये गए. ज्ञात होते हैं। उसने कबीर की भुजाओं को बाँध कर 
हाथी के सामने डाल दिया किंतु कबीर नहीं मारे जा सके | बाद में उन्हें 
ज्ंजीरों से बाँध कर गंगा में डुबाने का प्रयत्न किया गया किंतु वे नहीं डूबे | 

... कबीर अपने विश्वासो में अत्यंत दृढ़ और विचारों में अटल थे | हरि- 

स्मरण में उनका पूर्ण विश्वास था। वे राम-भक्ति के अतिरिक्त संसार की सब 
बातों को निस्सार समभते थे | पडित और मुल्लाओं के आदेशों पर इन्होने 
अशुमात्र भी ध्यान नहीं दिया। थे जन्मान्तरवाद में विश्वास रखते थे । 
उन्हें अपने भजन में इतना विश्वास था कि वे मुक्ति देने वाली काशी में 
न मरकर महरर में मरे, जहाँ मरने पर लोकोक्ति के अनुसार गद्द॑भ योनि में 


) ये रामानंदी संप्रदाय के अ्रवधूत थे । 


कबीर का जीवन-वृत्त ६१ 


पुनः जन्म लेना पड़ता है। वे गोविंद के भजन में ही मनुष्य-जीवन की साथ- 
कता समभते थे | किंतु वे भूखे रह कर भक्ति नहीं करना चाहते थे | जीवन 
की सुविधा का भी उन्हें ध्यान था। वे अपने जीवन के लिये प्रतिदिन इतना 
भोजन चाहते थे--दो सेर आठा, थोड़ा नमक, पाव भर घी, आध सेर दाल । 
इतने अन्न से बे दोनों वक्त संतुष्ट हो सकते थे (राशु सोरठि ११)। वे एक 
चारपाई, एक तकिया, एक रुई से भरा हुआ दोहरा कपड़ा और ऊपर 
(ओढ़ने के लिए) एक कंबल भी चाहते थे । यों कभी कभी अपने अनुचित 
कर्मों के लिए उन्हें पश्चात्ताप और आत्मग्लानि भी होती थी। उन्हें पूव 
भक्तों में बहुत अधिक श्रद्धा थी | इन भक्तों में जयदेव और नामदेव 
उल्लेखनीय हैं । हे 

कबीर को लंबी आयु मिली । उन्होंने अपनी दृद्धावस्था का भी बणन 
किया है और अपनी निबंलता एवं शरीर-कृशता का भी उल्लेख किया है। 
अंत में समस्त जीवन शिवपुरी (बनारस) में तपस्वी की भाँति व्यतीत करने पर 
वे अपनी मृत्यु के समय मगहर के निवासी हुए। 


जीवन-इत्त को आलोचना 

कबीर ने अपने व्यक्तिगत निर्देशों में कोई तिथि या संबत्‌ का उल्लेख 
नहीं किया | अतः अतर्ताक्य से हम उनके आविर्भाव काल अथवा निधन- 
काल के सबंध में कुछु भी नहीं कह सकते | उनका जन्म ऐसे जुलाहे कुल में 
हुआ था जिसमें उनके सत-जीब्रन के लिए. विशेष सुविधाएँ थीं। कबीर ने 
अपने पिता को एक बड़ा गोसाई कहा है। बनारस और उसके आसपास उस 
समय के गोसांई “दसनामी? भेद से अपनी उपासना में कहीं शिव और कहीं 
विष्णु के भक्त होते थे ।' कबीर के पिता ऐसी जुलाहा जाति मे थे जिसमें 
मुसलमानी संस्कारों के साथ ही साथ शिवोपासक योगियों के भी संस्कार थे 
ओर वे किसी शिवोपासक 'दसनामी” संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण 
गोसांई कहलाते थे । इस समय नाथपथ का प्रभाव इन योगियों पर विशेष 
रूप से था जिससे वे 'शरीर-साधन? की परपरा में विश्वास रखते थे। कबीर 


चर 


१हिंदू ट्राइआ्स ऐँड करास्ट्स ऐैज़ रिप्रिजेंटेड ऐट बनारस (पृष्ठ २५५ | 
एम० ए० शेरिंग (१८७१-८२) 


६२ संत कबीर 


ने अपने पिता का निदेश करते हुए यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि “में उस 
पिता की बलि जाता हूँ जिनसे में उत्पन्न हुआ हूँ। उन्होंने पच (इंद्रियों) से मरा 
साथ छुड़ा दिया है, अब मैंने पंच (इद्रियो के विष) को मार कर पेरों के नीचे 
दबा दिया है?” अतः यह स्पष्ट है कि कबीर के पिता जुलाहों की जाति में 
होकर भी योगियों के आचारों में विश्वास रखते थे। इस सबंध में मैं श्री 
हज़ारीप्रसाद द्विवेदी के मत से सहमत हैं जिनके अनुसार कबीर जिस जुलाहा 
बंश में पालित हुए थे वह इसी प्रकार के नाथ मतावलंबी ग्रहस्थ योगियों का 
मुसलमानी रूप था |? योगियों की परंपरा में होने के कारण कबीर के कुल में 
'रामः नाम के लिए विशेष श्रद्धा न होगी इसलिए. जब रामानंद के प्रभाव से 
कबीर ने राम-नाम स्वीकार किया होगा तो उनकी माता का क्षुब्ध होना 
स्वाभाविक था | 

कबीर के जन्म के विषय में जो किंवदंती है कि वे विधवा ब्राह्मणी के 
पुत्र थे और उस विधवा ब्राह्मणी ने लोक-लजा की रक्षा के लिए उन्हें 
लहरतारा तालाब के समीप फेक दिया था तथा इस अवस्था म॑ उन्हें नीरू और 
नीमा जुलाहा-दंपति ने उठा लिया था, कोई विशेष महत्त्व नहीं रखती । हमारे 
सामने इस प्रकार का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इसी भाँति उनका 
ज्योति-स्वरूप होकर लहरतारा के कमल-पत्र पर उतर कर शयन करना एक 
धार्मिक विश्वास है | इस संयध में कुछु भी कहना कबीर-पंथियों की धार्मिक 
भावेने पर आंधात पहुँचाना है । 

.. कबीर का जन्म-स्थान अभी तक “काशी”? माना जाता रहा है और इस 
संबंध मे प्रायः ये पंक्तियाँ उद्धृत की जाती हैं :-- काशी में हम प्रगठट भये है 
रामानंद चिताए।! किंतु ये पक्तियाँ न तो 'सत कबीर?” में हैं और न किसी 
प्रामाणिक पोथी मे ही पाई जाती हैं |? 'संत कबीर” सें कबीर की एक पंक्ति ऐसी 
है जिंससे ज्ञात होता है कि वे मगहर में ही उत्पन्न हुए थे | 'पहले दरसन 
मगहर पाइश्नों फुनि कासी बसे आई |? (रागु रामकली ३) यथेष्ट संकेतपूर्ण 
है। मृत्यु के समय उनका मगहर लौट जाना मनुष्य की उस स्वाभाविक प्रेरणा 
का भी प्रतीक हो सकता है जिससे वह अपनी जन्मभूमि या उसके समीप ही 


संत कबीर, राग आसा ३, पृष्ठ ९२ 
*कबीर-..श्री इज़ारीप्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ ९ 


् 


कबीर का जीवन-वृत्त द३ 


आकर मरना चाहता है। अ्रतः मेरे दृष्तिकोश से कबीर का मगहर में जन्म 
मानना अधिक युक्तिसंगत है | 

कबीर के पारिवारिक जीवन के संबंध में मतभेद है। कबीरपंथी 
साधुओं का कथन है कि लोई उनकी शिष्या मात्र थी, त्लरी नहीं। वह एक 
बनखंडी बैरागी की पोष्य पुत्री थी जिसे उसने लोई (ऊनी चादर) में लिपटा 
हुआ पाया था। कबीर की भक्ति और निस्ट्ठह भावना देखकर वह उनके साथ 
रहने लगी थी | किंतु कबीर की 'मेरी बहुरिया को धनिञ्ना नाउ? (रागु आसा 
३३) और 'बूड़ा बंसु कबीर का उपजिश्रो पूठ कमालु! (सलोकु ११५) निश्चित 
रूप से सिद्ध करते हैं कि कबीर का पारिवारिक जीवन स्त्री और पुत्र से भरपूर 
था | उनसे चाहे कबीर को संतोष न रहा हों, यह दूसरी बात है। 'घनिआ? 
नाम के स्थान पर हमें 'घोई! नाम भी मिलता है जिसका संकेत श्री बनमाली 
जी 'कबीर का साखी ग्रंथ!” की अवतरणिका में करते हैं। 

कबीर ने जिस गुरु की विस्तार-पूर्वक-बंदना की हे वे श्री रामानंद जी 
ही थे | कबीर को अपने निर्भीक धार्मिक विश्वासों के कारण सिकंदर लोदी से 
भी संवर्ष लेना पड़ा । इस विषय की यथेष्ट चर्चा कबीर की जन्म-तिथि के 
संबंध मे हो चुकी है अतः यहाँ कुछु ओर लिखने की आवश्यकता नहीं । कबीर 
की मृत्यु के सबंध में भी निश्चित है कि उन्होंने मगहर में जाकर अपना 
शरीर-त्याग किया । 

कबीर अपने धार्मिक आदर्शों में निःशंक और साहसी थे । उन्होंने 
अपने समय में प्रचलित सभी संप्रदायों के मिथ्याचार और श्राइंबरो की तीत्र 
आलोचना की है। हम उनके सिद्धांतों, धामिक विश्वासों ओर दाशनिक 
दृष्टिकोण की विवेचना कबीर” नाम की पुस्तक में करेंगे । 


सिरो रागु 
१ 


एकु सुआनु के घरि गावणा। 
जननी जानत सुतु बडा होतु है 
इतनाकु न जाने जि दिन दिन अवध घटतु है ॥ 
मोर मोर करि अधिक लाडु धरि पेखत ही जमराउ हसे ॥ 
असा तें जगु भरमि लाइआ | 
केसे बूम्े जब मोहिआ है साइआ ॥ १ ॥ 


कहत कबीर छोडि बिखिआआ रस 

इतु संगति निहचड मरणा ॥ 
रमईआ जपहु आाणी अनत जीवण 

बाणी इनि बिधि भव सागरु तरणा ॥ २॥ 


जां तिसु भावे ता लागे भाउ । 

भरसु भुलावा बिचहु जाइ। 
उपजे सहजु गिआन मति जागे । 

गुर प्रसादि अंतरि लिव लागे॥ 
इतु संगति नाही मरणा | 

हुकुम पछ्ाणि ता खसमे मिलणा ॥ ३ ॥ 


संत कबीर 


हे 


अचरज एकु खुनहु रे पंडीआ 

अब किछु कहनु न जाईं। 
सुरि नर गण गंध्रब जिनि मोहे 

त्रिभवण मेखुली लाई ॥ 
राजा रास अनहद किंगुरी बाजे 

जाकी दिसटि नादु लिव लागे ॥ १॥ 
भाठी गगलु सिंडिआआ अरु चेंडाआ 

कनक कलस इकु पाइआ । 
तिसु महि धार चुअ अति निरमल 

रस महि. रसन चुआइआ ॥ २॥ 
एक जु बात अनूप बनी है 

पवन पिआला साजिआ। 
तीनि भवन महि एको जोगी ह 

कहहु कवनु .है राजा ॥३॥ 
असे गिआन प्रगटिश्रा पुरखोतम 

कहु कबीर रंगि राता। 
अउर दुनी सभ भरप्ति भुलानी 

मनु राम रसाइन माता ॥ ४॥ 


संत कबीर॑ 


राग गउड़ी 


९ 


अब मोहि जलत रास जलु पाइआ । 


राम उदकि तनु जलत बुझाइआ ॥ 

है के 
सनु मारण कारणि बन जाईओअ। 
सो जलु बिनु भगवंत न पाईओ ॥ १ ॥ 


जिह 
राम 


भव 
पीचि 


कहि 


रास 


'पावक सुरि नर है जारे। 


उदकि जन जलत जउबारे॥ २॥ 


सागर सुख सागर माही । 
रहे जल. निखुटत नाही॥ ३२ ॥ 


कबीर भज्जञ खारिंगपानी ॥ 
उद़कि मेरी तिखा बुझकानी॥ ४ ॥ 


संत कबीर 


हि 


माधडऊ जल की पियास न जाइ। 
जल महि. अगनि उठी अधिकाइ || 
तू जलनिधि हड जल का मीनु। 
जल महि रहड जलहि. बिनु खीनु ॥ १॥। 


तूं. पिंजलज हुड सूअटा -तोर। 
' जमु॒ मंजारू कहा करे मोर॥ २॥ 


तं॑ तरवरूु हड पंखी आहि। 


5 


मंदभागी  तेरो दरसनु नाहि॥ ३॥ 


तूं सतिगुरु हड नउतनु चेला। 
कहि कबीर मिलु अंत की बेला ॥ ४ ॥ 


संत कबीर 


रे 


जब हम एको एकु करि जानिआ। 
तब लोगह काहे दुखु मानिआ ॥ 
हम अपतह अपुनी पति खोई। 
हमरे खोजि परहु मति कोई॥ १॥ 


हस मंदे मंदे मन माही। 
साभ पाति काहू सिंड नाही॥ २॥ 


पति अपति ताकी नहीं ल्ञाज। 
तब जानहुगे जब उघरेैगो पाज॥३॥ 


कहु कबोर पति हरि परवानु। 
सरब तिआगि भज्ञ॒ केवल रासु ॥ ४ ॥ 


संत कबीर 


० 


नगन फिरत जो पाइआ जोगु। 
बन का मिरगु सुकति सभु होगु ॥ 
किआ नागे किआ बाधे चाम। 
जब नही चीनसि आतम राम ॥ १॥ 


मूंड मंडाए जो सिधि पाई। 
सुकती भेड न गईआ काई॥२॥ 
बिंदु. राखि जौ तरौओ भाई। 
खुसरे किउ न परम गति पाई॥ ३॥ 
कहु कबीर सुनहु॒ नर भाई। 
राम नाम बिचु किनि गति पाई ॥ ४॥ 


संत कबीर 


संधिआ प्रात इस्नानु कराही। 
जिउः भए दादुर पानी माही॥ 
जउ पे राम राम रति नाही। 
ते सभि धघरमराइ के जाही॥ १॥ 


काइआ रति बहु रूप रचाही । 
तिन कड दइआ सुपने भी नाही ॥ २ ॥ 
चारि चरन कहहि बहु आगर। 
साधू सुखु पावहि' कलि सागर ॥ ३ ॥ 
कहु कबीर बहु काइ करीजे । 
सरबसु छोडि महारसु पीजे ॥ ४ ॥ 


संत कबीर 


द्‌ 


किश्रा जपु किआ तपु किआ बत पूजा । 
जाके रिदूं भाउ है दूजा॥ 
रे जन मनु माधउ सिठ लाई । 
चतुराई न चतुरभुज॒ पाईओ॥ १ ॥ 


परहरु लोभु अरू लोकाचारु | 
परहरु काम्ु क्रोधु पअ्रहंकारु॥ २ ॥ 


करम करत बध अहंभेव । 
मिलि पाथर की करही सेव ॥ ३ ॥ 


कहु कबीर भगति करि पाइआ ! 
गोले किक 
भोले भाई मिल रघुराइआ ॥ ४॥ 


संत कबीर 


की 


गरभ वास महि कुलु नहीं जाती । 
बहम बिंदु ते सभु उतपाती ॥ 
कहु रे पंडित बासन कब के हाए । 


बामन कहि कहि जनमु मत खोए ॥ १ ॥ 


जो तूं ब्राहमणु बहमणी जाइआ । 
तड आन बाट काहे नही आइआ ॥ २ ॥ 


तुम कत बाहमण हम कत सूद । 
हम कत लोहू तुम कत दूध ॥ ३ ॥ 


कहु कबीर जो बअहसु॒बीचारे । 
सो ब्राहमण कहीअ्रतु है हमारे॥ ४॥ 


१० 


संत कबीर 


ट् 


अंधकार सुखि कबहि न सोईहे । 
राजा रंकु दोड मिलि रोईहै॥ 
जउ पे रसना राम्मु न कहिबो। 
उपजत बिनसत रोवत रहिबो ॥ १ ॥ 


जस देखीओ तरवर की छाइआ | 
प्रान गए कहु काँ की माइआ ॥ २ ॥ 
जस जंती महि जीड समाना। 
मूए मरसु को का कर जाना ॥ ३ ॥ 


हंसा सरवरु कालु सरीर। 
राम रसाइन पीड रे कबीर॥ ४॥ 


संत कबीर 


6 


जोति की जाति जाति की जोती । 

तितु लागे कंचूआ फल मोती ॥ 
कंवनु सु घरु जो निरभउ कहीओ 

भउ भजि जाइ अभे होइ रही ॥ १॥ 
तदि तीरथि नही मनु पतीआाइई । 

चार अचार रहे उरभाइ ॥ २॥ 


पाप पूँन दुइ एक समान। 
निज घरि पारसु तजहु गुन आन ॥ ३ ॥ 


कबीर निरगुण नाम न रोसु | 
इसु परचाह परचि रहु एसु॥ ४ ॥ 


११ 


श्र 


संत कर्बार 


१०- 


जो जन परमिति परमनु जाना । 
बातन ही बेकुंठ समाना। 
ना जाना बेकुंठ कहा ही। 
जानु जानु सभि कहहि तहा ही ॥ १ ॥ 


कहन कहावन नह पतीअईहे । 
तड मनु माने जा ते हठमे जईहेै॥ २॥ 


जब लगु मनि बेकुंठ की आस । 
तब लगु होइ नहीं चरन निवासु॥ ३ ॥ 


कहु कबोर इह कहीओ काहि। 
साध संगति बेकंडे आहि॥ ४ ॥ 


संत कबीर 


अ 


उपजे निपजे निपजि समाई। 
नेनह देखत इहु जगु जाईं॥ 
लाज न मरहु कहहु घरु मेरा। 
अंत की बार नहीं कछु तेरा॥ १ ॥ 
अनिक जतन करि काइआ पाली । 
मरती बार अगनि संगि जाली ॥ २ ॥ 


चोआ चंदनु मरदन अंगा। 
सो तनु जले काठ के संगा॥ ३॥ 


कहु कबीर सुनहु रे गुनीआ। 
बिनसेगो रूपु देखे सम दुनीआ ॥ ४॥ 


१३ 


संत कबीर 


१२ 


अवर मृए किआ सोगु करीजे। 
तड॒ कीजे जड आपन जीजे॥ 
मे न मरठ मरिबो संसारा। 
अब मोहि मिलिओ है जीआरावन हारा॥ १ ॥ 


इआ देही परमल महकंदा । 
ता सुख बिसरे परमानंदा॥ २॥ 


कूडटा एकु पंच पनिहारी । 
टूटी लाजु भरे मति हारी ॥३॥ 


कहु कबीर इक बुधि बीचारी ॥ 
ना श्रोहु कूअटा ना पनिहारी॥ ४ ॥ 


संत कबीर 


१३ 


असथावर ज॑ंगम कीट पतंगा । 
अनिक जनम कीए बहु रंगा ॥ 
असे घर हम बहुतु बसाए। 
जब हम राम गरभ होइ आए ॥ १ ॥ 


जोगी जती तपी ब्रहमचारी । 
कबहू राजा! छुन्नपति कबहू भेखारी ॥ २ ॥ 
साकत मरहि संत सभि जीवहि । 


राम रसाइनु रसना पीवहि ॥३॥ 


कहु कबीर प्रभ किरपा कीजे। 
हारि परे अब पूरा दीजे॥४॥ 


श्प्‌ 


संत कबीर 


१७ 


असो अचरजु देखिश्रो। कबीर । 
दधि के भो ले बिरोले नीरु॥ 
हरी अंगूरी गद॒हा चरे । 
नित उछढि हासे हीगे मरे॥१॥ 


माता भैसा अंमुहा जाइ। 
कुदि कुदि चरे रसातलि पाइ॥ २॥ 


कहु कबीर परगटु भई खेड। | 
लेले कड चूधे नित भेड॥३॥ 


राम रमत मति परगठी आई। 
कहु कबीर गुरि सोझ्ती पाई ॥ ४॥ 


संत कबीर 


१५ 


जिड जल छोडि बाहरि सइओ मीना । 
पूरव जनम हड तप का हीना ॥ 
अब कहु राम कवन गति मोरी । 
तजीले बनारस समति भई थोरी ॥ १ ॥ 


सगल जनमु सिवपुरी गवाइआ । 
मरती बार मगहरि उछढि आइआ ॥ २ ॥ 


बहुतु बरस तपु कीआ कासी। 
मरनु भहआ सगहर की बासी ॥ ३॥ 


कासी मगहर सम बीचारी । 
ओछी भगति केसे उत्तरसि पारी ॥ ४॥ 


कहु गुर ग॒जि सिव सभु को जाने । 
आुआ कबीरु रमत खसत्री रामे ॥ ९ ॥ 


१७ 


संत कबीर 


१६ 


चोआ. चंदन मरदन अंगा। 
सो तनु जले काढ के अंगा॥ 
इसु तन धन की कवन बडाई । 
घरनि परे उरवारि न जाई॥१॥ 


राति जि सोवहि दिन करहि काम । 
इकु खिनु लेहि न हरि को नाम ॥ २॥ 


हाथि तडोर मुखि खाइओ तंबोर । 
मरती बार कसि बाधिओ चोर ॥ ३॥ 
गुरमति रसि रसि हरि गुन गावे । 
रामै राम रमत सुखु पावे॥ ४॥ 
किरपा करि के नासु डरिड़ाई । 
हरि हरि बासु सुगंध बसाई॥ £॥ 


कहत कबीर चेति रे अंधा। 
सति रामु झूठा सभु धंधा ॥ ६॥ 


॥0'9॥ ५५४५ 


संत कबीर 


१७ 


जम ते * उलटि भए्‌ है राम। 
दुख बिनसे सुख कीओ बिसराम ॥ 
बेरी उल्नटि भए है मीता। 
साकत उलटदि सुजन भए चीता॥ 
अब मोहि सरब कुसल करि मानिआ | 
सांति भहँ जब गोबिदु जानिआ्रा ॥ १॥ 


तन महि. हाती कोदि उपाधि। 
उलटि भई सुख सहजि समाधि॥ 
आपु. पछाने आप. आप। 
रोगु न बिआझपे तीनो ताप॥ २॥ 


अब मनु उलदि सनातनु हुआ। 
तब जानिआ जब जीवत मुआ ॥ 
कहु कबीर सुखि सहजि समावउ । 
आपि न डरठउ न अवर डराबड ॥ ३ ॥ 


१€ 


सत्र कबीर 
श्र 


पिडि मुअ जीउ किह घरि जाता । 
सबदि अतोति अनाहदि राता॥ 
जिनि रामु जानिआ तिनहि पछानिआ | 
जिउ गूंगे साकरू सनु मानिआ ॥ १॥ 


ओअसा गिझानु.. क्ये बनवारी। 
मन रे पवन द्विड सुखमन नारी॥ 
सो गुरु करहु जि बहुरि न करना । 
सो पदु रवहु जि बहुरि न रबना॥ 
सो घिश्आनु धरहु जि बहुरि न घरना। 
झेसे मरहु जि बहुरि न मरना॥ २॥ 


उलटी गंगा जमुन॒ मिलावड | 
बिनु जल संगस मन महि न्हावडउ ॥ 
लोचा समसरि इहहु बिउहारा। 
ततु बीचारि किआ अवबरि बीचारा ॥ ३॥ 


अपु तठेजु बाइ  प्रिथमी अकासा। 
असी कहत रहड. हरि पासा ॥ 
कहे कबीर निरंजन धघिआवउ | 
तितु घरिजा जि बहुरि न आवउठ ॥ ४ ॥ 


संत कबोर 


१६ - 


कंचन सिड पाईआ नही तोलि। 
मनु दे राम लीआ है मोलि॥ 
अब सोहि रासु अपुना करि जानिआ। 
सहज सुभाह मेरा सनु मानिआ्रा॥ १॥ 


ब्रहमे कथि कथि अंतु न पाइआ। 
राम भगति बैठे घरि आइआ॥ २॥ 


कहु कबीर चंचल मति तिशआागी। 
केवल राम भगत निञ्र भसागी॥ १ ॥॥ 


संत कबीर 


२०- 


जिह मरने सभु जगतु तराखिआ। 
सो मरना गुर सबदि श्रगासिआ ॥ 
अब केसे मरठ मरनि मनु मानिआ। 
मरि मरि जाते जिन राझ्समु न जानिआ ॥ १ ॥ 


मरनो मरन्‌ कहै सभु कोई। 
सहजे मरे अमरु होइ सोई॥२॥ 


कहु कबीर सनि भइआ अनंदा। 
गहआ भरसु रहिआ परमानंदा ॥ ३ ॥ 


संत कबीर 


538 


कत नही ठडर मूलु कत लावड । 
खोजत तन महि ठउठर न पावड ॥ 


लागी होइ सु जाने पीर। 
राम भगति अनीआले तीर॥ १॥ 


एक भाई देखड सभ नारी। 
किआआ जानठउ सह कउठन पिआरी ॥ २॥ 


कहु कबीर जा के मसतकि भागु। 
सभ परहरि ता कड मिले सुहागु ॥ ३॥ 


९३ 


संत कबीर 


श्र 


जा के हरि सा ठाकुरू भाई। 
सुकति अनंत. पुकारणि जाई ॥ 
अब कहु राम भरोसा तोरा । 
तब काहू का कंवनु निहोरा ॥ १ ॥ 


तीनि लोक जाके हृहि भार। 
सो काहे न करे प्रतिपार॥ २॥ 


कहु कबीर इक बुधि बीचारी । 
किआ्आ। बसु जड़ बिखु दे महतारी ॥ ३ ॥ 


संत कबीर 


२२ 


बिनु सत सती होट्ट केसे नारि। 
पंडित देखहु. रिदे बीचारि॥ 
प्रीति बिना केसे बचे सनेहु। 
जब लग रस तब लग नहीं नेहु ॥ १॥ 
साहनि स॒तु करे जीअ अपने। 
सो रमये कडउ मिले न सपने॥ २॥ 
तनु मनु धनु प्रिहु सउपि सरीरु। 
सोई सुहागनि कहे कबीरु॥ ३ ॥ 


रष्‌ 


संत कबीर 


२४ 


बिखिआआ बिश्रापिश्ला सगल संसारु। 
बिखिशआा ले डूबी परवारु॥ 
रे नर नाव चडड़ि कत बोड़ी। 
हरि सिड तोड़ि बिखिआ्आ संगि जोड़ी ॥ १ ॥ 


स॒रि नर दाधे ल्ञागी आगि। 
निकटि नीरु पसु पीवसि न रकागि॥ २॥ 


चेतत चेतत निकसिश्रो नीरू। 
सो जलु निरमलु कथत कबीरु॥ ३॥ 


संत कबीर 


२५ 


जिह कुलि पूतु न गिआन बीचारी । 
विधवा कस न भई महतारी ॥ 
जिह नर राम भगति नहि साथी | 
जनसमत कस न मुओ अपराधी ॥ १ ॥ 


मुचु मुचु गरभ गए कीन बचिआ । 
बुडभुज रूप जीवे जग ममिआ ॥ २॥ 


कहु कबीर जेसे सुंदर सरूप । 
नाम बिना जैसे कुबज कुरूप॥ ३॥ 


र्ड 


संत कबीर 


२६ 


जो जन लेहि खसम का नाड। 
तिनके सद बलिहारे जाउ ॥ 
सो निरमलु निरमल हरि गुन गावे । 
सो भाई मेरे सनि भावे॥ १॥ 


जिह घट रामु रहिआ भरपूरि। 
तिन की पण पंकज हम धूरि॥ २॥ 


जाति जुलाहा मति का धघीरु। 
सहजि सहजि गुण रमे कबीरु ॥ ३ ॥ 


संत कबीर 


२७. 


गगनि रसाल चुओ मेरी भाठी। 
संचि महा रसु तनु भइआ काठी ॥ 
उआआ कड कहीओ सहज मतवारा। 
पीवत राम रसु गिआन बीचारा ॥ १ ॥ 


सहज कलालनि जड़ मिल्नि आई | 
आनंदि माते अनदिनु जाई ॥ २॥ 


चीनत चीतु निरंजन लाइआ। 
कहु कबीर तो अनभउठ पाइआ ॥ ३॥ 


हा 


संत कबीर 


श्ट 


मन का सुभाठड मनहि बिआपी। 
समनहि सारि कवन सिधि थापी ॥ 
कवनु सु मुनि जो मनु मारे। 
समन कड मारि कहहु किसु तारै॥ १ ॥ 


मन अंतरि बोले सभु कोई। 
मन मारे बिनु भगति न होई॥ २॥ 


कहु कबीर जो जाने भेड। 
मनु मछुसूदनु त्रिभवण देड ॥ ३॥ 


संत कबीर 


२६ 


ओइ जु दीसहि अंबरि तार। 
किनि ओइ चीते चीतनहार ॥ 
कहु र पंडित अंबरु का सिउ लागा। 
बूस्े बूकनहारु.. सभागा ॥ १॥ 


सूरज चंदु करहि उजीआरा। 
सभ महि पसरिआ ब्रहम पसारा ॥ २ ॥ 


कहु कबीर जानेगा सोह | 
हिरदे रामु मुखि रामे होइ॥ ३॥ 


3९ 


संत कबीर 


३० 


बेद की पुत्री सिम्रिति भाई। 
सांकल  जेवरी  लेहे आई॥ 
आपन नगरू आप ते बाधिआ । 
मोह के फाधि काल सरुसांधिआ ॥ १ ॥ 


कटी न कटे तूटि नह जाईं। 
सा सापनि होइ जग कउ खाई ॥ २॥ 


हम देखत जिनि सभ्रु जगु लूटिआ | 
कहु कबौर मे राम कहि छूटिआ ॥ ३॥ 


बंत कब्ोर 


३१, 


देह मुहार लगासु पहिरावड । 
सगलत जीनु गगन दडरावउ ॥ 
अपने बीचारि असवारी कीजे। 
सहज के पावड़े पगु धरि लीजे॥ १॥ 


चलु रे बेकुंड तुकहि ले तारड। 
हिच हित प्रेम के चाडुक मारठ ॥ २॥ 


कहत कबीर भले असवबारा । 
बेद कतेब ते रहहि निराशा ॥ ३ ॥ 


१५ 


संत कबीर 


३२२ 


जिह मुखि पांचड अंम्नित खाए । 
तिह मुख देखत लूकट लाए ॥ 
इक हुखु राम राइ काटहु मेरा । 
अगनि दंहे अरु गरभ बसेरा॥ १॥ 


काइआ बिगूती बहु बिधि भाती। 
को जार को गड ले मादो ॥ २॥ 


कहु कबोर हरि चरण दिखावहु । 
पाछे ते जमु किउ न पढावहु॥ ३॥ 


संत कबीर 


३३ 


भापे पावक आपे पवना। 
जारे खसम्रु॒ त राखे कवना ॥ 
राम जपत तनु जरि की न जाइ। 
राम नाम चितु रहिआ समाइ ॥ १ ॥ 


का को जरे काहि होइ हानि। 
नट वट खेले सारिंगपानि॥ २ ॥ 


कहु कबीर अखर दुइ भाखि। 
होइगा खसम्रु त लेइगा राखि ॥ ३॥ 


३५ 


संत कंबोर 


३४ 


ना मे जोग घिआन चितु लाइआ । 
बिलु बेराग न छटसि माइआ ॥ 
केसे जीवनु होइ हमारा। 
जब न होइ राम नाम अधारा ॥ १॥ 


कहु॒ कबीर खोजउऊ असमान । 
राम समान न देखड आन ॥ २॥ 


संत कबीर 


३५ 


जिहि सिरि रचि रचि बाधत पाग । 
सो सिरु चंच सवारहि काग ॥ 
इसु तन घन को किआ गरबईआ । 
राम नाझ्ु काहे न दिड़ीआ ॥ १ ॥ 


कहत कबीर सुनहु मन मेरे। 
इही हवाल  होहिंगे तेरे॥२॥ 


३७5 


संत कबीर 


२६ 


सुखु मांगत दुखु आगे आदे। 
सो सुखु हमहु न मांगिआ भावे॥ 
बिखिआआ अजहु सुरति सुख आसा। 
केसे होई है राजा राम निवासा॥ १॥ 


इसु सुख ते सिव ब्रहम डराना। 
सो सुखु हमहु साचु करि जाना॥ २॥ 


सनकादिक नारद मुनि सेखा। 
तिन भी तन महि सनु नहीं पेखा ॥ ३॥ 
इसु मन कड कोई खोजहु भाई । 
तन छूटे मनु कहा समाई॥ ४॥ 


संत कबीर 


गुर प्रसादी जैदेड. नामां। 
भगति के प्रमि इनही है जाना॥ <॥ 


इसु मन कउ॒ नही आवन जाना। 
जिसका भरमु गइआ तिनि साचु पछाना॥ ६ ॥ 


इसु मन कड रूपु न रेखिआआ काई । 
हुकमे होइआ हुकसु बूमक्कि समाई ॥ ७॥ 
इस मन का कोई जाने भेड। 
इह मसनि लीण भए सखदेठ॥०८॥ 


जीडउ एकू अरू सगक्ल सरीरा । 
इसु मन कड रवि रहे कबीरा ॥ ९ ॥ 


३६ 


संत कबीर 


३२७ 


अहिनिसि एक नाम जो जागे। 
केतक सिघध भएु लिव ल्ागे॥ 
साधक सिंध सगल मुनि हारे। 
एक नाम कक्षिप तर तारे ॥ १॥ 


जो हरि हरे सु होहि न आना। 
कहि कबोर राम नाम पछाना॥ २॥ 


संत कबौर 


श्दः 


रे जीअ निल्तज लाज तुहि नाही। 
हरि तजि कत काहू के जांही॥ 
जाकी ठाकरे ऊचा होई। 
सो जनु पर घर जात न सोहीं॥ १ ॥ 


सो साहिब रहिआ. भरपूरि। 
सदा संगि नाही हरि दूरि॥२॥ 


कला चरन सरन है जा के। 
कहु जन का नाही घर ता के॥३॥ 


सभु कोऊ कहे जासु की बाता | 
सो संम्रथु निज पति है दाता॥ ४ ॥ 


कहे कबीर पूरन जग सोई । 
जाके हिरदे अवरु न होई॥«॥ 


४१ 


संत कबीर 


३६ 


कउनु को पूतु पिता को का को। 
कउठनु मरे को देह संतापो॥ 
हरि ठग जग कड ठगडउरी लाई। 
हरि के बिशोग केसे जीअड मेरी माई ॥ १ ॥ 


कडन को पुरखु कडन की नारी । 
इआ तत लेहु सरीर बिचारी॥ २॥ 


कहि कबीर ठग सिउऊः सनु मानिआ। 
गई ठगठरी ठगु पहिचानिआ॥ ३ ॥ 


संत कबीर 
९2० 


अब मो कउ भए राजा राम सहाई । 
जनम मरन कटि परम गति पाई॥ 
साधू. संगति दीओ रलाइ | 
पंच दूत ते लीओ छुडाइ॥ 
अंख्रित नामु जपड जपु रखना । 
अमोल दास करें तीनो अपना॥ १॥ 
सतिगुर कीनोी पर उपकारु। 
काढि लीन सागर संसार ॥ 
चरन कमल सिउ खागी पश्रीति। 
गोबिंदु. बसे निता नित चीत॥ २॥ 
'माइआ तपति बुसकिआ अंगिआरु । 
मनि संतोखु नाम. आधारु॥ 
जलि थल्लि पूरि रहे प्रभ सुआमी । 
जत पेखड तत अंतरजामी ॥ ३॥ 
अपनी भगति आप ही द्रिड़ाई। 
प्रब लिखतु मित्षिआ मेरे भाई ॥ 
जिसु क्रिपा करे तिसु पूरन साज। 
कबीर को सुआमी गरीबनिवाज ॥ ४॥ 


४३ 


संत कबीर 


४१ 


जलि है सूतकु थल है सूतकु सूतक ओपति होई । 
जनमे सूतकु रूए फुनि सूतकु सूतक परज बिगोई ॥ 

कहु रे पंडीआ कडन पवीता। 

ओसा गिआ्आानु जपहु मेरे मीता॥ १ ॥ 
नेनहु सूतक बेनहु सखूतकु सूतक ख्रवनी होई। 
ऊठत बेठ्त सूतक लागे सूतक परे रखोई ॥ २ ॥ 
फासन की बिधि सभु कोऊ जाने छूटन की इकु कोहे । 
कहि कबीर राम्रु रिंदे बिचारे सूतक तिन्‍्हे न होई ॥ ३॥ 


संत कबीर 


७२ 
भझगरा एकु निबरहु राम | 
जड तुम अपने जन सो कासु ॥ 


इहु मनु बडा कि जा सउ मनु सनिश्रा । 
राम. बड़ा के रासहि जानिश्रा॥ १॥ 


बरहमा बडा कि जासु उपाइआ | 
बेदु बडा कि जहां ते आइआ ॥ २॥ 


कहि. कबीर हुई भइआ उदास । 
तोरथु बडा कि हरि का दालु॥ ३ ॥ 


6५ 


संत कबीर 


७३ 


देखो भाई ज्ञान की आई आंधो । 
समभे उडानी भ्रम की टाटी रहे न माइआ बांधी ॥ 


दुचिते की दुइ थूनि गिरानी मोहु बलेंडा हूटा। 
तिसना छ्ानि परी घर ऊपरि दुरमति भांडा फूटा ॥ $ ॥ 


आंधी पाछे जो जलु बरखे तिहि तेरा जनु भीनां । 
कहि कबीर मनि भइआ भ्रगासा उदे भानु जब चीना ॥ २॥ 


संत कबीर 


४७४७ 


हरि जसु सुनहि न हरि गुन गावहि | 
बातन ही असमानु गिरावहि ॥ 


से लोगन सिंउड किआझआ कहीओ। 


जो प्रभ कौए भगति ते बाहुज तिन ते सदा डराने रहीओ ॥ १ ॥ 


आपि न देहि चुरू भरि पानी। 
तिह निंदहि जिंह गंगा आनी॥ २॥ 


बैठत उठत कुटिलता चालहि। 


आपु गए अउरन हू घालहि॥ ३॥ 


छाडि कुचरचा आन न जानहि। 
बहमा हू को कहिओ न मानहि॥ ४॥ 


आपु गए अउरन हू. खोबहि। 
आगि लगाइ मंदर में सोवहि॥ «॥ 


अवरन हसत आप हहि काने । 
तिन कड॒ देखि कबीर  लज़ाने ॥ ६ ॥ 


९2७9 


खत कबीर 


७५४ 


जीवत पितर न माने कोऊ मू्ण सराध कराही। 
पितर भी बुरे कहु किउ पावहि कऊुआ कूकर खाही ॥ 

मो कउ कुसलु बतावहु कोई । 

कुसक्ष कुसलु करते जगु बिनसे कुसलु भी केसे होई ॥ १॥ 
माटी के करि देवी देवा तिस्रु आगे जीड देही । 
औसे पितर तुमारे कहीअहि आपन कहिआ न लेही ॥ २॥ 
सरजीउ काटहि निरजीउ पूजहि अंतकाल कउ भारी | 


राम नाम की गति नहीं जानी भे डूबे संसारी॥ ३॥ 


देवी देवा पूजहि डोलहि पारब्रहसु नहीं जाना। 
कहत कबीर अकुलु नही चेतिआआ बिखिञ्रा सिउ ज्पदाना ॥ ४ ॥ 


संत कबीर 


४९६ 
जीवत मरे मरे फुनि जीवे अओसे सुंनि समाइआ । 
अंजन माहि निरंजनि रहीओ बहुड़ि न भव जलि पाइआ॥ 


मेरे राम ओसा खीरु बिलोईअ ॥ 
गुर मति मनुआ असथिरु राखहु इनि विधि अंम्रितु पीओईओ ॥ १॥ 


गुर के बाणि बजर कल छेदी प्रगटिश्ला पदु परगासा । 
सकति अधेर जेवड़ी भ्रम्ु चुका निहचलु सिव घरि बासा ॥ २ ॥ 


तिनि बिनु बाणे धनखु चढाइशे इहु जगु बेधिआ भाई । 
दह दिस बूडी पवनु कछुलावे डोरि रही लिव लाईं॥३॥ 


उनमनि मसनूआ सुंनि समाना दुबिधा दुरमति भागी। 
कहु कबीर अनभडउ इकु देखिआ राम नामि लिव लागी ॥ ४॥ 


86 


संत कबीर 


७७ 


उल्लटत पवन चक्र खट्टर भेदे सुरति सन अनरागी । 
आवै न जाइ मरे न जीवे तासु खोज बेरागी ॥ 

मेरे मन मन ही उल्तटि समाना। | 

गुर परसादि अकलि भई अबरे न तरु था बेगाना ॥ १॥ 


निवरे दूरि दूरि फुनि निवरे जिनि जैसा करि मानिआ | 
अल्लउती का जैसे भहआ बरेडा जिनि पीआ तिनि जानिआ॥ २॥ 


त्तेरी निरणुन कथा काइ सिड कहिओ ओसा कोइ बिबेकी । 
कहु कबोर जिनि दीआ पत्नीता तिनि तेसी कल देखी ॥ ३ ॥ 


संत कबीर 


ष्ट 


तह पावस सिंधु धूप नहीं छुहीआ तह उतपति परलड नाही। 
जीवन मिरतु न दुखु सुखु बिआपे सुंन समाधि दोऊ तह नाही ॥ 
सहज की अकथ कथा है निरारी । 

तुलि नही चढ़े जाइ न मुकाती हललुकी लगे न भारी ॥ १॥ 


अरध उरध दोऊ तह नाही राति दिनसु तह नाही। 
जलु नही पवनु पावकु फुनि नाही सतियुर तहा स साही॥ २॥ 


अगस अगोचरूु रहे निरंतरि गुर किरपा ते लहीओ। 
कहु कबीर बलि जाड गुर अपुने सत संगति मिल्नि रहीअ्र ॥ ३ ॥ 


प्‌ 


संत कबीर 


४6६ 


पापु पुंनचु हुई बेल बिसाहे पवलु पूजी परगासिश्रो। 
ब्रिसना गूणि भरी घट भीतरि इन बिधि टांड बिसाहिओ ॥ 
असा नाइक राम. हमाशा। 

सगल संसारू किश्लो बनजारा॥ १ ॥ 


कामसु क्रोधु हुई भये जगातो मन तरंग बटवारा । 
पंच ततु मिलि दानु निबेरहि ठांडा उतरिश्रो पारा ॥ २॥ 


कहत कबीरु सुनहु रे संतहु अब असी बनि आईं। 
घाटी चढत बेलु इकु थाका चलो गोनि छिटकाई ॥ ३॥ 


संत कबीर 


प्र्० 


पेवकड़े दिन चारि है साहुरडे जाणा। 
अंधा लोकु न जाणई मूरखु एआणा ॥ 


कहु डडीआ बाधे धन खड़ी। 
पाहु घरि आए मुकलाऊ आए ॥ १ ॥ 


ओह जि दिसे खूहड़ी कडन लाजु वहारी। 
लाजु घड़ी सिउ तूटि पड़ी उछि चली पनिहारी ॥ २॥ 
साहिबु होह दइआलु क्रिपा करे अपुना कारजु सवारे । 
ता सोहागणि जाणीओ गुर सबदु बीचारे ॥ ३॥ 
किरत को बांधी सभ फिरे देखहु बीचारी । 
एस नो कला आखीओ किआ करे विचारी॥ ४ ॥ 


भई निरासी उठि चल्ली चित बंधि न धीरा। 
हरि को चरणी लागि रहु भजु सरणि कबीरा ॥ £ ॥ 


है 


सत कबीर 


४१ 


जोगी कहहि जोगु भल मीठा अवरु न दूज़ा भाईे । 
रुडित मुंडित एके सबदी एुइ कहहि सिचि पाई ॥ 

हरि बिनु भरसि भुलाने अंधथा। 

जा पहि जाडउ आपु छुटकावनि ते बाघे बहु फंघा॥ १॥ 
जह ते उपजी तही समानी इहि बिधि बिसरी तब ही । 
पंडित गुणी सूर हम दाते एहि कहहि बड हम ही॥२॥ 


जिसहि बुझाए सोई बूसे बिलु बूक्के किउ रहीओ । 
सतिगुरु मिले अंधेरा चूके इन बिघि माणकु लहीओ ॥ ३ ॥ 


तजि बावे दाहने बिकारा हरि पहुं द्विडु करि रहीओ । 
कहु कबीर गंंगे गुड़ खाइआ पूछे ते किआ कहीओ ॥ ४॥ 


रद 


संत कबीर 


५२ 


जह कछु अहा तहा किछु नाही पंच ततु॒ तह नाही। 

इड़ा पिंगला सुखमन बंदे ए अ्रवगन कत जाही ॥ 

तागा तूटा गगनु बिनसि गहइआ तेरा बोलतु कहा समाई। 

एह संसा मो कड अनदिनु बिआपे सो कड को न कहै समझाई ॥ १ ॥ 


जह बरभंडु पिंहु तह नाही रचनहारु तह नाही। 
जोड़ण हारो सदा अतीता इह कहीओ किसु माही॥ २॥ 


जोड़ी जुड़े न तोड़ी तूंटे जब लगु होइ बिनासी। 
का को ठाकुरु का को संवकु को काहू के जासी॥ ३॥ 


कहु कबीर लिव लागि रही है जहा बसे दिन राती । 
उमा का मरसु ओही परु जाने ओहु तड सदा अबिनासी | ४ ॥ 


पे 


संत कबीर 


भरे, 


सुरति सिम्रिति दुइ क॑ंनी सुंदा परमिति बाहरि खिथा । 
सुंन गुफा सहि आसणछ॒ बेसछण कलप बिबरजित पंथा ॥ 
मेरे राजन मे बैरागी जोगी । 

मरत न सोग बिश्रोगी॥ १ ॥ 


खंड अहमंड महि सिंडी मेरा बटूआ सम जगु भसमाधारी । 
ताड़ी ल्ञागी त्रिपलु पलटीओ छुटे होइ पसारी॥ २ ॥ 


मनु पवनु दुइ तूंबा करीहे जुग जुग सारद साजी। 
थिरु भई तंती वृटसि नाही अनहद किंगुरी बाजी ॥ ३ ॥ 


सुनि सन सगन भए है पूरे माइआ डोल न लागी। 
कहु कबीर ता कउ पुनरपि जनसु नही खेलि गइओ बैरागी॥ ४ ॥ 


१६ 


संत कबोर 


५७ 
गज नव गज दस गज इकीस पुरोश्रा एक तनाई। 
साठ सूत नव खंड बहतरि पाठु लगो अधिकाई ॥ 


गदे। बुनावन माहों। 
घर छोड़िश्र जाइ जुलाहो ॥ १ ॥ 


गजी न मिनीओे तोलि न तुलीओ पाचनु सेर अढाई । 
जौ करि पाचनु बेगि न पावे रूगरु करे घर हाई ॥ २॥ 


दिनकी बेठ खसम की बरकस इह बेला कत आई। 
छूटे कंंडे भोगे प्रीआ चलिओ जुलाहो रीखाई ॥ ३ ॥ 


छोछी नली तंतु नहीं निकसे न तर रही उरमराई। 
छोडि पसारु ईहा रहु बएपुरी कहु कबीर समझाई ॥ ४ ॥ 


३७5 


८ 


संत कबोर 


४ 


एक जोति एका मिली किंबा होइमहोइ । 
जितु घटि नाम्ु न ऊपजे फूटि मरे जनु सोइ॥ 


सावल सुंदर रामईआ । 

मेरा मनु ल्ञागा तोहि॥ १ ॥ 
साधु मिले सिधि पाईओ कि एहु जोगु कि भोगु । 
दुहु सि्षचि कारञ्ञु ऊपजे राम नाम संजोगु॥ २॥ 
लोगु जाने इहु गीत है इहु तड अहम बीचार। 
जिउ कासी उपदेखु होइ मानस मरती बार॥ ३॥ 


कोई गावे को स॒ुणे हरि नामा चितु लाइ। 
कहु कबीर  संसा नहीं अंति परमगति पाइ॥ ४॥ 


संत कबीर 


२६ 


जेते जतन करत ते डूबे भव सागरु नहीं तारिश्ोरे। 
करम धरम करते बहु संजम अहं बुधि मनु जारिश्ो रे ॥ 
सास ग्रास को दातो ठाकुरु सो किउ मनहु बिसारिश्रो रे । 
हीरा लालु अमोलु जनमु है कउठडी बदले हारिश्ो २े॥ १ ॥ 


त्रिसना ब्रिखा भूख अमि लागी हिरदे नाहि बीचारिश्रो रे । 
डनमत मान हिरिओ मन माही गुर का सब॒दु न धारिओ रे॥ २॥ 


सुआद खुभत इंद्री रस प्ररिश्रो मद रस लेत बिकारिशो रे। 
करम भाग संतन संगाने कासट लोह उधारिओ्रो रे ॥ ३॥ 


धावत जोनि जनम अमि थाके अब दुख करि हम हारिओ रे । 
कहि कबीर गुर मिलत महा रसु प्रेम भगति निसतारिओ रे॥ ४ ॥ 


५६ 


संत कबीर 


आए 


कालबूत कौ हसतनी मन बउरा रे चलतु रचिओ जगदीस । 
काम सुआइ गज बसि परे मन बउरा रे अंकसु सहिओ सीस ॥ 
बिखे बाचु हरि राचु समझु मन बउरा रे | 

निरभे होइ न हरि भजे सन बउरा रे गहिओश्रो न राम जहाजु ॥ १ ४ 


मरकट मुसदी अनाज की मन बडरा रे लीनी हाथु पसारि। 
छूटन को सहसा प्रिआ मन बडरा रे नाचिश्रो घर घर बारि ॥ २॥ 


जिउ नलनी सूअटा गहिओ मन बडरा रे माया इहु बिउहारु। 
जैसा रंगु कसुंभ का मन बडरा रे तिड पसरिओ पासारु॥ ३॥ 


नावन कड तीरथ घने मन बडरा रे पूजन कड बहु देव । 
कहु कबीर छूटनु नही मन बडउरा रे छूटनु हरि की सेव॥ ४॥ 


६० 


संत कबीर 


रे 


अगनि न दंहै पवनु नही मगने तसकरु नेरि न आवे | 
राम नाम धनु करि संचडनी सो धनु कतही न जावे ॥ 
हमरा धनु माधड गोबिंदु धरणी घरु इहै सार धनु कहीओ । 
जो सुखु प्रभ गोबिंद की सेवा सो सुखु राजि न लहीआ ॥ १ ॥ 


इस घन कारणि सिव सनकादिक खोजत भए उदासी । 
मनि मुकुंदु जिहबा नाराइनु परैन जम कौ फासी॥ २॥ 


निज धनु गिंआनु भगति गुर दीनी तासु सुमति मनु लागा। 
जलताअंभ थंभि मनु धावत भरम बंधन भड भागा ॥ ३॥ 


कहे कबीर मदन के माते हिरदे देख बीचारी । 
तुम घरि लाख कोटि अस्व हसती हम घरि एक मुरारी ॥ ४॥ 


६१ 


संत कबीर 


४6 


जिउ कर्पि के कर मुसदि चनन को लुबधि न तिझआगु दुइओ | 

जो जो करम कौए लालच सिउ ते फिरि गरहि परिओ॥ 
भगति बिनु बिरथे जनसु गइओ । 

साथ संगति भगवान भजन बिनु कही न सचु रहिओ॥ १ ॥ 


ज्ञिड उद्झ्लान कुसम परफुलित किनहि न प्राउ लइओ। 
तैसे अ्रमत अनेक जोनि महि फिरि फिरि काल हइओ ॥ २॥ 


इआ धन जोबन अरु सुत दारा पेखन कड जु दइओ ॥ 
तिंन ही माहि श्रटक्रि जो उरमे दइद्री प्रेरे लइओ॥ ३॥ 


अडध अनल तनु तिन को मंदरु चहु दिस ठाहु ठइओ। 
कहि कबीर मे सागर तरन कठ में सतिगुर ओद लड़ओ॥ ४ ॥ 


दर 


संत कबीर 


६० 


पानी मैला साटी गोरी। 
इस माटी की पुतरी जोरी॥ 
मे नाही कछु आहि न मोरा। 
तनु घनु सभु रसु गोबिंद तारा ॥ १ ॥ 


इस माटी महि पवनु समाइआ । 
झूठा परपंचु जोरि चलाइआ ॥ २॥ 


फिनहू लाख पांच की जोरी। 
अंत की बार गगरीआ फोरी ॥ ३॥ 


कहि कबीर इक नीच उसारी। 
खिन महि बिनसि जाइ अहंकारी ॥ ४॥ 


६३ 


संत कबीर 


६३ 


सुरगबासु न बाछ्ीआ डरीओ न नरकि निवासु । 
होना है सो होई है मनहि न कीजे आस ॥ 


रमईआ गुन गाईओ जा ते पाईश परस निधानु ॥ १॥ 


किआ जपु किआ तपु संजमो किला बरतु किआ इसनानु । 
जब लगु जुगति न जानीओआ भाड भगति भगवान ॥ २॥ 


संपे देखि न हरखीओे बिपति देखि न रोइ। 
जिउ संपे तिड बिपति है बिधने रचिआ सो होइ ॥ ३ ॥ 


कहि कबीर अब जानिआआा संतन रिदे मर्ारि। 
सेवक सो सेवा भले जिंह घट बसे मुरारि॥ ४॥ 


६६ 


संत कबीर 


६४ 


रे मन तेरो कोइ नही खिंचि लेइ जिनि भारु। 
बिरख बसेरों पंखि को तेसो इहु संसारु ॥ 
राम रसु पीआ रे जिह रस बिसरि गए रस अउर ॥ १ ॥ 
अडर मुए किआ रोईओ जउ आपा थिरु न रहाइ । 
जा उपज सो बिनसि है दुखु करे रोवे बलाइ ॥ २॥ 


जह की उपजी तह रची पीवत मरदुन लाग। 
कहि कबौर चिति चेतिआ राम सिमरि बेराग ॥ ३१॥ 


६0७ 


ह्ट्प 


संत कबीर 


६५४ 


पंथु निहारे कामनी लोचन भरी ले उसासा। 
उर न भीजे पगु ना खिसे हरि दरसन को आसा ॥ 


उडहु न कागा कारे | 


बेगि मिलीजे अपुने राम पिआरे ॥ १ ॥ 


कहि कबीर जीवन पद कारनि हरि की भगति करीजे । 
एकु आधार नाम नाराइन रसना रासु रवीजे॥ २॥ 


संत कबीर 


गा 


आस पास घन तुसी का बिरवा मार बनारसि गाऊ रे। 
उआ का सरूपु देखि मोही गुआरनि मोकड छोडि न आउ न जाहू रे ॥ 
तोहि चरन मनु लागो सारिंगधर सो मिले जो बड भागो रे ॥१॥ 


बिद्राबन सन हरन सनोहर क्रिसन चरावत गाऊ रे । 
जा का ठाकुरु तुही सारिंगधर मोहि कबीरा नाऊ रे॥२॥ 


सत कबीर 


६७ 
बिपल बसन्न केते है पहिरे किआआ बन मधे बासा। 
कहा भदआ नर देवा धोखे किआ जलि बोरिओ्ो गिआता ॥ 


जीअ रे जाहिगा मे जानां । अबिगतु समझु इआना ॥ 
जत जत देखड बहुरि न पेखड संगि साइआ लपटाना ॥ १॥ 


गिशानी घिआनोी बहु उपदेसी इहु जगु सगलो धंधा | 
कहि कबीर इक रास नाम बिनु इआ जगु साइआ अंधा ॥ २ ॥ 


फए 


संत कबीर 


ध्ट 
मन रे छाडहु भरमसु प्रगहु होइ नाचहु इआ माइश्रा के डांडे । 
सूरु कि सनमुख रन ते डरपे सतो कि सांचे भांडे॥ 


डगमग छाडि रे मन बउरा। 
अब तड जरे मरे सिधि पाईआ लीनो हाथि संघडरा ॥ १ ॥ 


काम क्रोध माइआ के लीने इआ विधि जगतु बिगूता । 
कहि कबीर राजा राम न छोडड सगल ऊच ते ऊचा॥ २॥ 


७१ 


७२ 


संत कबीर 


६6६ 


फुरमानु तेरा सिरे ऊपरि फिरि न करत बीचार । 

तुही दरीआ तुही करोआ तुम्ये ते निसतार ॥ 

बंदे बंदगी इकतीआर । 

साहिबु रोसु धरड कि पिशारु॥ १॥ 

नामु तेरा आधारु मेरा जिउ फूलु जई है नारि। 

कहि कबीर गुलामु घर का जीआइ भावे मारि॥ २॥ 


संत कबीर 


9० 


लख चडरासीह जीअ जोनि महि अमत नंदु बहु थाको रे। 
भगति हेति अवतार लीओ है भागु बडो बपुरा को रे॥ 
तुम जु कहत हउ नंद को नंदनु नंद सु नंदनु का को रे। 
धरनि अकासु दसो दिस नाही तब इहु नंदु कहा थो रे॥ १ ॥ 


संकटि नही परै जोनि नही आबे नाम निरंजन जा को रे। 
कबीर को सुआमी असो ठाकुरु जा के माई न बापो रे ॥ २॥ 


७३ 


दे 


संत कबीर 


७९ 


निदुउ निंदुड मो कउ लोगु निंदउ | 


निंदा जन कउ खरी पिआरी ॥ 


निंदा 


बापु निंदा महतारी ॥ 


निंदा होइ त बेकुंडि जाईअ। 
नाम्ु पदारधु मनहि बसाईओ ॥ 
रिंदे सुध जउ निंदा होइ। 


हमरे 


कपरे निंदकु घोइ॥ १ ॥ 


निंदा करे सु हमरा मीतु। 


निंदऋ 
निदुकु 
हमरा 
निदा 
निंदा 


माहि हमारा चीतु ॥ 
सो जो निंदा होरे। 
जीवनु निंदुकु लोरै॥ २॥ 
हमरी प्रेम पिआरु | 
हमरा करे उधारु ॥ 


ज्ञन कबीर कउ निंदा सार । 
निंदुकु हुबा हम उतरे पारि॥३॥ 


संत कबीर 


39२ 


राजा राम तं ओसा निरभठ तरन तारन राम राइआ ॥ 


जब हम होते तब तुम नाही अब तुम हहु हम नाही। 
अब हम तुम एक भए हहि एके देखत मनु पतीआही ॥ १ ॥ 


जब बुधि होती तब बलु केसा अब बुधि बलु न खटाई । 
कहि कबीर बुधि हर लई मेरी बुधि बदली सिधि पाई ॥ २॥ 


३ 


संत कबीर 


७३ 


खट नेम करि कोठड़ी बांधी बसतु अनूपु बीच पाई। 
कंजो कुलफु प्राम करि राखे करते बार न लाईं॥ 
अब मन जागत रहु रे भाई । 

गाफलु होइ के जनमु गवाइओ चोरु सुसे घरु जाई॥ १॥ 


पंच पहरूआ दर महि रहते तिन्‍न्ह का नहीं पतीआरा। 
चेति सुचेत चित होइ रहु तड॒ ले परगासु उजारा॥ २॥ 


नउ घर देखि जु कासनि भूली बसतु अनूप न पाई। 
कहतु कबौर नवे घर मूसे दसवें ततु समाई ॥ ३॥ 


उद्‌ 


संत कबीर 


3७ 


माई मोहि अवरु न जानिओ आना नां । 

सिंव सनकादि जासु गुन गावहि तासु बसहि मारे प्राना नां । 
हिरदे प्रगासु गिआन गुर गंमित गगन मंडल महि धिआना नां। 
बिखे रोग मे बंधन भाग सन निज घरि सुख जाना ना॥ १॥ 


एकसु मति रति जानि मानि अभ दूसर सनहि न आना ना। 
चंदन बास भए सन बासन तिआगि घटिओश्लो अभिमाना ना ॥ २॥ 


जो जन गाइ घिआइ जसु ठाकुर तासु प्रभू है थाना नां। 
तिह बडभाग बसिश्रो मनि जा के करम प्रधान मथाना ना ॥ ३ ॥ 


काटि सकति सिच सहजु अगासिओ्रो एके एक समाना ना। 
कहि कबीर गुर भेटि महां सुख अमत रहे मनु माना नां॥ ४ ॥ 


3 


संत कबीर 


( बावन अखरी ) 
७५ 


बावन अछुर लोक अज्ञ सभु कछु इनही माहि । 
ए अखर खिरि जाहिगे ओइ अखर इन महि नाहि॥। १॥ 
जहा बोल तह अछुर आवबा | जह अबोल तह मनु न रहावा ॥ 
बोल अबोल मधि है सोई | जस ओहु है तस लखे न कोई ॥ २॥। 
अलह लहउ तड किआ्रा कहठ कहउडत को उपकार | 
बटक बीज महिं रवि रहिओ जा को तीनि लोक बिसथार ।॥। ३ ॥ 
अलह लहंता भेद छे कछु कछु पाइओ भेद । 
उल्मटि भेद मनु बेधिश्रो पाइओझ अभंग अछेद ॥ ४ ।। 
तुक तरीकत जानीअ हिंदू बेदघुरान। 
मन समस्ावन कारने कछुअक पड़ीओ गिश्लान॥ £ ॥ 


ओ अंकार आदि में जाना। लिखि अरु मेंटे ताहि न माना॥ 
ओऔओओ अंकार लखे जड कोई | सोई लखि मेटणा न होईं॥ ६॥ 


उज 








पंत कबीर इ्झ 





चित्र २--शरीर में पट चक्र 


संत कबीर 


कका किरणि कमल महि पावा | ससि बिगास संपद नहीं आवा॥ 
अरू जे तहा कुसम रस पावा | अकह कहा कहि का समकझ्कावा ॥ ७ ॥ 


खखा इहे खोड़ि मनआवा। खोड़े छाडि न दृहदिस धावा ॥ 
खसमहि जाणि खिसा करि रहै । तउ होइ निखिञ्रड अखे पदु लहे ॥ ८ ॥ 
गगा गुर के बचन पछाना। दूजी बात न धरई काना॥ 
रहे बिहंगम कतहि न जाई। अगह गहे गहि गगन रहाईं॥ 8 ॥ 
घधा घटि घटि निमसे सोई। घट फूटे घटि कबहि न होई। 
ता घट माहि घाट जड़ पावा । सो घटु छाड़ि अवधट कत धावा ॥ १०॥ 
डडा निग्नहि सनेहु करि निरवारो संदेह। 
नाही देखि न भाजीओ परम सियानप एह ॥११॥ 
चचा रचित चित्र है भारी | तजि चित्रे चेतहु चितकारी ॥ 
चित्र बचित्र. इहै अवकेरा । तजि चिन्र' चितु राखि चितेरा ॥३२॥ 
छुछा इहे छुन्रपति पासा। छुकि किन रहहु छाडि कि न आसा ॥ 
रे मन में तठ छिन छिन समझावा । ताहि छाडि कत आपु बधावा ॥११३॥ 


जजा जड तन जीवत जराबे। जोबन जारि जुगति सो पावे॥ 
झस जरि परजरि जरि जब रहे । तब जाइ जोति उजारड लहे ॥१४॥ 


७€ 


संत कबीर 


रूमा उरमि सुरम्िि नही ज्ञाना। रहिओ रूमकि नाही परवाना ॥ 
कत रूेखि रखि अडरन समझावा । रगरु कीए रूगरड हो पावा ॥१५॥ 


जंजा निकटि जु घट रहिओ दूरि कहा तजि जाइ । 
जा कारणि जग ह्ृढिश्रड नेरठ पाइअड ताहि ॥१६॥ 


टटा विकट धाद घद माही । खोलि कपाट महत्लि किन जाही । 
देखि अटल टक्षि कतहि न जावा । रहे लपटि घट परचड पावा ॥१७॥ 


ठठा इंहे दूरि ठग नीरा। नीठि नीठि सनु कीआ धीरा ॥ 
जिनि ठगि ठगिआ्आरा सगल जगु खावा । सो ठगु ठगिआ ठउर मनु श्रावा॥१८॥ 


डडा डर उपजे डरू जाई। ता डर महि डरु रहिआ समाई॥ 
जड डर डरे त फिरि डरु लागे। निडरु हुआ डरू उर होइ भागे ॥१६॥ 
ढढा ढिग हृढहि कत आना। हृढत ही ढहि गए पराना ॥ 
चढ़ि सुमेरि हृढि जब आवा । जिह गड्डु गड़िओ सु गड़ महि पावा ॥२०॥ 
णाणा रणि रूतड नर नेही करेै।ना निवैना फुनि संचरे ॥ 
धंनि - जनमु॒ ताही को गयणी। मारे एकहि तजि जाइ घणौ ॥२१॥| 
तता अतर तरिओओो नह जाईं। तन त्रिभवण महि रहिओओ समाई ॥ 
जउ त्रिसवण मन माहि समावा । तड ततहि तत मिलिआ सचु पावा ॥२२॥ 


7 


संत कबीर 


थथा अथाह थाह नहीं पावा । ओहु अथाह इहु थिरु न रहावा ॥ 
थोड़े थलि थानक आरंभ | बिनु ही थाभह मंदिरु थंभे ॥२३॥ 
ददा देखि जु बिनसन हारा। जस अदेखि तस राखि बिचारा ॥ 
दसवे दुआरि कुंची जब दीजे | तड दहआल को दरसनु कोजे ॥२५॥ 
धधा अरधहि उरध निबेरा | अरघहि उरधह मंक्ति बसेरा॥ 
अरधह छाडि उरघ जड आवा | तड अरघहि उरध मिलिआ सुख पावा ॥२९॥ 
नंना निसि दिनु निखत जाईं। निरखत नेन रहे रत वाई॥ 
निरखत निरखत जब जाइ पावा । तब ले निरखहि निरख मिलावा ॥२६॥ 
पपा अपर पारु नहीं पावा। परम जोति सिउ परचड लावा ॥ 
पांचड इ'ह्वी निम्नट करई | पापु पुँनु दोड निरवरई॥२०॥ 
फफा बिनु फूलह फलु होई। ता फल फंक लखे जड कोई ॥ 
दूणि न परई फंक बिचारै। ता फल फंक सभे तन फारे॥र८।॥। 
बयबा बिंदहि बिंदु मिलावा | बिंदहिं बिंदि न बिछुरन पावा ॥ 
बंदठ होइ बंदगी गहे। बंदक होइ बंद सुधि लहै॥२६॥ 
भभा भेदहि भेद मिलावा | अब भउ भानि भरोसड आवा ॥ 
जो बाहरि सो भीतरि जानिश्रा । भइआ भेदु भुपति पहिचानिश्रा ॥३०॥ 


८१ 
99 


सत कबीर 


ममा मूल गहिआ मनु माने | मरमी होइ सु मन कड जाने॥ 
मत कोई मन मिलता बिलमावे । समगन भइआ ते सो सच्चु पावे ॥३१॥ 


मंमा मन सिउ काजु है मन साथे सिधि होइ । 
मन ही मन सिउ कहे कबीरा मन सा मिलिआ न कोइ ।।३२॥ 
इहु मनु सकती इहु मनु सीउ । इहु मनु पंच तत को जीड ॥ 
इहु मनु ले जड उनमनि रहै । तठ तीनि लोक की बाते कहे ॥३३॥ 
यया जउ जानहि तडउ दुरमति हनि करि बसि काइआ गाउ । 
रणि रूतड भाज नही सूरड थारड नाउ ॥३४॥ 
रारा रसु निस्‍्स करि जानिआ। होइ निरस सु रस पहिचानिआा ॥ 
इह रस छाडे उह रसु आवा । उह रसु पीआ इह रसु नहि भावा ॥३५॥ 
लला ओसे लिव मनु लावे। अनत न जाइ परम सचु पावै॥ 


अस जड तहा प्रम ल्षिव लावे । तड अलह लहे लहि चरन समावे ॥३६॥ 


ववा बार बार बिसन सम्हारि । बिसन संसारि न आवे हारि ॥ 
बलि बलि जे बिसन तना जसु गावे । बिसन मिले सभ ही सचु पावे॥३७॥ 


का के ७. 
वावा वाही जानीअ वा जाने इहु होइ । 
इहु अरु ओहु जब मिले तब मिल्तत न जाने कोइ ॥१८॥ 


८३ 


संत कबीर 


ससा सो नीका करि साधहु। घट परचा की बात निराधहु ॥ 

घट परचे जड उपज भाडउ | पूरि रहिआ तह त्रिभवण राड ॥३९॥ 
खखा खोजि परे जड कोई । जो खोजे सो बहुरि न होई॥ 
खोज बूमि जउ करे बीचारा । तड भवजल तरत न॒लावे बारा ॥४०॥ 
ससा सो सह सेज सवारे | सोई सही संदेह निवारे॥ 

अल्प सुख छाडि परम सुख पावा । तब ह॒ह त्रीआ ओहु कंतु कहावा ॥४१॥ 
हाहा होत हाइ नहीं जाना। जब ही होइ तबहि मनु माना ॥ 

है तऊ सही लखे जड कोई | तब ओही ओहु एहु न होई ॥४२॥ 
लिंड लिंड करत फिरे सभु लोगु। ता कारणि बिआपे बहु सोगु॥ 
लखिमी बर सिउ जड लिउ लावे । सोगु मिंटे सभ ही सुख पाव ॥४१॥ 
खखा खिरत खपत गए केते | खिरत खपत अजहूं नह चेते॥ 
अब जयु जानि जड मना रहे । जह का बिछुरा तह थिरु लहे ॥४४॥ 
बावन अखर जोरे आनि। सक्तिआ न अखरु एकु पछानि॥ 
सत का सब॒दु कबीरा कहे | पंडित होइ सु अनभे रहे॥ 
पंडित लोगह कड बिडहार | गिआानवंत कड ततु बीचार ॥ 

जा के जीअ जेसी बुधि होई | कहि. कबीर जानेगा सोई ॥४५॥ 


८३ 


संत कबीर 


थिंतो 
७६ 


सलोकु ॥ पंद्रह धिती सात वार | कहि कबीर उरबार न पार॥ 
साधिक सिघध लखे जड सेड | आपे करता आपे देड ॥ 
थिंती । अंमावसल महि आस निवारठ | अंतरजामी रामु सम्हारह ॥ 
जीवत पावहु मोख दुआर । अनभड सबदु ततु निजु सार॥ 
चरन कमल गोबिंद रंगु लागा । 

संत प्रसादि भए मन _निरमल हरि कीरतन महि अनदिनु जागा ॥१॥ 
परवा प्रीतम करहु बीचार | घट महि खेले अघट अपार ॥ 

काल कलपना कदे न खाइ । आदि पुरख महि रहे समाइ ॥२॥ 
दुतीआ दुहकरि जाने अंग | माइआ बहस रमे सभ संग ॥ 

ना ओहु बढे न घटता जाइ। अकुल निरंजन एके भाई ॥३॥ 


पढे 


संत कबीर 


त्रितीआ तीने सम करि लिझावे। आनद मूल परम पु पावे ॥ 
साध संगति उपजे बिस्वास । बाहरि भीतरि सदा अगास ॥ ४ ॥ 
चडथहि चंचल मन कड गहहु। काम क्रोध संगि कबहु न बहहु ॥ 
जल थल माहे आपहि आप | आप जपहु आपना जाप॥४॥ 
पाँचे. पंच तत  बिसथार | कनिक कामिनी जुग बिउहार ॥ 
प्रम सुधा रसु पीवे कोइ । जरा मरण दुखु फेरि न होह ॥ ६ ॥ 
छुटठि खटु चक्र छुहँ दिस धाइ। बिनु परचे नहीं थिरा रहाइ ॥ 
दुबिधा मेटि खिसा गहि रहहु। करम धरम की सूल न सहहु ॥ ७ ॥ 
सातें सति करि बाचा जाणि। आतम राम लेहु परवाणि ॥ 
छूटे संसा मिटि जाहि दुख | सुंन सरोवरि पावहु सुख॥ ८॥ 
असटमी असट धातु की काइआ । ता महि अ्रकुल महा निधि राइआ ॥ 
गुर गस गिआन बतावे भेद | डलटा रहे अभंग अछेद ॥ ९ ॥ 
नउसी नवे दुआर कड॒ साधि । बहती सनसा राखहु बांधि ॥ 
लोभ मोह सभ बीसरि जाहु । जुगु जुगु जीवहु अमर फल खाह ॥१०॥ 
दसमी दृह दिस होइ अनंद | छूटे भरमु मिले गोबिंद ॥ 
जोति सरूपी तत अनुप | अमल न मल न छाह नहीं धूप ॥११॥ 


८४ 


संत कबीर 


एकाद्सी एक दिस धावे। तनु जानी संकट बहुरि न आवे॥ 
सीतल निरमल भइआा सरोरा | दूरि बतावत पाइआ नीरा ॥१२॥ 


बारसि बारह उगबे सूर | अहिनिसि बाज अनहद तूर॥ 
देखिआ्ला तिहू लोक का पीड । अचरजु भइआ जीव ते सीउ ॥१३॥ 


तेरसि ते रह अगमस बखाणशि। अरध उरध बिचि सम पहिचाणि ॥ 
नीच ऊच नहीं मान अमान। बिश्रापिक राम सगल्न सामान ॥९४॥ 


चडउदसि चउद॒ह लोक मझाभ६रि। रोम रोम महि बसहि मुरारि ॥ 
सम संतोख का धरहु घिआन । नथनी कथीओ ब्रहम गिआन ॥१५॥ 


पूनिठ3 पूरा चंद अकास । पसरहि कला सहज परगास ॥ 
आदि अंति मधि होह रहिआ थीर | सुख सागर महि रमहि कबीर ।॥।१६॥ 


८६ 


संत कबीर 


वार 
92 


बार बार हरि के गुन गावड। 
गुर गमि भेदु स॒ हरि का पावड ॥ 


आदित करे भगति आरंभ। 
काइआ संदर मनसा थंभ ॥ 
अहिनिसि अखंड सुरही जाइ। 
तड अनहद बेशु सहज महि बाह | १ ॥ 
सोमवारि ससि अंम्रितु भरे। 
चाखत बेगि सगल बिख हरे॥ 
बाणी रोकिआ रहे दुआर। 
तड मनु मतवारों पीवनहार॥ २ ॥ 


८७ 


८८ 


संत कबीर 


मंगलवारे ल्ते माहीति । 
पंच चोर की जाणे रीति॥ 
घर छोडे बाहरि जिनि जाइ। 
ना तरू खरा रिसे है राइ ॥३॥ 
बुधवारि बुधि करे प्रगास। 
हिरदूे कमल महि हरि का बास ॥ 
गुर मिलि दोऊ एक सम धरे। 
उरध पंक ले सूधा करे॥ ४॥ 


ब्रिहसपति बिखिआआ देह बहाइ। 
तीनि देव एक संगि लाइ॥ 
तीनि नदी तह त्रिकुटी माहि। 
अहिनिसि कसमल धोवहि नाहि॥ ९ ॥ 
सुक्रितु सहारे सु इह बति चड़े। 
अनदिन आपि आप सिउ लड़े।॥ 
सुरखी पांचदच राखे सबे। 
तउ दूजी द्विलटि न पेसे कबे ॥ ६ ॥ 


छंत कबीर 


थावर थिरु करि राखे सोह। 
जोति दीवटी घट मह जोइ॥ 
बाहरि भीतरि भइआ प्रगासु । 
तब हुआ सगल करम का नासु ॥ ७॥ 
जब लगु घट महि दूजी आन। 
तड लड महलि न लाभे जान ॥ 
रमत राम सिंड लागो रंगु। 
कहि कबीर तब निरमल अंग ॥ ८ ॥ 


८€ 


संत कबोर 


रागु आसा 


९ 


गुर चरण लागि हम बिनवता पूछत कह जीउः पाइआ । 
कवन काजि जगु उपज बिनसे कहहु मोहि समझाइआ ॥। 


देव करहु दृइआ मोहि मारगि लावहु जितु भे बंधन तूटे । 
जनम मरन दुख फेड़ करम सुख जीअ्र जनम ते छूटे ॥ १ ।। 


माइआ फास बंध नही फारे अरु मन सुंनि न लूके। 
आपा पदु निरबाणु न चीन्हिआ इन बिथधि अभिड न चूके ॥ २ ॥ 


कही न उपजे उपजी जाये भाव अभाव बिहूणा। 
डदे अभ्रसत की मन बुधि नासी तठ सदा सहजि लिव लीणा ।॥| ३ ॥ 


जिड॒प्रतिबिंबु बिंब कड मिली है उदक कुंभु बिगराना । 
कह कबीर ओसा गण अ्रमु भागा तउ मनु सुंनि समाना॥ ४॥ 


&€० 


संत कबीर 


र्‌ 


गज साढे ते ते धोतीआ तिहरे पाइनि तग । 
गली जिन्हा जपमालीआ लोटे हथि निबग ॥ 
आझोइ हरि के संतन आखीअहि बानारसि के ठग ॥ 


अेसे संत न मो कड भावहि । 
डाला सिउ पेडा गटकावहि॥ १ ॥ 


बासन सांजि चरावहि ऊपरि काठी धोहइ जलावहि । 
बसुधा खोदि करहि दुइ चूल्हे सारे माणस खावहि ॥ २ ॥ 


ओइ पापी सदा फिरहि अपराधी सुखहु अपरस कहा वहि । 
सदा सदा फिरहि अभिसानी सगल कुटंब डुबावहि ॥ ३॥ 


आ 


बन 
करण च् हक 


जितु को लाइआ तित ही लागा तैसे करम कमावे। 
कबीर जिसु सतिगुरु भेटे पुनरपि जनमि न आवे ॥ ४॥ 


€१ 


€२ 


संत कबीर 


है 
बापि दिलासा मेरो कौन्हा । 
सेज सुखाली, मुखि अंग्रितु दीन्हा || 
तिसु बाप कठउ किउ मनहु विसारी | 
आगे गइआ न बाजी हारी॥ 


सुई मेरी माह,.हउ खरा सुखाला। 
पट ४८ 
पहिरठ नही दुगली लगे न पाला ॥ १ ॥ 


बलि तिसु बापे जिनि हड जाइआ | 
पंचा ते मेरा संगु चुकाइआ ॥ 
पंच, सारि पावा तलि दौने। 
हरि सिमरनि मेरा मनु तनु भीने ॥ २॥ 


संत कबीर 


पिता हमारों वड गोसाई । 

तिसु पिता पहि हड किड़करि जाई ॥ 
सतिगुर मिले त मारगु दिखाइआ । 
जगत पिता मेरे मनि भाइआ ॥ ३॥ 
हड पूतु तेरा,तूं बापु मेरा । 

एके ठाहर दुद्दा बसेरा॥ 

कह कबीर जनि एको बूमिओरा | 

गुर असादि मै सभु किछु सूमिआ ॥ ४ ॥ 


२३ 


संत कबी 


ढे 


इकतु पतरि भरि उरकट कुरकट इकतु पतरि भरि पानी। 
आसि पासि प्रंच जोगीआ बेठे बीचि नकटदे रानी ॥ 
नकटी को ठनगनु बाड़ा डूं। किनहि बिबेकी काटी तू॥$॥ 


सगल माहि नकदी का वासा सगल मारि अ्रउहेरी । 
सगलिआ की हड बहिन भानजी, जिन॒हि बरी तिसु चेरी ॥ २॥. 


हमरो भरता बडो बिब्रेकोी आपे संत कहावे। 
ओओहु हमारे माथे काइमु अडरु हमरे निकटि न आबे ॥ ३ ॥ 


नाकहु काठो कानहु कादी काटि क्ूटि के डारी। 
कहु कबीर संतन की बेरनि तीनि लोक की पिशारी ॥ ४॥ 


€४ 


संत कबीर 


4 
जोगी जती तपी संनिआसी बहु तीरथ अमना । 
लँजित म॑ जिति मोनि जटाधघधर अंति तऊ मरना॥ 


ता ते सेवीओले रामना । 
रसना राम नाम हितु जा के कहा करे जमना॥ १ ॥ 


आगम निरगम जोतिक जानहि बहु बहु बिआकरना। 
तंत्र मंत्र सस अडखध जानहि अंति तऊ मरना ॥ २॥ 


राज भोग अरु छुन्न॒ सिंघासन बहु सुंदुरि रमना। 
पान कपूर सुबासक चंदन अति तकऊ मरना॥ ३॥ 


बेद पुरान सिम्रिति सभ खोजे कहू न ऊबरना। 
कहु कबीर इड रामहिं जंपड मेटि जनम मरना॥ ४ ॥ 


€५ 


घँत कबीर 


६ 


फीलु रबाबी बलदु पखावज कऊआ ताल बजाबे। 
पहिरि चोलना गदहा नाचे. भैसा भगति कराबे ॥ 
राजा राम ककरीआ बरे पकाए। किने बूकनहारे खाए | १ ॥ 


बैठि सिंधु घरि पान लगावै घीस गलडरे लिआवै। 
घरि घरि मुसरी मंगल्ु गावहि कछुआ संखु बजाबवै॥२॥ 


बेस को पूत बीआहन चलिआझा सइने मंडप छाए । 
कंनिआ सृंदरि बेघी ससे सिंध गुन गाए॥ ३॥ 


कहत कबीर सुनहु रे संतहु कीटी परबत खाइआ। 
कछूआ कहे अंगार भि लोरड लूको सबदु सनाइआ ॥ ४॥ 


6६६ 


घखंत कबीर 


ही ।ए 


बटूआ एकु बहतरि आधारी पका जिसहि दुआरा। 
नवे खंड की प्रिथमी मांगे सो जोगी जगि सारा ॥८ 
ओसा जोगी नउ निधि पावे.। तल्का बहसु ले गगनि चरावे ॥ १ ॥ 


द खिथा गिआन घिश्रान क्रि सूई सबदु तागा मथि धाल्ले । 
पंच ततु की करि मिरगाणी गुर के मारगि चाले॥ २॥ 


दुइआ फाहुरी काइआ करि । धूईं द्विलटि की अगनि जलावे । 
तिस का भांउ लए रिद्‌ अंतरि चहु जुग ताड़ी लाव॥१३॥ 


सभ जोगतण राम नामु है जिस का पिंडु पराना । 
कहु कबीर जे किरपा धारे देइ सचा नीसाना॥४॥ 


&€७ 
ईद 


६८ 


संत कबीर 


्ः 


हिंदू तर कहा ते आए किनि एह राह चलाई । 

दिल्ल महि सोचि बिचार कवादे भिसत दोजक किनि पाई ॥ 
काजी ते कवन कतेब बखानी । 

पढ़त गुनत असे सभ मारे किनहूं खबरिं न जानो ॥ १ ॥ 


सकति सनेहु करि सुंनति करीओ मै न बदुड॒गा भाई । 
जउ रे खुदाई मोहि तुरकु करेगा आपन ही कटि ज्ञाई ॥ २॥ 


सुंनति कीए तुरकु जे होइगा अड़रत का किआ करीओ। 
अरध सरीरी नारि न छोडे ताते हिंदू ही रहीअ ॥ ३ ॥ 


छाडि कतेब राम भज्ञ बउरे जुलम करत है भारी | 
कबोरे पकरी टेक राम कौ तुरक रहे पचि हारी॥ ४॥ 


संत कबीर 


& 


जब लगु तेलु .दौवे, सुखि बाती)तब सूम्े सभु कोई । 
तेल जले बाती ठहरानी सूंना मंद्दरु होई॥ 
रे बडरे तुहि घरी नराखे कोई । तू राम नाम्रु जपु सोई॥ १ ॥ 


का की मात पिता कहु का को कवन पुरख की जोईं। 
घट फूट कोक बात न पूछ काढहु काढहु होई ॥ २॥ 
देहुरी बेठी माता रोबे खटीआ ले गए भाई। 
लट छिटकाए तिरीआ रोवे हंसु इकेला जाई॥३॥ 
कहत कबीर सुनहु रे संतहु भे सागर के ताई। 
इसु बंदे सिरि जुलमु होत है जमु नही हटे गुसाई॥ ४॥ 


१७० 


संत कबीर 


१० 


सनक सनंद अंतु नही पाइआ । 
बेद पड़े पड़ि ब्रहमे जनमु गवाइआ ॥ 
हरि का बिलोवना बिल्लोवहु मेरे भाई । 
सहजि बिलोवहु जेसे ततुन जाईं॥ १॥ 


तनु करि महुकी मन माहि बिलोई । 

इसु महठुकी महि सबदु संजोई ॥ २॥ 
हरि का बिल्ोवना मन का बीचारा। 
गुर पअ्रसादि पावे अंग्नित घारा॥३॥ 
कहु॒ कबीर नदरि करे जे मीरा ।. 
राम नाम लगिं उतरे तीरा ॥ ४॥ 


संत कबीर 


हा 


बाती सूकी तेलु निखूटा | 
मंदसु न बाज नदु पे सूता॥ 
बुकि गई अगनि न निकसिड घुंझआ । 
रवि रहिआ एकु अवरु नही दूआ ॥ १ ॥ 


तूटी तंत्‌ न बजे रबाबु। 
भूलि बिगारिओ अपना काजु ॥ २॥ 


कथनी बदनी कहनु कहावनु । 
सममि परी तउ बिसरिओओो गावनु ॥ ३ ॥ 


कहत कबीर पंच जो चूरे। 
तिन्‍ह ते नाहि परम पदु दूरे॥ ४॥ 


१०२ 


संत कबीर 


१२ 


सुतु अपराध करत है जेते। 
जननी चीति न राखसि तेते॥ 
रामईआ हड बारिकु तेरा। 
काहे न खंडसि अ्रवगनु मेरा ॥ १ ॥ 


जे अति क्रोप करे करि घधाइआ । 
ता भी चीति न राखसि माइआ ॥ २ ॥ 


चिंत भवनि मनु परिश्रो हमारा । 
नाम बिना केसे उतरसि पारा ॥ ३॥ 


देहि बिसल मति सदा सरीरा। 
सहजि सहजि गुन रवे कबीरा ॥ ४॥ 


संत कबीर 


१३. 


हज हमारी गोमती तोौर। 
जहा बसहि पीतंबर पीर ॥ 
वाहु वाहु किझआा खूबु गावता है। 
हरि का नामु मेरे मनि भावता है ॥ १ ॥ 


नारद सारद करहि. खबासी। 
पासि बेठी बीबी कवलादासी ॥ २॥ 


कंठे माला जिहवा रासु । 
सहंस नामु ले ले करड सलामु॥ ३॥ 


कहत कबीर राम गुन गावड। 
हिंदू तुक दोऊ समझावड ॥ ४ ॥ 


१०३ 


संत कबीर 


१४ 


पाती तोरे मालिनी पाती पाती जीड। 
जिसु पाहन कड॒ पाती तोरे सो पाहन निरजीड ॥ 
भूली मालनी है एड। सतिगुरु जागता है दंड॥ १ ॥ 


ब्रहमु पाती बिसनु डारी फूल संकर देठ । 
तीनि देव प्रतखि तोरहि करहि क्रिस की से3॥ २॥ 


पाखान गढि के मभूरति कौन्ही दे के छाती पाड। 
जे एह मूरति साची है तड गड़णहारे खाड॥३॥ 


भातु पहिति अरु लापसी करकरा कासारु। 
भोगनहारे भोगिआ्आा इसु मूरति के मुख छारु॥ ४॥ 


मालिनि भूली जगु भुलाना हम सुलाने नाहि। 
कहु कबीर हम राम राखे क्रिपा करि हरि राइ॥ ४ ॥ 


१०४ 


संत कबीर 


१५ 


बारह बरस बालपन बीते बोस बरस कछु तपु न कोओ | 

तीस बरस कछु देव न पूजा फिरि पछुताना विरधि भइओ ॥ 
मेरी मेरी करते जनम गइओ | 

साइर सोखि भुज बलइओ ॥ १ |, 

सूके सरवरि पालि बंधावै लूणे खेति हथ वारि करे। 
आइओ चोरु तुरंतह ले गइओ मेरी राखत मुगधु फिरै॥ २॥ 
चरन सोसु कर कंपन लाग नेनी नीरू असार बहै। 
जिहवा बचनु सुष्ठ नही निकसे तब रे घरम की आस करे॥ ३ ॥ 


हरि जीउ क्रिपा करे,लिव लावे लाहा हरि हरि नामु लीओ। 
गुर परसादी हरि धनु पाइआ.अंते चल दिश्रा. नालि चलिओ ॥ ४ ॥ 
कहत कबीर स॒ नहु रे संतहु अनु धनु कछुओ ले न गइओ | 
आई तलब गोपालराइ की माइआ मंदर छोडि चलिओ ॥ < ॥ 


१०४ 
१४ 


१०६ 


संत कबीर 


१६ 


काहू दीन्दे पाट पटंबर काहू पल्रध निवारा। 
काहू गरी गोद्री नाही काहू खान परारा॥ 
अहिरख वादु न कीजै रे मन। 

सुक्रितु करि करि ल्लीजे रे मन॥१॥ 


कुम्हारे एक जु माटी गूंधों बहु बिधि बानी लाई । 
काहू महि मोती मुकताहल काहू बिआ्लाधि लगाई ॥ २॥ 
सूमहि धनु राखन कड दीआ मुगधु कहे धनु मेरा। 
जम का डंडु मूंड महि लागे खिन महि करे निबेरा ॥ ३ ॥ 
हरि जनु ऊतस्रु भगतु सदावे आगिआ मनि सुखु पाई । 
जो तिसु भावे सति करि माने भाणा मंनि वसाईं॥ ४॥ 
कहै कबोरु सुनहु रे संतहु मेरी मेरी कूढी। 
चिरगट फारि चटारा ले गइओ तरी तागरी छूदी ॥ २॥ 


रूत १बोर 


१७ 


हम मसकीन खुदाई बंदे तुम राजरु सनि भावे । 
अलह श्रवलि दीन को साहिब्रु जोर नहीं फुरमाव | 
काजी बोलिआ बनि नहीं आवबे ॥१॥ 


रोजा धरे निवाज़ गुजारे कलमा भिसति न होई। 
सतरि काबा घट ही भीतरि जे करि जाने कोई ॥ २॥ 


निवाज सोई जो निञ्राउ बिचारे कल्लमा अकलहि जाने । 
पाचहु मुसि मसुसल्ला बिछावे तब तउ दीनु पदाने ॥ ३ ॥ 


खसमु पछानि तरस करि जीअ महि मारि मणी करि फीकी । 
आपु जनाइ अवर कड जाने तब होइ भिसत सरीकी ॥ ४ ॥ 


माटी एक भेख घरि नाना ता महि बहमु पछाना ॥ 
कहे कबीरा भिसति छोडि करि दोजक सिउ मनु माना ॥ ९ ॥ 


१०७ 


संत कबोर 


श्द 


गगन नगरि इक बूंद न बरखे नादु कहा जु समाना। 


पारब्रहम परमेसुर माधों परम हंसु ले सिधाना॥ 
बाबा बोलते ते कहा गए। देही के संगि रहते। 


सुरति माहि जो निरते करते कथा बारता कहते॥ १ ॥ 


बजावन हारो कहा गइओ जिनि इहु समंदरु कीना। 
साखी सब॒दु सुरति नही उपजे खिंचि तेजु सभु लीना॥ २॥ 


खबनन विकल भए संग तेरे ३ द्री का बलु थाका। 
चरन रहे कर ढरकि परे है मुखहुन निकसे बाता॥ ३॥ 


थाके पंच दूत सभ तसकर आप आपशे अमते।| 
थाका मनु कुंचर उरू थाका तेज सूतु धारें रमते॥ ४॥ 


मिरतक भए दसे बंद छूटे मित्र भाई सभ छोरे। 
कहत कबीरा जो हरि धिञआवैे जीवत बंधन तोरे ॥ ५॥ 


१५८ 


संत कबीर 


१६ 


सरपनी ते ऊपरि नही बलीआ। 
जिनि ब्रहमा बत्रिसनु महादेड छुलीआ ॥ 
मारु मारु खपनी निरमल जलि पेठी । 
जिनि बत्रिभवणु डसीअल गुर शअ्रसादि डीडी ॥ १ ॥ 


खपनी खपनी किआ कहड भाई। 
जिनि साखु पछानिश्रा तिनि ख़पनी खाई ॥ २॥ 


सखपनी ते आन छूछ नहीं अवरा। 
ख्पनी जीती कहा करे जमरा॥ ३ ॥ 


इह खपनी ता की कीती होई। 
बलु अबलु किआ इस ते होई॥ ४॥ 


इह बसती ता बसत सरोरा । 
गुर प्रसादि सहजि तरे कबीरा ॥ < ॥ 


१०६ 


११० 


संत कबीर 


२० 


कहा सुआन कड सिंम्रिति सुनाए । 
कहा साकत पहि हरि गुन गाए ॥ 
राम शाम राम रमे रमि रहीअ | 
साकत सिउ भूत्रि नहीं कहीओ॥ १॥ 
कऊआ कहा कपूर चराए । 
कह बिसीअर कउ॒ दूधु पीआए ॥ २॥ 
सति संगति मिल्लि बिब्रेक बुधि होई । 
पारसु परसि लोहा कंचनु स्रोई ॥ ३॥ 
साकतु सुआनु समझुु करे कहाइशओआा । 


जो घुरि लिखिश्रा सो करम कमाइआ ॥ ४ ॥ 


अंम्रितु ले ले नीमु सिंचाई। 
कहत कबीर उआ्र को सहजु न जाई ॥ ९ ॥ 


घंत कबोर 


२६ 


लंका सा कोहु समुंद सी खाई। 
तिह रावन घर खबरें न पाई॥ 
किआ सागड किछ्ु थिरु न रहाई। 
देखत नेन चलिओ जगु जाई ॥ १॥ 


इक लखु पूत सवा लखु नाती। 
तिहठ रावन घर दोआ न बाती॥ २॥ 


चंदु सूरज जा के तपत रसोई। 
बसंतर जा के कपरे धघोई॥ ३॥ 


गुरमति रामे नामि बसाई। 
असथिरु रहे न कतहूं जाई ॥४॥ 


कहत कबोर सुनहु रे लोई। 
राम नाम बिनु सुकति न होई॥ २ ॥ 


१११ 


११२ 


संत कबीर 


२२ 


पहिला पूतु पिछे री माई। 
गुरु लागो चेले की पाई॥ 
एक अचंभउ सुनहु तुम भाई । 
देखत सिंघु चरावत गाई॥ १॥ 


जल की मछुली तरवरि बिआई। 
देखत कुतरा ले गईं बिललाई ॥ २॥ 


तले रे बेसा ऊपरि सूला। 
तिस के पेडि लगे फल फूला ॥ ३॥ 


घोरे चरि भेस चरावन जाईं। 
बाहरि बेलु गोनि घरि आईं॥ ४॥ 


कहत कबीर जु इस पद बूसे। 
राम रमत तिस, सभु किछु सूझे ॥ ९ ॥ 


संत कबीर 


२३ 


बिंदु ते जिनि पिंहु कीआ अ्रगनि कुंड रहाइआ। 
दूस मास माता उदरि राखिआ बहुरि लागी माइआ ॥ 
प्रानी काहे कड क्लोभि लागे रतन जनमु खोहआ । 
पूरब. जनसि करम भूमि बीज. नाही बोइआ ॥ १ ॥ 


बारिक ते बिरधि भइआ होना स्रो होइआ। 
जा जमु आई म्ोट पकरे तबहि काहे रोइआ ॥ २॥ 


जीवने की आश्रास करहि जम निहारे सासा। 
बाजीगरी संसार कबीरा चेति ढालि पासा॥ ३१ ॥ 


११३ 


३५ 


संत कबीर 


२४ 


तनु रैनी मनु पुनरपि करिहड पाचड तत बराती। 
राम राइ सिउ भावरि लेहड आतम तिह रंग राती ॥ 
गाड गाउ री दुलहनो मंगल चारा। 

मेरे ग्रिह आए राजा राम भतारा॥ १॥ 


नासि कमल महि बेदी रचिले ब्रहम गिआ्लान उचारा। 
राम राइ सो दूलहु पाइओ अस बड भाग हमारा ॥ २॥ 


सुरि नर सुनि जन कठतक आए कोटि तेतीसउ जानां । 
कहि कबीर मोहि बिआहि चलते है पुरल एक भगवाना॥ ३ ॥ 


११७४ 


संत ऋबीर 


२४ 


सासु की दुखी ससुर की पिश्वारी जेढ के,नामि डरड रे | 

सखी सहेली ननद गहेली देवर के बिरहि जरड रे ॥ 

मेरी सति बडरी में रासु बिसारिओं | 

किन बिथि रहनि रहडउ रे ॥ 

सेजे रमतु नेन नहीं पेखड इहु दुखु कासड कहड रे॥ १॥ 


बापु सावका करे लराई माइआ सद मतवारी । 
बड़ भाई के जब संगि होती तब हड नाह पिआरी ॥ २॥ 


कहत कबीर पंच को रूगरा रूगरत जनओझु गवाइआ । 
कूठी माइआ सभु जगु बाधिआ मे राम रसत सुखु पाइआ॥ ३ ॥ 


हिवाडमकनमम पक 


११४ 


सत कबीर 


२६ 


हम घरि सूतु तनहि नित ताना कंठि जनेऊ तुमारे। 
तुम्ह तड बेद पड़हु गाइन्नी गोबिंदु रिदे हमारे॥ 
मेरी जिहबा बिसनु नेन नाराइन हिरदे बसहि गोबिंदा । 
जम दुआर जब पूछसि बवरे तब किआ कहसि सुकंदा ॥ १ ॥ 


हम गोरू तुम गुआर गुसाईं जनस जनम रखवारे | 
कबहू न पार उतारि चराइहु केसे खसम हमारे ॥ २ ॥ 


तूं बाम्हनु मे कासी क जुलहा बूमहु मोर गिआआआना । 
तुम्ह तड जाचे भूपति राजे हरि सठ मोर घिआना ॥ ३ ॥ 


११६ 


संत कबीर 


२७ 


जगि जीवनु अ्रेसा सुपने जेसा जीवनु सुपन समान । 
साचु करि हम गाठि दीन्ही छोडि परम निधानं॥ 
बाबा माइआ मोह हित कीन्ह | 

जिनि गिश्रानु रतनु हिरि लीन्ह ॥ १ ॥ 


नेनि देखि पतंगु उरझ् पसुन देखें आगि। 
काल फास न मुगधु चेते कनिक कामिनि ल्ागि॥ २॥ 


करि बिचारु बिकार परहरि तरन तारन सोइ। 
कहि कबीर जगु जीवनु असा दुतीअ नाही कोइ ॥ ३ ॥ 


११७ 


संत कबीर 


श्ट 


जड मे रूप कोए बहुतेरे अ्रब फुनि रूपु न होई । 
तागा तंतु साज्ु सभु थाक्रा राम नाम बसि होई ॥ 
अब मोहि नाचनो न आवबे। 

मेरा मनु मंदरीआ न बजाबे ॥ १॥ 


कामु क्रोधु माइआ ले जारी त्रिसना गागरि फूटी | 
काम चोलना भइआ है पुराना गइआ भरसु सभु छूटी ॥ २॥ 


सरब भूत एके करि जानिआ चूके बाद बिबादा। 
कहि कबीर में पूरा पाइआ भए राम परसादा ॥ ३॥ 


११८ 


खत कबीर 


२€ 


रोजा धरे मनावे अलहु सुआदति जीअ संघारे। 
आपा देखि अवर नहीं देखे काहे कडठ रूख मारे ॥ 
काजी साहिब एक तोही महि तेरा सोचि बिचारि न देखे। 
खबरि न करहि दीन के बडरे ताते जनमु अलेखे॥ १ ॥ 


साखु कतेब बखाने अलहु नारि पुरखु नहीं कोई । 
पढे गुने नाई कछु बडरे जड दिल महि खबरिं न होई ॥ २ ॥ 


अलहु गेबु सगल घट भीतरि हिरदे लेहु बिचारी। 
हिंदू तुरक दुहूु महि एके कहे कबीर पुकारी ॥ ३ ॥ 


११६ 


१२० 


संत कबीर 


३० 


कीउड सिंगारु मिलन के ताई। 
हरि न मिले जग जीवन गुसाई ॥ 
हरि मेरो पिरु हड हरि की बहुरीआ । 
राम बडे मे तनक लहुरीआ ॥ १॥ 


घन पिर एके संगि बसेरा। 
सेज एक पे मिलनु दुढ्लेरा ॥ २॥ 


धंनि सुहागनि जो पीअ भावे। 
कहि कबीर फिरि जनमि न आवे॥ ३॥ 


घत कबार 


३१ 
हीरे हीरा बेधि पवन मनु सहज रहिआ समाई । 
सगल जोति इनि हीरे बेधी सतिगुर बचनी में पाईं॥ 


हरि की कथा अनाहद बानी । 
हंस हुई हीरा लेइ पछानी॥ १॥ 


कहि कबीर हीरा अस देखिश्रा जग मह रहा समाई | 
गुपता हीरा अरगट भओ जब गुर गम दीआ दिखाई ॥ २ ॥ 


9्द्द 


सत कबीर 


३१२ 


पहिली करूपि कुजाति कुलखनी साहुरे पेईओ बुरी। 
अब की सरूपि स॒ुजानि सुलखनो सहजे उदरि धरी ॥ 


भली सरी मुई सेरी पहिली बरी । 
जुगु जुगु जीवड मेरी श्रब को धरी ॥ १ ॥ 


कहु कबीर जब लहुरी आईं, बडी का सुहाग टरिश्रो। 
लहुरी संग भई अब मेरे जंढी अउरु घधरिश्रो ॥२॥ 


१२२ 


संत कबीर 


३३ 


मेरी बहुरोआ को धनीआ नाउ। 
ले राखिश्ो राम जनीआ नाड॥ 
इन्ह सुंडीअन मेरा घरु धुंधरावा । 
बिटवहि. राम रमऊआ लावा॥ १॥ 


कहतु कबीर सुनहु सेरी माई। 
इन मुंडीअन मेरी जाति गवाई ॥ २॥ 


१२४ 


खंत कबीर 


३२७ 


रहु रहु री बहुरीआ धघृंघटु जिनि काढे । 
अंत की बार लहैगी न आढे ॥ 
चूंघद काढि गई तेरी आगे। 
उनकी गेलि तोहि जिनि ल्ागे ॥ १॥ 


घूंघ. काढे की इंहे बडाई। 
दिन दस पांच बहू भल्ते आई॥ २॥ 


धृंघई तेरों तड परि साचे। 
हरि गुन गाई कूदहि अरु नाचे ॥३॥ 


कहत कबीर बहू तब जीते। 
हरि गुन गावत जनमु बितीते ॥ ४ ॥ 


संत कबीर 


३५ 


करवतु भला न करवट तेरी । 
लागु गले सुनु बिनती मेरी ॥ 
हड वारी मुखु फेरि पिआरे। 
करवटदु दे मोकठ काहे कउ॒ मारे ॥ १॥ 


जउ तनु चीरहि अंगि न मोरड । 
पिंडु परे तड प्रीति न तोरड ॥ २ ॥ 


हम तुम बीचु भओ नही काई । 
तुमहि सुकंत नारि हम सोई ॥ ३॥ 


कहतु कबीरु सुनहु रे लोई। 
अब तुमरी परतीति न होई॥ ४॥ 


१२५ 


१२६ 


संत कबीर 


३६ 


कोरी को काहू मरसु न जानां। 
सभु जगु आनि तनाइओ तानां॥ 
जब तुम सुनि ले ब्रद पुरानां । 
तब हम इतन कु पसरिओ तानां॥ १॥ 


धरनि अकास की करगह बनाई। 
चंदु सूरज दुइ साथ चलाई॥२॥ 


पाई जोरि बात इक कीनी तह तांती मनु मानां । 
जोलाहे घर अपना चीन्हा घट ही राम पद्धानां ॥ ३ ॥ 


कहतु कबीर कारगह तोरी । 
सूते सूत मिलाए कोरी ॥ ४॥ 


संत कबीर 


३७ 


अंतरि मेलु जे तीरथ नावे तिसु बेकुंठ न जानां। 
लोक पतोण कछू न होवे नाही राम अ्याना ॥ 
पूजहु रामु एक ही दवा । 
साचा नावशु गुर की सवा ॥ १ ॥ 


जल के मजनि जे गति होवे नित नित मेडुक नावहि । 
जेसे मेडुक तेसे ओइ नर फिरि फिरि जोनी आवहि ॥ २॥ 


मनहु कठारु मरे बानारसि नरकु न बांचिश्रा जाई । 
हरि का संतु मरें हाइईंबे त सगली सेन तराई ॥ ३॥ 


दिनसु न रेनि बेदु नहीं सासन्न तहा बसे निरंकारा। 
कहि कबीर नर तिसहि घिआवहु बावरिआ संसारा ॥ ४ ॥ 


संत कबीर 


रागु गूजरी 
१ 


चारि पाव दुदू सिंग गुंग मुख तब केसे गुन गई है। 
ऊठत ब्रैठत ठेगा परि है तब कत मूड लुकई हैे॥ 
हरि बिनु बैल बिराने हुई है। 

फाटे नाकन हूटे काधन कोद्ड को भुसु खई है॥ १॥ 


सारो दिनु डोलत बन महीआ अजहु न पेट अधघई है। 
जन भगतन को कहो न सानो कीओ अपनो पह है ॥ २॥ 


दुख सुख करत महा अमि बूडो अनिक जोनि भरमई हे । 
रतन जनसु खोइओ प्रभु बिसरिओ इहु अउसरु कत पई है॥ ३ ॥ 


अमत फिरत तेलक के कपि जिड गति बिलनु रेन बिहई है। 
कहत कबीर राम नाम बिलु मूंड घुने पछुतई है॥ ४॥ 


संत कबोर 


ह 


मुसि मुसि रोबे कबीर की माई। 
ए बारिक केसे जीवहि रघुराई ॥ 
तनना बुनना सभु तजिश्रो है कबीर । 
हरि का नामु लिखि लीओ सरीर ॥ १ ॥ 


जब लगु तागा बाहड बेही। 
तब लगु बिसरे रामु सनेही ॥ २॥ 


आओछी मति मेरी जाति जुलाहा। 
हरि का नामु लहिओ सें लाहा॥ ३ ॥ 


कहत कबीर सुनहु मेरी माई । 
हमरा इनका दाता एकु रघुराई ॥ ४॥ 


है 


| 


€ 


१३० 


संत कबीर 


रागु सोरठि 
१ 


बुत पूजि पूजि हिंदू मुए त्रक मुए सिरु नाई। 
ओह ले जारे ओइ ले गाडे तेरी गति दूहू न पाई ॥ 
मन रे संसारु अंध गहेरा। 
चहु दिस पसरिश्रो है जम जेवरा ।। १ ॥ 


कबित पड़े पड़ि कबिता मूए कपड़ केदारे जाई। 
जटदा धारि घारि जोगी मृए त्तेरी गति इनहि न पाई ॥ २॥ 


दरबु संचि संचि राज मए गड़ि ले कंचन भारी। 
बेद पड़े पढड़ि पंडित मूए रूप देखि देखि नारी॥ ३॥ 


राम नाम बिनु सभे बिगूते देखहु निरखि सरीरा । 
हरि के नाम बत्रिनु किनि गति पाई कहि उपदेसु कबीरा॥ ४ ॥ 


संत कबीर 


९ 


जब जरीओ तब होइ भसम तनु रहे किरम दल खाई। 
काची गागरि नीरु परतु है इआ तन की इहे बडाई ॥ 
काहे भईआ फिरतो फूलिआ फूलिओआा । 

जब दस मास उरध मुख रहता सो दिलु-केसे भूलिआ ॥ १ ॥ 


जिड मधु माखी तिड सढोरि रसु' जोरि जोरि धनु कीआ । 
मरती बार लेहु लेहु करोओ भूतु रहन किड दीआ॥ २॥ 


देहुरी लड बरो नारि संग भई आगे सजन सुहेला। 
मरघट लड सभु लोगु कुटंबु भओ आगे हंसु अकेला ॥ ३ ॥ 


कहत्‌ कबीर सुनहु रे प्रानी परे काल प्रस कूआ। 
कूडी माइआ आपु बंधाइआ जिड नलनी अमि सुआ ॥ ४ ॥ 


१३१ 


संत कबीर 


रे 


बेद पुरान सभे मत सुनि के करी करम की आसा । 
काल ग्रसत सभ लोग सिआने उठि पंडत पे चले निरासा ॥ 
मन रे सरिओो न एके काजा। 

भजिश्यो न रघुपति राजा॥ १॥ 


बनखंड जाइ जोगु तपु कीनो कंद मुलु चुनि खाइआ । 
नादी बेदी सबदी मोनी जम के पे लिखाइआ ॥ २॥ 


भगति नारदी रिंदे नआई काढि कूछि तनु दीना | 
राग रागनी डिंभ होइ बैठा उनि हरि पहि किआ लीना ॥ ३ ॥ 


परिओ्रो कालु समे जग ऊपर माहि लिखे भ्रम गिआनी। 
कछु कबीर जन भए खालासे प्रेम भगति जिह जानी ॥ ४॥ 


१३२ 


संत कबीर 


ढे 


दुइ दुइ लाचन पेखा । 

हउ हरि बिनु अउरु न देखा॥ 
नेन रहे रंगु लाईं। 

अब बेगल कहनु न जाई॥ 
हमरा भरम गइआ भड भागा | 

जब राम नाम चितु लागा॥ १ ॥ 


बाजीगर डंक बजाई। 

सभ खलक तमास आईं॥ 
बाजीगर स्वांगु सकेला । 

अपने रंग रवे अकेला ॥ २॥ 
कथनी कहि भरमु न जाई 

सभ कथि कथि रही लुकाई ॥ 
जाकडउ गुरमुखि आपि बुम्माई । 

ताके हिरदे रहिआ समाईं॥ हे ॥ 
गुर किंचत किरपा कीनी। 

सभु तनु मनु देह हरि लीनी ॥ 

कहि. कबीर रंगि राता । 
मिलिओ्रो। जगजीवन दाता ॥ ४॥ 


१३३ 


१३४ 


संत कबीर 


्॑ 


जाके निगम दूध के ठाठा। 
समंदु बिलोावन कउ माटा ॥ 
ताकी होहु बिलोवन हारी। 
किउ मेटैगो छाछि तुहारी ॥ 
चेरी तू रापु न करसि भतारा । 
जगजोवन प्रान अधारा ॥ १ ॥ 
तेरे गलहि तडकु पग बेरी | 
तू घर घर रमईओ फेरी ॥ 
तू अजहु न चेतसि चेरी। 
तू जमि बपुरी है हेरी॥२॥ 
प्रभ करन करावन हारी। 
किआ चेरी हाथ बिचारी ॥ 
सोईं सोईं जागी । 
जितु लाई तितु लागी॥ ३॥ 
चेरी ते समति कहां ते पाई। 
जाते भ्रम की लीक मिठाई ॥ 
सु रसू॒ कबीरे जानिआ। 
मेरो गुर प्रसादि मनु मानिझ्ला ॥ ४ ॥ 


संत कबीर 


६्‌ 


जिह बाकु न जीआ जाई । जड मिलत धाल अधघाई ॥ 
सद जीवनु भलो कहांही । मूए बिनु जीवनु नाही ॥ 
अब किआ कथीओे गिआनु बीचारा । 
निज निरखत गत बिडहारा ॥ १ ॥ 


धसि कुंकम चंदनु गारिआ। 
बिनु नेनहु जगतु निहारिआा ॥ 
पूति पिता इकु जाइआ। 
बिनु ठाहर नगरु बसाइआ॥ २॥ 


जाचक जन दाता पाइआ। 
सी दीआ न जाई खाइआ ॥ 
छीडिआ जाइ न मूका। 
अडरन पहि जाना चूका॥ ३॥ 


जो जीवन मरना जाने। 
से पंच सेल सूख माने॥ 
कबीरे सो धनु पाइआ । 
हरि भेटत आपु मिठइआ ॥ ४ ॥ 


१३५४ 


१३६ 


संत कबीर 


कि 


किआ पड़ीओ किआ गुनीओे। 
क्रिआ्आा बेद पुराना सुनीअ॥ 
पड़े सुने किआ होई। 

जउ सहज न मिलिओो सोई ॥ 
हरि का नामु न जपसि गवारा। 
कित्रा सोचहि बारंबारा॥ १ ॥ 


अंधिआरे दीपकु चहीआ । 

इक बसतु अगोचर लहाओे ॥ 
बसतु अ्रगोचर पाई । 

घटि दीपकु रहिआ समाई ॥ २॥ 


कहि कबीर अरब जानिआ । 

जब जानिआआ तड मनु मानिआ ॥ 
मन माने लोगु न पतीजे | 

न पतीजे तडउ किआ कीजे॥ ३॥ 


संत कबीर 


द् 


हृदे कपठु मुख गिआनी। 

झूठे कहा बिलोवसि पानी ॥ 
कांइआ मांजसि कडन गुनां । 

जड घट भीतरि है मल्लनां ॥ १ ॥ 
लडकी अठसढि तीरथ नहाई । 
कठरापनू तऊ न जाईइ॥ २॥ 


कहि कबीर बीचारी । 
भव सागरु तारि मुरारी ॥३ ॥ 


१३७ 


१३८ 


संत कबीर 


6 


बहु प्रपंच करि परधनु लिआवे। 
सुत दारा पहि आनि लुटावे ॥ 
मन मेरे भूले कप्टु न कीजे। 
अंति निबेरा तेरे जीश्र पहि लीजे ॥ १ ॥ 


छिनु छिनु तनु छीजे जरा जनावे । 
तब तेरी ओक कोई पानीओ न पावे॥ २ ॥ 


कहतु कबीर कोई नही तेरा। 
हिरदे रामु की न जपहि सवेरा ॥ ३ ॥ 


संत कबीर 


१० 


संतहु सन पवने सुखु बनिआ | 
किछु जोगु परापति गनिशआआा ॥ 
गुरि दिखलाई मोरी। 

जितु मिरस पड़त है चोरी ॥ 
मूंदि लीए दरवाज | 

बाजीअले अनहद बाज ॥ १ ॥ 


कुंभ कमलु जलि भरिञ्रा । 

जलु मेटिआझआ ऊभा करिआ ॥ 

कहु कबीर जन जानिशमा। 

जडउ जानिश्रा तठ मनु सानिआ्रा ॥ २॥ 


१३६ 


संत कबीर 


१ 


भूखे भगति न कीजे। यह माला अपनी लीजे ॥ 
हड सांगंड संतन रेना । में नाही किसी का देना ॥ १ ॥ 


माधो केसी बन तुम संगे। 
आपि न देहु॒[त लेवड मंगे ॥ 
दुइई सेर मांगड चूना। 
पाउ घीड संगि लूना॥ 
अधथ सेरु मांगड दाले। 
मोकड दोनउ वखत जिवाले ॥ २॥ 


खाट मांगड चडउपाई । 
सिरहाना अ्रवर तुलाई ॥ 
ऊपर कड मागड खोीधा । 
तेरी भगति करे जनु बीघा ॥ ३ ॥ 


मे नाही कीता लबो। 
इकु नाउ तेरा में फबो॥ 
कहि. कबीर मनु मानिआ | 
मनु मानिआ तडउ हरि जानिश्रा ॥ ४ ॥ 


१४० 


संत्र कबीर 


रागु धनासरी 


सनक सनंद महस समानां । 
संख नागि तेरो मरमु न जानां ॥ 
संत संगति राम्ु रिंदे बसाई॥ १ ॥ 


हनूमान सरि गरुदइ ससमानां । 
सुरपति नरपति नहीं गुन जानां॥ २ ॥ 


चारि बेद अरु सिंम्रिति पुरानां। 
कमलापति कवला नहीं जानां॥ ३ ॥ 


कहि कबीर सो भरमे नाही। 
पग॒ लगि राम रहे सरनांही॥ ४ ॥ 


१७१ 


संत कथीर 


हु 


दिन ते पहर पहर ते घरीआं आवब घंटे तनु छीजे । 
कालु अहेरी फिरे बधिक जिड कहहु कवन बिधि कीजे ॥ 
सो दिनु आवन ल्लागा। 
मात पिता भाई सुत बनिता कहहु कोऊ है काका ॥ १॥ 


जब लगु जोति काइआ महि बरते आपा पसू न बूर । 
लालच करे जीवन पद कारन लोचन कछू न सुम्ठे ॥ २॥ 


कहंत कबोर सुनहु रे आनी छोडहु सन के भरमा । 
केवल नाम्रु जपहु रे प्रानी परहु एक की सरनां ॥ ३ ॥ 


श्र 


संत कबीर 


रे 


जो जनु भाउ भगति कछु जाने ताकड अचरजु काहो । 

जिड जलु जल महि पेसि न निकसे तिड हुरि मिलिओ जुलाहो ॥ 
हरि के लोगा में तड सति का भोरा । 

जड तनु कासी तजहि कबीरा रमईओ कहा निहोरा ॥ १ ॥ 


कहत कबीर सुनहु रे लोई भरमसि न भूलहु कोई । 
किआ कासी किआ ऊखरु मगहरु राम रिदे जड होई ॥ २ ॥ 


१४३ 


१४४ 


संत कबीर 


ढे 


इंद्र लोक सिव लोकहि जेबो। 
ओछे तप करि बाहुरि अबो ॥ 
किआ मांगड किछु थिरु नाही। 
राम नाम रखु मन माही ॥ १ ॥ 


सोभा राज बिभे वडिआई । 
अंति न काहू संग सहाई ॥ २॥ 
पुत्र॒ कलन्न  लछुमी माइआ। 


इन ते कहु कवने सुखु पाइआ ॥ ३ ॥ 


कहत कबीर अवबवर नही काम्ा। 
हमरे मन धन राम को नामा॥ ४॥ 


संत्र कबीर 


्॑ 


राम सिमरि राम सिमरि राम सिमरि भाई। 
राम नाम सिमरन बिलु बूडते अधिकाई ॥ 
बनिता सुत देह ग्रह संपति सुखदाई। 
इन्ह मे कछु नाहि तेरों काल अवध आईं॥ १ ॥ 


अजामल गज गनिका पतित करम कौीने। 
तेक उतरिं पारि परे राम नाम लीने॥ २४ 


सूकर कूकर जोनि अमे तऊ लाज न आई। 
राम नाम छाडि अंम्नित काहे बिखु खाई ॥ ३ ॥ 


तजि भरस करम विधि निखेध राम नाम लेही। 
गुर प्रसादि जन कबीर रासु करि सनेही॥ ४ ॥ 


१४६ 


संत्र कबीर 


शगु तिलंग 


१ 


बेद कतेब इफतरा भाई दिल का फिकरु न जाइ। 
टुकु दसु करारी जठ करहु हाजिर हजूर खुदाइ॥ 
बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिरु परेसानी माहि। 
इह जु॒ दुनीआ सिहरु मेला दसतगीरी नाहि॥१॥ 


दरोगु पढ़ि पढ़ि खुसी होइ बेखबर बादु बकाहि। 
हकु सचु खालकु खलक मिआने,सिआाम मूरति नाहि ॥ २॥ 
असमान म्यिाने लहंग दरीआ गुसल करदन बूद । 
करि फकरु दाइम लाइ, चसमे जहा तहा मउजूद ॥ ३ ॥ 


अलाह पाक पाक है सके करड जे दूसर होइ। 
कबीर करमु करीम का, उहु करे जाने सोइ॥ ४॥ 


संत कबीर 


रागु सही 
१ न 


अवतरि आइ कहा तुम कीना। 
राम को नामुन कबहू लीना ॥ 
राम न जपहु कवन मति लागे। 
मरि जइबे कउ किआ करहु अभागे ॥ १ ॥ 


दुख सुख करि के कुटंबु जीवाइआ । 
मरती बार इकसर दुखु पाइआ ॥ २ ॥ 


कंठ गहन तब करन पुकारा। 
कहि कबीर आगे ते न संग्हारा ॥ ३ ॥ 


१५७ 


१४८ 


संत कबोर 


थरहर कंपे बाला जीड। 
ना जानड किआ करसी पीड ॥ 
रेनि गई मत दिनु भी जाइ। 
भवर गए बग बेठे आइ॥१॥ 


काचै करवे रहे न पानी । 
हंस चलिआ काइआ कुमलानी ॥ २॥ 


कुआर कंनिआ जैसे करत सीगारा । 
किउ रलीआ माने बाकु भतारा ॥ ३ ॥ 


कांग उडावत भ्रुजा पिरानी । 
कहि कबीर इंह कथा सिरानी ॥ ४ ॥ 


संत कबीर 


३ 


अमलु॒ सिरानो लेखा देना। 
आए कठिन दूत जम लेना॥ 
किआ ते खटिश्रा,.कहा गवाइआ । 
चलहु सिताब दीबानि बुलाइआ ॥ 
चलु दरहालु दीवानि बुलाइआ। 
हरि फुरमानु दरगह का आइआ ॥ १ ॥ 
करड अरदासि.गाव किछु बाकी । 
लेड निबेरि आज्ु की रातो॥ 
किछु भी खरच तुम्हारा सारउ। 
सुबह निवाज सराइ गुजारहु॥ २॥ 
साध संगि जाकड, हरि रगु लागा। 
धनु धनु सो जनु पुरखु सभागा ॥ 
ईत कृत जन सदा सुहेल । 
जनमु पदारथु जीति अमोले॥ ३ ॥ 
जागतु सोइआ जनमु गवाइआ । 
मालु धनु जोरिया भइआ पराइआ॥ 
कहु कबीर तेई नर भूले। 
खसमु बिसारि माटी संगि रूले ॥ ४॥ 


१४६ 


१५७ 


संत कबीर 


७ 


थाके नेन खबन सुनि थाके थाकी सुंदरि काइआ। 
जरा हाक दी सभ मति थाकी एक न थाकसि माइआ ॥ 
बावरे ते गिआलनान बीचारु न पाइआ । 

बिरथा जनमु गवाइआ ॥ १ ॥ 


तब लगु प्रानी तिसे सरेवहु जब लगु घट महि सासा। 
ले घटदु जाइ,त भाउ न जासी, हरि के चरन निवासा॥ २॥ 
जिस कड सबदु बसावे ,अंतरि चूके तिसहि पिआसा। 
हुकमे बूस्ते चठपड़ि खेले मनु जिणि ढाले पासा॥३॥ 
जो जन जानि भजहि अबविगत कडउ तिन का कछू न नासा। 
कहु कबीर ते जन कबहु न हारहि ढालि जु जानहि पासा॥ ४ ॥ 


संत कबीर 


रे 


एक. कोटु पंच सिकढदारा पंचे मागहि हात्या | 
जिमी नाही मै किसी की बोई श्रेसा देनु दुखाला ॥ 
हरि के ल्ोगा मो कडउ नीति डसे पदवारी। 
ऊपरि भुजा करि मै गुर पहि पुकारिआ तिनि हउ लीआ उबारी ॥१॥ 


नड डाडी दस मुंसफ धावहि रईअति बसन न देही । 
डोरी पूरी मापहि नाही बहु बिसठाला लेही ॥ २॥ 


बहतरि घरि इक पुरखु समाइआ उनि दीआ नासु लिखाई । 
धरमराइ का दफतरू सोधिश्रा बाकी रिज्रम न काई ॥ ३ ॥ 


संता कउ मति कोई निंदहु संत राम्मु हैं एको। 
कहु कबीर मै सो गुरु पाइआ जा का नाउ बिबेको ॥ ४ ॥ 


१५१ 


संत कबीर 


रागु बिलावलु 


९ 


ओेतो इहु संसारु पेखना रहनु नकाऊ पई हैरे। 
सूधे सूधे रेगि चलहु तुम नतर कुधका दिवई है रे॥ 
बारे बूढ़े तरुने भईञ्आा सभह जमु ले जई हैरे। 
मानसु बपुरा भूसा कीनो मीचु बिलईआ खई है रे॥ १॥ 


धनवंता अरु निरधन मनई ता की कछू न कानी रे । 
राजा परजा सम करि मारे असो कालु बडानी रे॥ २॥ 


हरि के सेवक जो हरि भाए तिन्‍ह की कथा निरारी रे । 
आवहि न जाहि न कबहू मरते पारब्रहम संगारी रे ॥ ३ ॥ 


पुन्न कलन्न लद्िमी माइआ इदह्े तजहु जीअ जानी रे । 
कहत कबीर सुनहु रे संतहु मिल्ति है सारगिपानी रे ॥ ४॥ 


श्र 


बिदिश्रा न परड बादु नहीं जानड। 

हरि गुन कथत सुनत बउरानो ॥ 

मेरे बाबा मे बटरा सभ खलक सेआ्रानी मे बउरा । 
मे बिगरिओ बिगरे मति झउरा॥ १॥ 
आपि न बडरा राम कीओ बडरा। 
सतिगुरु जारि गइओ अमर मोरा ॥ २॥ 
मे बिगरे अपनी मति खोई। 

मेरे भरसि भूलड मति कोई॥३॥ 
सो बडरा जो आपु न पडढानह। 
आपु. पछाने त एके जाने॥४॥ 
अबहि न माता सु कबहु न माता । 

कहि. कबीर रामे रंगि राता॥ ५॥ 


१४३ 


संत कबीर 


रागु बिलावल 


* 


ओऔधो इहु संसार पेखना रहनु नकोऊ पई हैरे। 
सूधे सूधे रेगि चलहु तुम नतर कुधका दिवई है रे॥ 
बारे बूढ़े तरुने भईआ समभहू्‌ जमु ले जई हैरे। 
मानसु बपुरा मूसा कीनो मीचु बिलईआा खई है रे॥ १॥ 


धनवंता अरू निरधन मनई ता की कछू न कानी रे । 
राजा परजा सम करि मारे ओसो कालु बडानी रे॥ २॥ 


हरि के सेवक जो हरि भाए तिन्‍्ह की कथा निरारी रे । 
आवहि न जाहि न कबहू मरते पारअरहम संगारी रे॥ ३ ॥ 


पुञ्न कलन्न लछ्चिमी माइआ इहे तजहु जीअ जानी रे । 
कददत कबीर सुनहु रे संतहु मिलि है सारगिपानी रे ॥ ४॥ 


संत कबोर 


ढे 


नित उठि कोरी गागरि आने लीपत जीउ गइओ। 
ताना बाना कछू न सुझे हरि हरि रसि लपदिशो ॥ 
हमारे कुल कडने रामु कहिञ्नो । 

जब की माला लई निपूते तब ते सुखु न भइओ॥ १ ॥ 
सुनहु जिठानी सुनहु दिरानी अचरज्ु एकु भइओ। 
सात सूत इनि मुडीए खोए इह सुडीआ किउ न मुइझओ ॥ २ ॥ 
सरब सुखा का एक हरि सुआमी सा गुरि नाम्रु दुइओ । 

संत प्रहलाद की पेज जिनि राखी हरनाखसु नख बिदरिश्रो॥ ३ ॥ 


घर के देव पितर की छोडी गुर को सबदु लइओ। 
कहत कबीर सगल पाप खंडनु संतह ले उधघरिओो॥ ४ ॥ 


१५५ 


१५६ 


संत कबीर 


कोऊ हरि समानि नही राजा । 

ए भूपति सम दिवस चारि के झूठे करत दिवाजा ॥ 

तेरो जनु होइ सोइ कत डोले तीनि भवन पर छाजा । 

हाथु पसारि सके को जन कड बोलि सके न अंदाजा ॥ १॥ 


चेति अचेत मूड़ मन मेरे बाजे अनहद बाजा। 
कहि. कबीर संसा अमु चूकों भ्र, प्रहिलाद निवाजा॥ २॥ 


संत कबीर 


राखि लेहु हम ते बिगरी । 
सीलु धरमु जपु भगति न कीनी हड अभिमान टेढ पगरी ॥ 


अमर जानि संचौ इह काइआ इह मिथिश्रा काची गगरी। 
जिनहि निवाजि साजि हम कौोए तिसहि बिसारि अवर लगरी ॥ १ ॥ 


संधिक ओहि साथ नहीं कहीअउ सरनि परे तुमरी पगरी। 
कहि कबीर इृह बिनती सुनीअहु मत घालहु जम की खबरी ॥ २॥ 


१६७ 


संत कबीर 


दरमादे ठढाढे दरबारि । 
तु बिनु सुरति करे को मेरो दरसनु दीजे खोढ्हि किवार ॥ 


तुम धन धनी उदार तिआगी खवबनन सुनीअ्रतु सुजसु तुम्हार । 
मागठ काहि रंक सभ देखड तुमही ते मेरो निस्रतारु॥ १॥ 


जैदेउ नामा बिप सुदामा तिन कड क्रिपा भई है अपार । 
कहि कबीर तुम संम्रथ दाते चारि पदारथ देत न बार॥ २॥ 


संत कबीर 


इंडा मुद्रा खिंथा आधारी । 
अ्रम के भाई भव भेखधारी ॥ 


आसनु पवनु दूरि करि बवरे। 
छोडि कपटु नित हरि भज्ञु बवरे॥ १ ॥ 


जिह तू जाचहि सो त्रिभवन भोगी | 
कहि कबीर केसो जगि जोगी ॥ २॥ 


संत कबीर 


& 


इनि माइआ जगदीस गुसाई तमरे चरन बिसारे। 

किंचत श्रीत न उपजे जन कड जन कहा करहि बेचारे ॥ 

ध्रिगु तनु प्रिगु धनु धिगु इह माइआ प्रिगु ध्िगु सति बुधि फंनी 
इस माइआ कडउ द्विडु करि राखहु बांधे आप बचंनी ॥ १॥ 


किआ खेती किआ लेवा देह परपंच मूठ गुमाना । 
कहि कबीर ते अंति बिगूते श्राइआ कालु निदाना ॥ २॥ 


संत कबीर 


१० 


सरीर सरोवर भोतरे आछे कमल अनूप । 
परम जोति पुरखातमों जा के रेख न रूप ॥ 
रे मन हरि भजु अ्रम्र॒ तजहु जगजीवन राम ॥ 4 ॥ 


आवत कछू न दीसई नह दीसे जात । 
जह ॒उपजे बिनसे तही जेसे पुरिवन पात॥ २॥ 


मिथिआ करि माइआ तजी सुख सहज बीचारि । 
कहि कबीर सेवा करहु मन मंक्ति मुरारि ॥ ३ ॥ 


१६१ 


संत कबीर 


8 


जनम मरन का अ्रमु गइआ गोबिद लिव लागी । 
जीवत सुंनि समानिआ गुर साखी जागी ॥ 
कासी ते धुनि ऊपजे धुनि कासी जाईं। 
कासी फूटी पंडिता घुनि कहां समाई ॥ १ ॥ 


त्रिकुटी संधि मे पेखिश्रा घटहू घट जागी। 
ओअसी छुधि समाचरी घट माहि तिआगी॥ २॥ 


आप आप ते जानिआ तेज तेज्ञ समाना । 
कहु कबीर अब जानिआा गोबिद मनु माना ॥ ३॥। 


सभत कबीर 


+ च 
*पँ 


चरन कमल जा के रिंदे बसहि सो जनु किड डोले देव । 

मानो सभ सुख नउनिधि ता के सहजि सहजि जसु बोले देव ॥ 

तब इह मति जड़ सभ महि पेखे कुटिल गांठि जब खोले देव । 
बारंबार साइआ ते अटठके ले नरजा मनु तोले देव )| १ ॥ 


जह उह जाइ तही सुखु पावे माइआ तासु न मोले देव । 
कहि कबीर मेरा मनु मानिश्रा राम श्रीति की ओले देव || २॥ 


>“अ 
ली 
(५) 


१६५७ 


संत कबीर 


रागु गोंड 
१ 


संतु मिले किछु सुनीओ कहीओ । 
मिले असंतु मस॒टि करि रहीओ ।। 
बाबा बोलना किआ्आा कहीओ । 
जैसे राम नाम रवि रहीओ || ३ ॥ 


संतन सिड बोले उपकारी | 
मूरव सिड बोले रूख मारी ॥ २॥ 


बोलत बोलत बढहि बिकारा । 
बिनु बोले किआ करहि बीचारा ॥ ३ ॥ 


कहु कबीर छूछा घट बोले | 
भरिआ्आा होह सु कबहु न डोले ॥ ४।। 


संत कबीर 


२ 


नरू मरे नरू कामि न आवे। 
पसू मरे दस काज सवार ॥। 
श्रपने करम की गति से किआ जानड । 
मे किझया जानड बाबा रे॥१॥। 


हाड जले जसे लकरी का वूला। 
केस जले जेसे घास का पूला ॥ २।। 


कहु कबीर तब ही नरु जागे। 
जम का इंड मूंड सहि ल्ागे॥ ३॥ 


१६५ 


लत कंबीर 


रे 


आकासि गगन पातालि गगनु है चहु दिसि गगनु रहाइले | 
आनद मूलु सदा पुरखोतमु घट बिनसे गगन न जाइले॥ 
मोहि बैरागु भइओ । 
इह जोड आइ कहा गइओ ॥ १ ॥ 
पंच ततु मिलि काइआ कौनी ततु कहा ते कीनु रे। 
करम बंध तुम जीउ कहत हो करमहि किनि जीड द्ीनु रे ॥ २॥ 
हरि महि तनु है तन महि हरि है सरब निरंतरि सोइ रे। 
कहि कबीर राम नामु न छोडड सहमे होइ सु होइ रे ॥ ३॥ 


१६६ 


संत कबीर 
2. 


भ्रुजा बांधि सिल्षा करि डारिओो। 
हसती क्रोपि मूंड महि सारिओ ॥ 
हसति भागि के चीसा मारे। 
इआ मूरति के हड बलिहारे॥ 
आहि मेरे ठाकुर तुमरा जोरु। 
काजी बकिबा हसती तोरु॥ १ ॥ 


रे महावत तुछु डारड कादि। 
इसहि तुरावहु घालहु साटि॥ 
हसति न तोरे धरे घिआन। 
वाके रिदें बसे भगवान ॥ २॥ 
किआआ अपराधु संत है कीन्हा। 
बांधि पोटि कुंचर कड दीना ॥ 
कुंचह पोट ले ले नमसकारे | 
बूकी नही काजी अंधिआरे ॥ ३ ॥ 
तीनि बार पतीआ भरि लीना। 
मन कठारु अजहू न पतीना ॥ 
कहि. कबीर हमरा गोिंदु । 
चउथे पद महि जन की ज़िंदु ॥ ४॥ 


१६९७ 


१६८ 


संत कबीर 
। 


ना इहु मानसु ना इहु देउ। 
ना इहु जती कहावे सेड॥ 
ना इहु जोगी ना अवधूता। 
ना इसु माइ न काहू पूता॥ 
इआ समंदर महि कोन बसाई । 
ता,का अंतु न कोऊ पाई ॥१॥ 


ना इृहु गिरही ना श्रोदासी।। 
ना इहु राज न भीख मंगासी ॥ 
ना इसु पिंड न रकतू राती | 
ना इहु बरहमन ना इंहु खाती ॥ २॥ 
ना इहु तपा कहावे सेखु। 
ना इहु जीवे न मरता देखु ॥ 
इसु मरते कड जे कोऊ रोबे। 
जो रोबे सोई पति खोबे॥ ३॥ 


गुर प्रसादि मे डगरो पाइआ । 
जीवन मरनु दोऊ मिदवाइआ ॥ 
कहु कबीर इहु राम की अंसु । 
जस कागद पर मिटे न मंसु ॥ ४ ॥ 


संत कबीर 
६ 


तूट ताग निखुटी पानि। 
दुआर ऊपरि मिलकावहि कान ॥ 
कुच बिचारे फूए. फाल | 
इआ मुंडीआ सिर चढिबोा काल ॥ 
इृहु मुंडोआ सगलो द्बु खाई । 
आवत जात नाक सर होई ॥ १॥ 
तुरी नारि की छाडी बाता। 
राम नाम वा का मन्‌ राता॥ 
लरकी लरिकन खेंबो नाहि। 
मुंडीआ अनदिन धापे जाहि॥ २॥ 
इक दुईइ मंदरि इक दुद बाट। 
हम कडउ साथरु उन्‍न्ह कड खाट ॥ 
मुंड पलासि कमर बधि पोथी। 
हम कड चाबनु डन कड॒ रोटी ॥ ३ ॥ 
मुंडीआ मुंडीआ हूए एक। 
इह मुंडीआ बूडत को टेक ॥ 
सुनि अंधली लोई बे पीर। 
इन्हि मुंडीअन भजि सरनि कबीर ॥ ४ ॥ 


संत कंबीर 
हि 


खसमु मरे तड नारि न रोवे। 
उसु रखबारा अउरो होवे॥ 
रखवारे का होइ  बिनास | 
आगे नरकु ईंहा भोग बिल्लास ॥ 
एक सुहागनि जगत पिचझारी । 
सगल जीअञ्र जंत की नारी॥ १॥। 
सुहागनि गलि सोहे हारु। 
संत कड बिखु बिगसे संसारु ॥ 
करि सीगारु वहे! पखिआरी । 
संत की ठिठकी फिरे बिचारी॥ २॥ 


संत भागि ओह पाछे परे। 
गुर परसादी मारहु ढरे ॥ 
साकत की ओह पिंड पराइणि । 
हम कड द्िसटि परे त्रिखि डाइणि॥ ३ ॥। 
हम तिस का बहु जानिआआ सेड। 
जब हूए क्रिपाल मिले गुरदेड ॥ 
कहु॒ कबीर अब बाहरि परी। 
संसारे के अंचलि लरी॥ ४॥ 


संत कबीर 


ट् 


ग्रिहि सोभा जाके रे नाहि। 
अचत पहीआ खुध जाहि॥ 
वा्के अंतरि नहीं संतोखु । 
बिनु सोहागनि लागे दोखु ॥ 
धनु सोहागनि महा पवीत । 
तपे तपीसर डोले चीत॥ १॥ 
साोहागनि किरपन को पूती। 
संवक तजि जगत सिड खूती॥ 
साधू के ठाढी दरबारि। 
सरनि तेरी मोकड निसतारि ॥ २॥। 


सोहागनि है अति सुंदरो। 
पगभ नेवर छुनक छुनहरी ॥ 


१७१ 


संत कबीर 


जड लगु प्राभन तऊ लगु संगे। 
नाहि त चली बेगि उठि नंगे।॥ ३ ॥ 
सोहागनि भवन बन्रे लीआ। 
दसअठ पुराण तीरथ रस कीओआ ॥। 
ब्रहमा बिसन्‌ महेसर बेधे। 
बड भूपति राजे है छेघे॥ ४॥ 
सोहागनि उरवारि न पारि। 
पांच नारद के संगि बिधवारि॥ 
पांच नारद के मिटवे फूटे। 
कहु कबीर गुर किरपा छूटे ॥ <॥ 


9५५२ 


संत कबौर 
& 


जैसे मंदर महि बलहर ना ठाहरे । 
नाम बिना केस पारि उतरे ॥ 
कुंभ बिना जलु ना टीकावे । 
साधू बिनु असे अबगतु जावे ॥ 
जारड तिसे ज्ु राम्म नचेते। 
तन मन रमत रहे महि खेते ॥ १ ॥ 
जैसे हलहर बिना जिमी नही बोईओ । 
सूत बिना केस मणी परोईओ ।। 
धुंडी बिनु किग्रा गंढि चढाईओ । 
साधू बिनु तेसे अबगतु जाईओ॥२॥ 
जेस मात पिता बिनु बालु न होई । 
बिंब बिना केसे कपरे धोई॥ 
घोर बिना केले असवार | 
साधू बिन नाही दरवार॥ ३ १ 
जैसे बाज बिन नही लीज फरी । 
खसमि दुह्मगनि तजि अडडेरी ॥ 
कहे कश्मीर एके करि करना | 
गुरमुखि हाइ बहुरि नहीं मरना ॥ ४ || 


१७३ 


96 ६ 


संत कबोर 
१० 


कूटन सोइ जु॒ मन कड कूटे | 
मन कूटे तड जम ते छूटे ॥ 
कुटि कुटि मनु कसवटी लावे। 
सो कूटनु मुकति बहु पावे॥ 
कूटनू किले कहहु संसार । 
सगल बोलन के माहि बीचार॥ १ ॥ 
नाचनु सोइ जु सन सिउ नाचे। 
फूढि न पतीओ परचे साचे ॥ 
इसु मन आगे पूरे ताल । 
इसु नाचन के मन रखवाल् ॥ २॥ 
बजारी सोज्ु बजारहि सोधे। 
पांच. पलीतह कड॒ परबोधे ॥ 
नड नाइक की भगति पडाने। 
सो बाजारी हम गुर माने ॥३॥ 
तसकरु सोइ जि ताति न करे। 
इत्री के जतनि नाम्ुु उचरे॥ 
कहु कबीर हम ओसे लखन । 
धंनु गुरदेव अति रूप बिचखन ॥ ४ ॥ 


संत कबीर 
११ 


धन गुपाल  धंनु गुरदेव । 
धंनु अनादि भुखे कवलु टहकेव ॥ 
धनु ओइ संत जिन असी जानी । 
तिन कउ मिल्लिबरों सारिंगपानी ॥ 
आदि पुरख ते हाइ अनादि। 
जपोओे नाम. अंन के सादि ॥ १ ॥ 
जपीशे नाम जपीअ अंनु। 
अंमै के संगि नीका बंनु॥ 
अंने बाहरि जो नर होवहि। 
तीनि भवन महि अपनी खोबहि ॥ २॥ 


छोडहि अंनु करहि पाखंड। 
ना सोहागनि ना ओहि रंड॥ 
जग महि. बकते दूधाधारी । 
गुपती खावहि वटि कासारी ॥ ३ ॥ 
अंने बिना न होइ सुकालु। 
तजिओे अ्रंनि न मिले गुपाल ॥ 
कहु कबीर हम असे जानिआ | 
धंन अनादि ठाकुर मनु सानिआ ॥ ४ ॥ 


संत कबीर 


रागु रामकली 


९ 


काइआ कलालनि लाहनि मेलउ गुर का सबदु गुडु कौनु रे । 
त्रिसना काम क्रोध मद मतसर काटि का्टि कसु दीनु रे ॥ 
कोई है रे संतु सहज सुख अंतरि जाकड जपु तपु देड दलाली रे। 
एक बूंद भरि तनु मनु देवड जो मदु देह कलाली रे ॥ १ ॥ 
भवन चतुरदस भाठी कीन्ही अहम अगनि तनि जारीरे। 
मुद्रा मदक सहज धुनि लागी सुखमन पोचनहारोी रे॥ २॥ 
तीरथ बरत नेम सुचि संजम रवि ससि गहने देड रे। 
सुरति पिआ्लाल सुधा रसु अंम्रितु एहु महा रु पेड २े॥ ३॥ 
निकर धार चुओ अति निरसल इंह रस मनुआ रातोरे । 
कहि कबीर सगले मद छूछे इंहे महा रसु साचो रे॥ ४ ॥ 


संत कबंर 


न्‍्पत 


गुड करि गिआ्आानु घिआनु करि महूआा 

भडठ भाटी मन धारा । 

सुखमन नारी सहज समानी पीचे पीवनहारा ॥ 

अडउधू मेरा मनु मतवारा । 

उनमद चढा मदन रसु चाखिआ बत्रिभवन भइआ उजिशआआारा ॥ १ ॥ 


दुइ पुर जोरि रसाईं भाडी पीड महा रसु भारी । 
कामु क्राधु दुइ कीए जलेता छूटि गईं संखारी ॥ २॥ 


प्रगट प्रगास गिश्लान गुर गंमित सतिगुर ते सुधि पाई । 
दासु कबीरु तासु मद साता उचकि न कबहू जाई ॥ ३॥ 


संत कबीर 


रे 


तूं मेरो मेरः परबतु सुआमी ओट गही मे तेरी । 
ना तुम डोलहु ना हम गिरते रखि लीनी हरि मेरी ॥ 
अब तब जब कब तुही तुही । 

हम तुआ परसाद सुखी सद॒ही ॥ १ ॥ 


तोरे भरोसे मगहर बसिश्रो मेरे तन की तपति बुझाई। 
पहिले दरसनु मगहर पाइओ फुनि कासी बसे आई ॥ २॥ 
जैसा मगहरु तेसी कासी हमस एके करि जानी। 


हम निरधन जिड इहु धनु पाइआ मरते फूटि गुमानी ॥ ३ ॥ 
करे गुमानु चुभहि तिसु सूला को काढन कड नाही । 
अजे सुचोभ कडउ बिलल बिलाते नरके घोर पचाही ॥ ४ ॥ 
कवन्‌ नरकु किआ सुरगु बिचारा संतन दोऊ रादे। 
हम काहू को काणि न कढते अपने गुर परसादे ॥ «॥ 


अब तड जाइ चढे सिंघासनि मिले है सारिंगपानी | 
राम कबीरा एक भए है कोइ न सके पछानी ॥ ६ ॥ 


संत कबीर 


७ 


संता मानउ दूता डानड इहु कुटवारी मेरी । 

दिवस रेनि तेरे पाउ पल्लोसड केस चवर करि फेरी ॥ 

हम कूकर तेरे दरबारि । 

भडकहि आगे बदनु पसारि ॥ १॥ 

पूरब जनम हम तुम्हरे सवक अब तड मिट्झि न जाईं। 

तेरे दुआरे धुनि सहज को माथे मेरे दगाई ॥२॥ 
दागे होहि सु रन महि जूकहि बिनु दागे भगि जाई । 
साथू होइ सु भगति पछाने हरि लए खजाने पाई ॥ ३ ॥ 
कोठरे महि कोठरी परम कोठी बीचारि। 

गुर दीनी बसतु कबीर कड लेवड बसतु समारि॥ ४ ॥ 
कबीर दीई संसार कड लीनी जिसु मसतकि भागु । 
अंग्रित रसु जिनि पाइआ थिरु ता का साहागु॥ २ ॥ 


९१७€ 


सेत कबीर 


५ 


जिंह मुख बेदु गाइन्नी निकले सो किउ अहमनु बिसरु करे । 
जा के पाइ जगतु सभु ल्ञागे सो किड पंडितु हरि न कहे ॥ 
काहे मेरे बाम्हन हरि न कहहि। 

रा; न बोलहि पाडे दोजकु भरहि ॥ १॥ 


आपन ऊच नोच घरि भोजन हठे करम करि उदरु भरहि। 
चडउदुस अमावस रचि रचि मांगहि कर दोपकु ले कप परहि ॥ २॥ 
तूं अहमनु मे कासीक झुलहा मुहि तोहि बराबरी केसे के बनहि। 
हमरे राम नाम कहि उबरे बेहु भरोसे पांड डूबि मरहि ॥ ३॥ 


संत कबीर 


६ 


तरवरु एकु अनंत डार साखा पुह्प पत्र रस भरीआ। 
इह अंम्रित की बाड़ी है रे तिनि हरि पूरे करीआ॥ 
जानी जानी रे राजा रास को कहानी । 

अंतरि जाति राम परगासा गुरमसुखि बिरले जानी ॥ १॥ 


भवरु एकु पुहपष रस बीधा बारह ले उरधरिओआ्रा । 
सोरह मध पवन सकारिआ आकास फरू फरिआा॥ २॥ 


सहज सुंनि इकु बिरवा उपजिशआा धरती जलहरु सोखिआ। 
कहि कबीर हड ता का संवकु जिनि इहु बिरवा देखिआ ॥ ३॥ 


१८१ 


संत कबीर 


५9 


मुंद्रा मोनि दुइआ करि मोली पत्र का करहु बीचारु रे । 
खिंथा इहु तनु सीअड अपना नामु करठड आधार रे ॥ 
ओसा जोगु कमावहु जोगी । 

जप जप संजमु गुरसुखि भोगी ॥ १ ॥ 


बुधि बिभूति चढावउ अपुनी सिंगी सुरति मिलाई । 
करि बेरागु फिरठ तनि नगरी सन की किंगुरी बजाई ॥ २ ॥ 


पंच ततु ले हिरदे राखहु रहे निरालम ताड़ी। 
कहतु कबीरु सनहु रे संतहु धरमु दुइआ करि बाड़ी ॥ ३॥ 


१८२ 


संत कबीर 


| 


कवन काज सिरज जग भोतरि जनमि कवन फलु पाइआ । 

भव निधि तरन तारन चिंतामनि इक निमख न इहु मन लाइआ ॥ 
गोबिंद हम अ्ेस अपराधी । 

जिनि प्रभि जीउ पिंडु था दी आ तिस को भाउ भगति नही साथी ॥ १ ॥ 


परधन परतन परती निंदा पर अ्रपबादु न छूटे । 
आवा गवनु होत है फुनि फुनि इहु परसंगु न वूटे॥ २॥ 
जिह घर कथा होत हरि संतन इक निमख न कीनों में फेरा । 
लंपट चोर दूत मतवारे तिन संगि सदा बसेरा॥३॥ 
काम क्रोध साइआ मद मतसर ए संपे मो माही। 


दइआ धरसु अरु गुर की सेवा ए सुपनतरि नाही॥ ४॥ 


दीन दुइआल क्रिपाल दमोदर भगति बछुल से हारी। 
कहत कबीर भीर जन राखहु हरि सेवा करड तुम्हारी ॥ < ॥ 


संत कबीर 


6 


जिह सिमरनि होह मुकति दुआआारु । 
जाहि बेकुंडि नहीं संसारि॥ 
निरभउ के घरि बजावहि तूर। 
अनहद बजहि सदा भरपूर ॥ 
ओसा सिमरनु करि मन माहि। 
बिनु सिमरन मुकति कत नाहि ॥ १ ॥ 


जिह सिसरन नाही ननकारु। 
मुकति करे उतरे बहु भारु ।॥। 
नमसकारु करि हिरद माहि | 
फिरि फिरि तेरा आवन नाहि॥ २ ॥ 
जिह सिमरनि करहि तू के । 
दीपकु बांधि धरिश्रो बिन तेल ॥ 
सो दीपकु अमरकु संसारि । 
काम क्रोध बिखु काढीले मारि॥ ३॥ 
जिह सिमरनि तेरी गति होइ। 
सो सिमरनु रखु कंठि परोइ ॥ 
सो सिमरन्‌ करि नही राखु उतारि। 
गुर परसादी उत्तरहि पारि॥ ७॥ 


संत कबीर 


जिह सिमरनि नाही तुहि कानि । 
मंदरि सावहि पटंबर तानि॥ 
सज सुखाली बिगस जीड। 
सो सिमरनु तू अनदिन पीड ॥ * ॥ 
जिह सिमरन तेरी जाइ बलाई । 
जिह सिमरन तुरु पाहे न माइ ॥ 
सिमरि सिमरि हरि हरि सनि गाईओ । 
इहु सिमरनु सतिगुर ते पाईओ ॥ ६ ॥ 
सदा सदा सिमरि दिनु राति | 
ऊठत बेंठतः सासि गिरासि ॥ 
जागु सोइ सिमसरन रस भोग । 
हरि सिमरनु पाईथआ संजोग ॥ ७ ॥ 
जिह सिमरन नाही तुझु भार। 
सो सिमरनु राम नाम अधारु॥ 
कहि कबीर जाका नहीं अंतु। 
तिस के आगे तंतु न मंतु॥८॥ 


शरद 


संत कबीर 


१० 


बंधचि बंधनु पाइआ । मुकते गुरि अनलु बुाइआ ॥ 
जब नख सिख इहुु मन चीन्हा । तब अंतरि मजनु कीन्हा ॥ 
पवन पति उन्‌मनि रहनु खरा । नही मिरतु न जनमु जरा ॥ १ ॥ 


उलटीले सकति सहार | पेसीले गगन मझारं ॥ 
बेधीअले चक्र भुअंगा | भेटीअले राइ निसंगा॥ २॥ 


चूकीअले मोह मइआसा | ससि कीनो सूर गिरासा॥ 
जब कुंसधकु भरिपुरि लीणा। तह बाज अनहद भीणा ॥ ३ ॥ 


बकते बकि सबदु सुनाइआ । सुनते सुनि मंनि बसाइआ ॥ 
करि करता उततरसि पारं। कहे. कबीरा सारं॥ ४३ 


१८६ 


सत कबीर 


११ 


चंदु सूरज दुई जोति सरूपु | 
जाती अंतरि ब्रह्म अनूपु ॥ 
करु रे गिआआानी ब्रहम बीचारु । 
जोती अंतरि धरिश्रा पसारु॥ १॥ 


हीरा देखि हीरे करड आदेसु । 
क्र कबीर निरंजन अलखु ॥ २॥ 


संल कबीर 


हे 


दुनीआ हुसीआर बेदार जागत सुसीअ्रत हड रे भाई | 
निगम हुसीआर पहरूुआ देखत जम्र॒ ले जाई॥ 
नींचब भइआओ आंबु आंबु भइआओ नींबा केला पाका झारि । 
नालीएर फल्तु संबरि पाका मूरख मुगध गवार ॥ १ ॥ 


हरि भइओ खांडु रेतु महि बिखरिश्रो हसतीं चुनिश्रो न जाई। 
कहि कमीर कुल जाति पांति तजि चीटी होइ चुनि खाई ॥ २ ॥ 


संत कबीर 


गयु मारू 


पडीआ कवन कुमति तुम लागे। 

बूडहुग परवार सकल सिड राम न जपहु अभाग ॥ 

बंद पुरान पढे का किआ गुनु खर चंदन जस मारा । 

राम नाम को गति नहीं जानी केसे उतरसि पारा॥ १ ॥ 


जीअ बधहु सु धरमसु करि थापहु अधरमु कहहु कत भाई । 
आपस कड सुनिवर करि थापहु का कड कहहु कसाई ॥ २॥ 
मन के अंधे आपि न बृमहु काहि बुरावहु भाई। 
माइआ कारन दिदिआ बचहु जनमु अबिरथा जाईं॥ ३ ॥ 
नारद बचन विआआासु कहत है सुक कड पूछ जाई । 
कहि कब्वीर रामे रमि छूटहु नाहित बृढ भाई ॥ ४ ॥ 


१६५ 


संत कबीर 


२ 


बनहि बस किड पाईओ जडउ लड सनहु न तजहि बिकार। 
जिह धरु बनु समसरि कीआ ते पूरे संसार ॥ 
सार सुखु पाईओ रामा। 
रंगि रवहु आतमे राम ॥ १॥ 


जटा भसम लेपन कीआ कहा गुफा महि बासु । 
मनु जीते जगु जीतिआा जाते बिखिआ ते होइ उदास ॥ २॥ 


अंजनु देह सभे कोई टुकु चाहन माहि बिडानु । 
गिआ्आान अंजनु जिह पाइआ ते लोइन परवानु ॥३॥ 


क्रहि कबीर अब जानिआ गुरि गिआनु दीआ समम्काइ । 
अंतरगति हरि भेटिझा अब मेरा मनु कतहू न जाइ ॥ ४ ॥ 


संत कबीर 


३ 


रिधि सिधरि जा कड॒ फुरी तब काहू सिउ किआ काँज । 
तेरे कहने की गति किआआ कहउ में बोलत ही बड लाज ॥ 
रामु जिह पाइझआ रास । 
ते भवहि न बारे बार ॥ १॥ 


झूठा जगु डहके घना दिन दुइ बरतन की आस । 
राम उदकु जिह जन पोआ तिहि बहुरि न भई पिआस ॥ २ ॥ 


गुर प्रसादि जिह बृक्तिआआ आसा ते भइआ निरासु । 
सभु सचु नदरी आाइआ जड आतम भइआ उदासु॥ ३ ॥ 


राम नाम रसु चाखिआ्रा हरि नामा हर तारि। 
कहु कबीर कंचनु भइआ अमु गइआ समुद्रे पारि॥ ४॥ 


१६१ 


संत कबीर 


ढे 


उदक समूँद सलल की साखिआआ नदी तरंग समावहिगे । 

सुंनहि सुंच॒ मिलिश्रा समदरसो पवन रूप होइ जावहिगे॥ 
बहुरि हम काहे आवहिंगे । 

आवन जाना हुकमु॒ तिसे का हुकमे बूकि समावहिगे॥ $ ॥ 


जब चूके पंच धातु की रचना ओसे भरसु चुकावहिगे । 
दरसनु छोडि भए समदरसी एको नाम्रु थिआवहिगे ॥ २॥ 


जित हम लाए तित ही लागे तेसे करम कमावहिगे। 
हरि जी क्रिपा करे जड अपनी तो गुर के सबदि समावहिगे॥ ३ ॥ 


जीवत मरहु मरहु फुनि जीवहु पुनरपि जनमु न होई। 
कहु कबीर जो नामि समाने सुंन रहिआ लिव सोई ॥ ४ ॥ 


१६२ 


संत कबीर 


जड़ तुम्ह मोकड दूरि करत हउ तड तुम सुकति बतावहु । 
एक अनेक होइ रहिओ सगल महि अब केस भरमावहु ॥ 
राम मोकउ तारि कहां ले जई है! 
सोधड सुकति कहा देउ केसी करि असादु मोहि पाई है॥ १ ॥ 


तारन तरनु तबे लगु कहीओ जब लगु ततु न जानिआ। 
अब तड बिमल भए घट ही मह कट्टि कबीर मनु सानिआझ्ा ॥ २॥ 


१६३ 
२५ 


संत कबीर 


६ 


जिनि गड़ कोट कोए कंचन के छोडि गइआ सो रावनु । 
काहे कीजतु है मनि भावनु । 
जब जम आइ केस ते पकरे तह हरि को नाम्रु छुडावन ॥ १ ॥ 


कालु अकालु खसम का कीन्हा इ्टु परपंचु बधावन । 
कहि कबीर ते अंते झुकते जिन्‍्ह हिरदै राम रसाइनु ॥ २॥ 


१६४ 


संत कबीर 


9 


देही गावा जीउ घर महतड बसहि पंच किरसाना । 

नेनू नकटहू खबनू रसपति इंद्री कहिआ न माना ॥ 
बाबा अ्रब न बसउठ इह गाड । 

घरी घरी का लेखा मांगे काइथु चेतू नाड॥१॥ 


धरमराइ जब लेखा मागें बाकी निकसी भारी। 
पंच क्रिसानवा भागि गए ले बाधिओं जीउ दुरबारी ॥ २॥ 


कहे कबीर सनहु रे संतहु खेत ही करहु निबेरा। 
अब की बार बखसि बंदे कठ बहुरि न भउजलि फेरा ॥ ३ ॥ 


१६५ 


संत कबीर 


ट्ः 


अ्रनभड किने न देखिआा बेरागीअड़े बिनु भे अनभड होइ वणा हंबे ॥ १ ॥ 
सहु हदूरि देखे ता भड पे बैरागीअड़े, हुकमै बूझे त 


१६६ 


निरभड होइ वणा हंबे ॥ २ ॥ 
हरि पाखंडइु न कीजई बेरागीशड़े | 
पाखंडि रता सम्रु लोकु वणा हंबे॥ ३॥ 
श्रिसना पासु न छोडई बेरागीअड़े । 
ममता जालिआ पिंड वा हंबे ॥ ४ ॥ 


चिंता जालि तनु जालिआ बेरागीअड़े । 
जे मन मिरतकु होइ वणा हंबे ॥ ९ ॥ 


सतिगुर बिनु बेरागु न होवई बेरागीश्रड़े । 


के 


जे लोचे सभु कोइ वणा हंबै॥ १॥ 


करसु होवे सतिगुरु मिले बेरागीश्रड़े । 
सहजे पाव सोइ वणा हंबे॥०७॥ 


कहु कबीर इक बेनती बेरागीशअड़े । 
मो कड भउजलु पारि उतारि वणा हंबे ॥ ८॥ 


संत कबीर 


राजन कउनु तुमारे आब। 

असो भाड बिदर को देखिश्रो ओहु गरीब मोहि भावे ॥ 
हसती देखि भरम ते भूला ख्री भगवान्‌ न जानिआ । 
तुमरो दूधु बिदर को पान्हों अंग्रितु करि मे मानिआ॥ १॥ 


खीर ससानि सागु मे पाइआ गुन गावत रेनि ब्रिहानी । 
कबीर को ठाकुरु अनद्‌ बिनोदी जाति न काहू की मानी ॥ २॥ 
सलोक कवीर । 

गगन दमामा बाजिशो परिश्रो नीसाने घाउ । 


खेतु जु माडिओ सूरमा श्रब जूमन को दाउ ॥ १ ॥ 


सूरा सो पहिचानीञअ जु लरे दीन के हेत। 
पुरजा पुरजा कटी मरे कबहू न छाड्डे खेतु ॥ २॥ 


१६७5 


संत कबोर 


१० 


दीनु बिसारिश्रो रे दिवाने दीनु बिसारिश्ो रे। 
पेहु भरिश्रो पसूशआ जिउ सोइओ मनुखु जनसमु है हारिश्रो ॥ 
साध संगति कबहू नहीं कीनी रचिश्रो धंधे कुठ । 
सुआन सूकर बाइस जिवे भटकतु चालिओ ऊढि॥ १ ॥ 


आपस को दीरध करि जाने अ्रडरन कड लग मात । 
मनसा बाचा करमना से देखे दोजक जात ॥ २॥ 


कामी क्रोधी चातुरी बाजीगर बेकाम । 
निंदा करते जनमु सिरानो कबहू न सिमरिश्रो रामु ॥ ३॥ 


कहि कबीर चेते नही मूरखु मुगधु गवारु । 
रासु नामु जानिश्रो नही केसे उतरसि पारि॥ ४॥ 


श्६८ 


संत्र कबीर 


१ 


रामु सिमरु पछुताहिगा सन । 

पापी जीअरा लोभु करतु है आ्राजु कालि उढि जाहिगा ॥ 
लालच लागे जनमु गवाइआ माइआ भरम भुलाहिगा। 
धन जोबन का गरबु न कीजे कागद जिउ गलि जाहिगा॥ १ ॥ 
जडउ जम्ु आइ केस गहि पटके ता दिन किछु न बसाहिगा। 
सिमरन्‌ भजन ददआ नहीं कौनी तड सुखि चोटा खाहिया ॥ २॥ 


धरमराइ जब लेखा मागें किश्मा मुखु ले के जाहिगा। 
कहतु कबौरूु सुनहु रे संतहु साथ संगति तरि जाहिया ॥ ३ ॥ 


१€६ 


संत कबीर 


रागु केदारा 
शश्ध्ट 


उसतति निंदा दोऊ बिबरजित तजहु मानु अभिमाना। 
लोहा कंचनु सम करे जानहि ते मूरति भगवाना ॥ 


तेरा जनु एक आधु कोई । 
की काम कोधु लोभु मोहु बिबरजित हरि पदु चीन्हें सोई ॥ १॥ 


रज गुण तम गुण सत गुण कहीओ एह तेरी सभ माइआ । 
चडथे पदु कड जो नरू चीन्हे तिन ही परम पदु पाइआ ॥ २॥ 


कप 
तीरथ बरत नेम सुचि संजम सदा रहे निहकामा। 
त्रिसना अरु माइथ अमर चूका चितवत आतम रामा ॥ ३ ॥ 


जिह मंदरि दीपकु परगासिआ अंधकारु तह नासा। 
निरभउ पूरि रहे भ्रमु भागा कहि कबीर जन दासा॥ ४॥ 


संत कब्रीर 


२ 


किनही बनजिआ कांसी तांबा किन ही लडग सुपारी । 
संतहु बनजिआ नामु गोबिद का अ्रेसी खेप हमारी ॥ 

हरि के नाम के विश्वापारों । 
हीरा हाथि चढड़िआ निरमोलकु छूटि गई संसारी ॥ १ ॥ 


साचे लाए तडऊ सच लागे साचे के बिड॒हारी। 
साची बसतु के भार चलाए पहुचे जाइ भंडारी॥ २॥ 


आपहि रतन जवाहर मानिक आपे है पासारी। 
आपे दृहदिस आप चलावें निहचलु है बिआपारी ॥ ३॥ 


श मई अं 
मनु करि बेलु सुरति करि पेडा गिआन गोनि भरि डारी । 
कहतु कबीरु सुनहु रे संतहु निबही खेप हमारी ॥ ४॥ 


हल कै 


लत कबीर 


रे 


री कलवारि गवारि मूढ मति उल्लदटो पवनु फिरावड । 
मनु मतवार मेरे सर भाटी अ्रंश्रित धार चुश्रावड ॥ 


बोलहु भईआ राम की दुहाई । 
पीवहु संत सदा मति दुरलभ सहजे पिशआस बुझाई ॥ १ ॥ 
मे बिचि भाउ भाइ कोऊ बूकहि हरि रसु पावे भाई । 
जते घट अंम्रितु सम ही महि भावे तिसहि पीआईं ॥ २॥ 


नगरी एके नडः दुरवाज  धावतु बरजि रहाईं। 
ब्रिकुटी छूटे दसवा दुरु खूहहे ता मनु खीचा भाई ॥३॥ 


असे पद पूरि ताप तिह नासे कहि कबीर बीचारी । 
उबट चलंते इहु मद पाइआ जेसे खोंद खुमारो ॥ ४॥ 


२०२ 


संत कबीर 


छे 


काम क्रोध त्रिसना के लीने गति नहीं एके जानी । 

फूटी आखे कछू न सूम्के वूंडि मुए बिन पानी॥ 
चलत कत टेढे टेढे टेढे । 

असति चरम बिसटा के मूंदे दुरगंध ही के बेढे ॥ १ ॥ 

राम न जपहु कवन अ्रम भूले तुम ते कालु न दूरे। 

अनिक जतन करि इह तनु राखहु रहे अवसथा पूरे ॥ २॥ 


आपन कीआ कछू न होवे किआ को करे परानी | 
जा तिसु भावे सतिगुरु भेटे एको नाम्ु बखानी।॥ ३ ॥ 


बलुआ के घरूआ महि बसते फुलवत देह अइआने । 
कहु कबीर जिह रामु न चेतिओ बूडे बहुतु सिआने ॥ ४ ॥ 


२०३ 


संत्त कबीर 


ै 


ठेढी पाग टेढे चले लागे बीरे 
भाड भगति सिड काजु न कछ्ओ मेरो काम दीवान ॥ 
रामु बिसारिओ है अभिमानि। 
कनिक कासनी महा सुंदरी पेखि पेखि सु मानि॥ १॥ 
लाक्षच झूठ बिकार महामद इृह बिधि अउध बिहानि। 
कहि कबीर अंत कौ बेर आइ लागो कालु निदानि ॥ २॥ 


२०४ 


संत कबीर 


६ 


चारि दिन अपनी नउबति चले बजाइ। 

इतनकु खटीआ राढीआ मदीआ संगि न कछु ले जाइ ॥ 
.देहरी बैठो मिहरी रोवे दुआरे लड़ संग माइ। 

मरहट लगि सभु लोगु कुटंबु मिलि हंसु इकेला जाइ ॥ १ ॥ 


वे सुत वे बित वे पुर पाठन बहुरि न देखे आइ । 
कहतु कबीरु राम को न सिमरहु जनमु अकारथ जाइ ॥ २ ॥ 


श्०्५्‌ 


२०६ 


संत कबीर 


रागु भेरठ 


९ 


इहु धनु मेरे हरि के नाड। 
गांडि न बाधड बेचि न खाड ॥ 
नाउ मेरे खेती नाड मेरे बारी। 
भगति करड जनु सरनि तुम्हारी ॥ १ ॥ 


नाउ मेरे माइआ नाड मेरे पूंजी । 
तुमहि छोडि जानड नही दूजी ॥ २॥ 


नाउ मेरे बंधिप नाड मेरे भाई । 
नाउ मेरे संगि अंति होइ सखाई ॥ ३॥ 


माइआ महिं जिसु रखे उदासु । 
कहि कबीर हड ता को दाखु ॥ ४॥ 


संत कबीर 


“प 


नांग आवनु नांगे जाना। 
कोइ न रहि है राजा राना॥ 
रामु राजा नड निधि मरै। 
संपें हेतु कलतु धनु तेरे ॥ १॥ 


आवत संग न जात संगाती। 
कहा भइओआ दरि बांध हाथी ॥ २ ॥ 


लंका गढहु सान का भइआ | 
मरखु रावनु किआ्रा ले गहआ ॥ ३ || 


कहि कबीर किछु गुनु बीचारि | 
चले जुआरी दुइ हथ मारि | ४ ।। 


२०७ 


संत कबीर 


मेला बरहमा मैला इंदु। 

रवि मैला मैला है चंदु॥ 
मैला मलता इहु संसारु। 
इक हरि निरमलु जा का अंतु न पारु॥ १ ॥ 
मेले ब्रहमंडाइ के ईस। 
मेले निसिबासुर दिन तीस ॥ २॥ 
मैला मोती मेला हीरु। 
मेला पवनु पावकु अरू नीरु॥३॥ 
मेले सिव संकरा महेस । 
मेले सिध साधिक अरु भेख | ४॥ 
मेले जोगी जंगम जया सहेति । 
मेली काइआ हंस समेति ॥ ९ ॥ 


कहि कबीर ते जन परवान | 
निरमल ते जो रामहि जान ॥ ६ ॥ 


श्ध्प 


संत कब्ोर 


ढे 


मन करि मका किबला करि देही। 
बोलनहार परम गुरु एही॥ 
कहु रे मुलां बांग निवाज । 
एक मसीति दसे दरवाज ॥ १ ॥ 


मिसिमिलि तामसु भरसु कदूरी | 
भाखि ले पंचे होइ खसबूरी॥ २॥। 


हिंदू तुक का साहिबु एक | 
कह करें मुलां कह करे सेख ॥ ३ ;॥ 


कृहि कबीर हड भइआा दिवाना | 
मुसि मुसि सनुआ सहजि समाना ॥| ४ ॥ 


ल्‍च 


संत कबीर 


गंगा के संग सल्तिता बिगरी । 
सा सल्तिता गंगा होहइ निबरी ॥ 
बिगरिओं. कबीरा राम दुह्ाई। 
साचु भइझओ अन कतहि न जाई॥ १॥ 


चंदन के संगि तरवरु बिगरिओ्रो । 
सो तरवरु चंदन होइ निबरिश्रो ॥ २॥ 


पारस के संग तांबा बिगरिश्रो । 
सो तांबा कंचनु होइ निबरिओओों ॥ ३ ॥ 


संतन संगि कबीरा बिगरिओं । 
सो कबीर रामे होह निबरिओो ॥ ४ ॥ 


संत कबीर 


4] 


माथे तिलकु हथ्ि माला बाना। 
लोगन राम. खिलठना जानां ॥ 
जड़ हड बडरा तड राम तोरा। 
लोगु मरसमु कह जाने मोरा॥ १॥ 


तोरठ न॒ पाती पूजड न दवा। 
राम भगति बिनु निहफल संवा॥ २॥ 


सतिगुरु पूजड सदा सदा मनावड। 
ओसी सब दरगह सुखु पावड ॥ ३ ॥ 


लोगू. कहे कबीर. बठराना । 


कबीर का मरम्ु राम पहिचानां॥ ४॥ 


हर 


5399 


संत कबीर 


७ 


उलदि जाति कुल दोऊ बिसारी | 
सुंगन सहज महि बुनत हमारी ॥ 
हमरा रगरा रहा न कोऊ।| 
पंडित मुल्लां छाडे दोऊ॥ १ ॥ 


बुनि जुनि आप आपु पहिरावड । 
जह नही आपु तहा होइ गावड ॥ २॥ 
पंडित मुलाँ जो लिखिं दीआ। 
छाडि चले हम कछू न लीआ ॥ ३॥ 


रिदे इखलासु निरख ले मीरा। 
आपु खोजि खोजि मिले कबीरा ॥ ४ ॥ 


संत कबीर 


मन 
(सम 


निरधन आदरु काई न दुइ | 
लाख जतन करे आहु चिति न घरेइ ॥ 
जउ निरघनु सरधन के जाइ। 
आगे बेंठा पीठि फिराइ॥ १ ॥ 


जड सरधनु निरधन के जाइ। 
दीआ आदरु लीआ बुलाइ॥ २ ॥ 


निरधन सरधनु दोनड भाई। 
प्रभ की कला न मेंटी जाई ॥ ३ ॥ 
कहि कबीर निरधन है सोई। 
जा के हिरदें नामु न होई॥ ४॥ 


१३ 


२१४ 


संत कबीर 


& 


गुर सेवा ते भगति कमाई। 
तब इह मानस देही पाई।। 
इस देही कडउ सिमरहि देव । 
सो देही भज हरि की सेव ॥ 
भजहु गोबिंद भूलि मत जाहु। 
मानस ज़नस का एही ल्ाहु॥ १॥। 
जब लगु जरा रोगु नही आइआ । 
जब लगु कालि ग्रसी नही काइआ ।। 
जब लगु बिकल भई नहो बानी । 
भजि लेहि रे मन सारिगपानी ॥ २॥ 


संत कबीर 


अब न भजसि भजसि कब भाई । 
आये अंतु न भजिशा जाई ॥ 
जो किछु करहि साई अब सारु | 
फिरि पछुताहु न पावहु पारु॥ ३ ॥ 
सा सवकु जो लाइआ सब। 
तिन ही पाए निरंजन देव ।। 
गुर मिलि ताके खुल्हे कपाद। 
बहुरि न आवे जोनी बाद ॥ ४॥ 


इंही तरा अडसरु इह तेरी बार । 
घट भीतरि तू देखु बिचारि।। 
कहत कबीरु जीति के हारि। 
बहु बिधि कहिओ पुकारि पुकारि ॥ ४ ॥ 


२१६ 


संत कबीर 


१० 
सिव को पुरी बसे बुधि सारू। 
तह तुम्ह मिलि के करहु बिचारु ॥। 
ईत ऊत की सोझी परे। 
कडन करम मेरा करि. करि भरे ॥ 


निजपद ऊपरि ल्ागो धिश्रानु । 
राजा राम नामु मोरा अहम गिश्लानु ॥ १॥ 


मूल दुआरे बंधिआा बंघु। 
रवि ऊपर गहि राखिशा चंदु ॥ 
पछुम दुआरे सूरज तपे। 
मेर इंड सिर ऊपरि बसे ॥ २॥ 


प्सचम दुआरे की सिल्ल ओड़ । 
तिह सिल ऊपरि खिड़की अडर ।। 
खिड़की ऊपरि दुसवा दुआरू। 
कहि कबीर ता का अंतु न पारु॥ ३ ॥ 


श्र 


सत कबीर 
१ 


सो मुला जो मन सिउ लरे। 
गुर उपदेसि काल सिउ जुरे॥ 
काल पुरख का मरे मानु। 
तिसु सुलझा कडः सदा सलामु ॥ 
है हजूरि कत दूरि बतावहु। 


दुदर बाधहु सुंदर पावहु ॥१ ॥ 


काजी सो जु काइआ बीचारे । 
काइआ की अगनि ब्रहमु परजारे ॥ 
सुपन बिंदु न देई मऊरना। 
तिसु काजी कउ जरा न मरना । 


सो सुरतानु जु दुइ सर ताने। 
बाहरि जाता भीतरि आाने॥ 


गगन मंडल महि लसकरू करें 


सा सुरतानु छुत्र॒ सिरि धरै॥ 


जोगी गोरखु गोरखु करे। 
हिंदू. राम नाम डचर ॥ 
मुसलमान का एकु खुदाइ । 


रे॥| 


कबीर का सुआमी रहिआ समाइ ॥ ४ ॥ 


हि 


२१८ 


संत कबौर 
१२ 


जो पाथर कड कहते देव। 
ता की बिसशथा होवे सेव ॥ 
जो पाथर की पांई पाइ। 
तिस की घाल अजांई जाइ ॥ 
ठाकुह हमरा सद बोलंता। 
सरब जीआ कड प्रभु दानु देता ॥ १ ॥ 


अंतरि देड न जाने अंधु। 
भ्रम का मोहिआ पावे फंधु ॥ 
न पाथरु बोले ना किछु देह । 
फोकट करम निहफल है सेव॥ २॥ 
जे मिरतक कड चंदनु चढ़ावे। 
डसते कहहु कवन फल पावे ॥ 
जे मिरतक कउ बिसटा माहि रुलाई । 
तां मिरतक का किआ्रा घटि जाई ।। ३ ॥ 
कहत कब्रीर हड कहड़ ॒पुकारि । 
समिति देखु साकत गावार ॥। 
दूजे भाई बहुतु घर घाले। 
राम भगत है सदा सखाले।॥ ४॥। 


संत कबीर 


१३ 


जल महि. मीन माइआ के बेचे | 
दीपक पतंग माइआ के छेंदे ॥ 
काम माइआ कैचर कउ बिआपे। 
भुइअंगस प्िग साइआ महि खाप ॥ 
माइशझआ असी मोहनी भाई। 
जते जीश्र तेते इहकाई॥ १ ॥ 


पंखी प्रिग माइआ महि राते। 
साकर माखी अधिक संताप ॥ 
तुरे उसटद माइआ महि सेला। 
सिध चडरासोह माइआ महि खेला ॥ २॥ 


९१४ 


ही । 


हि । 


संत कबीर 


छित्र जती माइआ के बंदा। 
नवे नाथ सूरज अश्ररु चंदा॥ 
तपे रखीसर माइआआा महि सूता। 
माइआ महि कालु अरु पंच दुृता॥ ३॥ 


सुआन सिआल माइआ महि राता। 
बंतर चीते अरूु सिघाता ॥ 
माजार गाडर अरु लूबरा । 
बिरख सूल माइआ महि परा॥ ४॥ 


माइझा अंतरि भीने देव। 
सागर इंद्रा अरु धरतेव॥ 
कहि कबीर जिस उदरु तिसु माइआ । 
तब छूटे जब साधू पाइआ ॥ ९ ॥ 


१७ 


जब लगु मेरी मेरी करे। 
तब लगु काजु एकु नही सरे ॥ 
जब मेरी मरी मिटि जाइ। 
तब प्रभ काजु सवारहि आइ ॥ 
ओअेसा गिआआानु बिचारु मना। 
हरि की न सिमरहु दुख संजना ॥ १ ॥ 


जब लग सिंधु रहे बन माहि । 
तब लगु बनु फूल ही नाहि ॥ 
जब ही सिआरु सिंध कड खाइ। 
फूलि रही सगली बनराइ॥ २॥ 
जीता बृढ हारो तिरें। 
गुर परसादी पारि उतरे॥ 
दासु कबीर कहे समझकाह | 
केवल राम रहहु लिव लाइ ॥ ३॥ 


२२२ 


संत कबीर 
१५ 


सतरि सैइ सलार है जा के । 
सवा लाखु पेकाबर ता के॥ 
सेख जु कहीअहि काटि अभ्रदासी । 
छुपन कोटि जा के खेल खासी ॥ 


मो गरीब की को गुजरावे । 
मजलसि दूरि महल्लु को पावे ॥ १ ॥ 
तेतीस करोड़ी है खेलखाना। 
चडरासी लख फिरे दिवानां ॥ 
बाबा आदुम कउ किछु नदरि दिखाई । 
उन भी भिसति घनेरी पाई ॥ २॥ 


दिल खलहलु जा के जरदरू बानी । 
छोडि कतेब करे सेतानी ॥ 
दुनीआा दोसु रोसु है लोई। 
अपना कीआ पावे सोई॥ ३ ॥ 
तुम दाते हम सदा भिखारी । 

देड जबाब होइ बजगारी ॥ 
दासु कबीरु तेरी पनह समानां । 
भिसतु नजीकि राखु रहमाना ॥ ४॥ 


संत कबीर 


१६ 


सभु कोई चलन कहत है ऊहां। 
ना जानड बेकुंठु है कहां॥ 
आप आप का मरमस्ुु न जानां। 
बातन ही बेकुंदु बखानां॥ १॥ 


जब लगु मन बेकुंठ की आस । 
तब लगु नाही चरन निवास॥ २॥ 


खाई कोटु न परलपगारा । 
ना जानड बेंकुंठ दुआरा ॥ ३॥ 


कहि कमीर अब कहीश्रे काहि। 
साथ संगति बेकंठट आहि॥ ४ ॥ 


र्र३ 


संत कबीर 


१७ 


किउ लीजे गहु बंका भाई । 
दोवर कोट अरु तेवर खाई ॥। 
पांच पचीस मोह मद मतसर आडी परबल माइआ। 
जन गरीब का जोरु न पहुचे कहां करड रघुराइआ ॥ १॥ 


काम्ठु किवारी दुखु सुखु दरवानों पापु पुंनु दरवाजा। 


क्रोधु प्रधानु महा बड दुद्र तह मनु मावासी राजा॥ २॥ 


स्वाद सनाह टोपु ममता को कुबुधि कमान चढ़ाई। 
तिसना तीर रहे धट भीतरि इड गहु लीओ न जाई॥ ३॥ 


प्रेम पलीता सुरति हवाई गोला गिआनु चलाइआ । 
ब्रहमि अगनि सहज परजाली एकहि चोट सिझाइआ ॥ ४॥ 


सतु॒ संतोखु ले लरने ज्ञागा तोरे दुइ दरवाजा। 
साथ संगति अरु गुर की क्रिपा ते पकरिश्रो गढ़ को राजा ॥ ९ ॥ 


भगवत भोरि सकति सिमरन की कटी काल से फासी। 
दासु कमीरू चढ़िओ गढ़ ऊपरि राजु ल्ीओ अबनासी ॥ ६ ॥ 


संत कबोर 


गंग गुसाइनि गहिर गंभीर । 
जंजीर बांधि करे खरे कबीर ॥ 
मु न डिगे तनु काहे कउ डराइ । 
चरन कमल चितु रहिआ समाइ | १ ॥ 
गंगा की लहरि मरी टुटी जजीर | 
म्रि-&्लाला पर वेठे कबीर॥ २॥ 


कहि कंबीर कोऊ संग न साथ | 
जल थल राखन हैं रघुनाथ ॥ ३ ॥ 


श्र९ 


संत कबीर 
१६ 


अगम ह्ुुगस गड़ि रचिओश्रो बास। 
जा महि जोति करे परगास॥ 
बिजुली चमके होइ अनंदु । 
जिह पड़े प्रभ बाल गोबिंद ॥ 
इहु जीड राम नाम लिव लागे। 
जरा मरनु छूटे अमर भागे॥ १॥ 


अबरन बरन सिउ मन ही श्रीति । 
हडमे गावनि गावहि गीत ॥ 
अनहद सबद होत क्ुनकार । 
जिह पडउढ़े प्रभ स्री गोपाल ॥ २॥ 
खंडल मंडल मंडल मंडा। 
बत्रिआ असथान तीनि तिअ खंडा ॥ 
अगम अगोचरु रहिआ अभ अ्रंत । 
पारु न पावे को धरनीधर मंत ॥ ३ ॥ 
कदली पुहप धथुप परगास । 
रज पंकज महि लौओ निवास ॥ 
दुआदस दल अभ अंतरि मंत । 
जह पउडे खो कमलाकंत ॥ ४ ॥ 


२२६ 


संत कबीर 


अरध उरध मुखि लागो कासु। 
सूंन मंडल महि करि परगासु ॥ 
ऊहां सूरआ नाही चंद। 
आदि निरंजनु करे अनंद॥ ९ ॥ 
सो ब्रहमंडि पिंडि सो जानु। 
मानसरोवरि करि इसनानु॥ 
सोहंसो जा कड है जाप। 
जा कउ लिपत न होइ पूंन अरु पाप ॥ ६ ॥ 
अबरन बरन धाम नहीं छाम। 
अवर न पाईश्र गुर की साम॥ 
टारी न टरे आबे न जाइ। 
सुंन सहज महि रहित्रो समाइ ॥ ७॥ 
मन  सथे जाने जे कोइ। 
जो बोले सो आपे होइ॥ 
जोति मंत्रि सनि असथिरु करे। 
कहि. कबीर सो प्रानी तरे॥5८॥ 


र्रऊ 


२२८ 


संत कबीर 


५० 


3 


कोटि सूर जा के परगास | 
कोटि महादेव अरू कबिलास ॥ 
दुरगा कोटि जाके मरदनु करे । 
ब्रहमा कोटि बेद उचरे॥ 
जडउ जाचड तड केवल राम । 
आन देव सिउऊ नाही काम ॥ १ ॥ 


कोटि चंद्रमे करहि. चराक | 
सुर॒तेतीसड जंवहि. पाक ॥ 
नव ग्रह कोटि ठाढे दरबार । 
धरम कोटि जाके प्रतिहार ॥ २॥ 


पवन कोटि चडबारे फिरहि । 
बासक कोटि सेज बिसथरहि ॥ 
समुंद काटि जा के पानीहार । 
रोमावल्ि कोटि अठारह भार ॥ ३ ॥ 


कोटि कमेर भरहि. भंडार । 
कोटिक लखमी करे सीगार ॥ 
कोटिक पाप पुंन बहु हिरइ। 
इक कोटि जा के सेवा करहि ॥ ७ ॥ 


संत कबीर 


[4 


छुपन कोटि जा कें प्रतिहार । 
नगरी नगरी खिआत अपार ॥ 
लटछूटी. वबरते.... बिकराल । 
कोटि कला खेले. गापाल ॥ < ॥ 
कोटि. जग जाके दरबार | 
गंध्रब. कोटि करहि. जैेकार ॥ 
ब्रेदिआ कोटि सभे गुन कहे। 
तऊ पारबरहम का अंतु न लहे ॥ ६ ॥ 
बावन कोटि जाके रोमावली । 
रावन सेना जह ते छुली ॥ 
सहस कोटि बहु कहत पुरान। 
दुरजाधन का मथित्रा सानु ॥७॥ 
कंद्रप कोटि जाके लवे न धरहि । 
अंतर अंतरि मनसा हरहि ॥ 
कहि कबीर खूनि सारिगपान। 
देंहि भ्रम पु मांगईड दान॥८॥ 


२९ 


२३० 


संत कबीर 


रागु बसंतु 
१ 


मठली धरती मडलिआ अकासु | 
घटि घटि मठडलिआ आतम प्रगासु॥ 
राजा रास मउकिआ अनत भाह। 
जह देखठड तह रहिआ समाइ ॥ १ ॥ 


दुतीआ  मडले चारि बेढ। 
सिंस्रेिति मठली सिउडः कतेब ॥ २॥ 


संकदह सउठलिशो जोग धिआन। 
कबोर को सुआसी सभ समान ॥ ३॥ 


ल॑त कबीर 


कर 


पंडित जन माते पढ़ि पुरान। 
जोगी माते जोग . घिआन ॥ 
संनिआसी माते अहंमेव । 
तपसी माते तप के भेव॥ 
सभ मदसाते कोऊ न जाग। 
संग ही चोर घरु मुसन लाग ॥ १ ॥ 


3) 


जारों सुकदेड अरू अकूरु। 
हणवंतु जागे धघरि लंकरु॥ 
संकरह जागे चरन सेव | 
कलि जागे नामा जेदेव॥ २॥ 


जागत सोवत बहु अकार | 
गुरमुखि जागे सोई सारु॥ 
इसु देही के अधिक काम। 
कृहि कबीर भज्ि राम नाम॥ ३ ॥ 


संत कबीर 


३ 


जोइ खसमु॒ है जाइआ। 
पूति बापु खेलाइआ ॥ 
बिनु खबणा खीरु पिलाइआ ॥ 
देखहु लोगा कलि को भाउ। 
सुति मुकलाई अपनी माड॥ १ ॥ 


पगा ब्रिनु हुरीआ मारता। 
बदने बिनु खिर खिर हासता ॥ 
निद्रा ब्रिनु नरु पे सोबे। 
बिनु बासन खोरूु बिल्ोबे ॥ २॥ 


बिनु. असथन गऊ लवेरी । 
पैडे बिन. बाट घनेरी ॥ 


बिन सतिगुर बाद न पाई। 
कहु कबीर समझाई ॥ ३ ॥ 
हवा फमालाातकालाहाफलि 


३०७ 


संत कबीर 


प्रहलाद पठाएं पड़नसाल । 
संगि सखा बहु लीए बाल ॥ 
मोकठ कहा पढावसि आल जाल । 
मरी पटी आरा लिखि देहु ख्रीगापाल ॥ 


नही छाडउ रे बाबा राम नाम । 
मेरी अडर पढन सिड्ठ नहीं कामु ॥ १ ॥ 


संडे मरके. कहिओ जाइ। 
प्रहलाद बुलाएं बगि धघाइ॥ 
तू राम कहन की छोड बानि। 
तुकु तुरतु छुडाऊ मरो कहिआओ सानि ॥ २ ॥ 


संत कबीर 


मोकउ कहा सतावहुं बार बार । 
प्रभि जल थल गिरि कीए पहार ॥ 
इकु रासु न छोड गुरहि गारि। 
मोकड घालि जारि भावे मारि डारि ॥ ३ ॥ 
काढि खड़गु कोषिओश्रो रिसाइ । 
तुझे राखनहारों मोहि बताइ ॥ 
प्रभ थंभ ते निकसे के बिसथार । 
हरनाखसु छेद्शो नख बिदार॥ ४॥ 
ओइ परम पुरख देवाधिदेव । 
भगति देत नरसिंघ भेव ॥ 
कहि कबीर को लखे न पार । 
प्रहलाद उघारे अनिक बार ॥ ४॥ 


२३४ 


संत कबीर 


इसु तन सन सं मदन चोर। 
जिनि गिआान रतनु हिरि ल्लोन मोर॥ 
मे अनाधु प्र/भ कहड काहि। 
को को न बिगयूतों में को आहि॥ 


माधउ दारुन दुखु सहिओ न जाइ। 
मेरा चपल बुधि सिउ कहां बसाइ ॥ १॥ 


सनक सनंदन सिव सुकादि। 
नाभि कमल जाने अमादि॥ 
कबि जन जोगी जदाधारि । 
सभ आपन अडसर चले सारि॥ २॥ 
तू अथाहु मोाहि थाह नाहि। 
प्रभ दीनानाथ दुखु कहडउ काहि॥ 
मोरो जनम मरन दुखु आधि धीर। 
सुखसागर गुन रड कबीर ॥ ३॥ 


२३५. 


२३६ 


तबरत कबीर 


६ 


नाइकु एकु बनजारे पाच। 
बरध पैच्ीसक संगु काच ॥ 
नउ बहीआं दस गोनि आहि। 
कसन बहतरि लागी ताहि॥ 
मोहि असे बनज सिड नही न काजु। 
जिह घटे मूलु नित बढ़े बिआजु ॥ १॥ 


सात सूत मिलि बनजु कीन। 
करम  भावनी संग छीन ॥ 
तीनि जगाती करत रारि। 
चलो बनजारा हाथ झ्ारि ॥ २॥ 


पूंजी हिरानी बनजु हूट। 
दृहदिस टांडो गइओ फूटि॥ 
कहि कबोर मन सरसी काज। 
सहज समानो त भरम भाज || ३ || 


संत कबीर 


बसंतु (हिंडोल ) 
कक 


माता जूठी पिता भी जूठा जूठे ही फल लागे। 
आवहि जूठे जाहि भी जूठ जूठ मरहि अभागे॥ 
कहु पंडित सूचा कवनु ढाउ । 
जहा बेसि हड भोजन खाड ॥ १ ॥ 


जिहबा जूठी बालत जूढा करन नेत्र सभ जूठे। 
इ द्री की जूठि उतरसि नाही बरहम अगनि के लूठे ॥ २ ॥ 


अगनि भी जूडी पानी जूठा जूडी बेसि पकाइआ । 
जूठी करछो परोसन लागा जूठ ही बेढि खाइआ॥ ३ ॥ 


गोबरु जूडठा चडका जूठा जूही दीनी कारा । 
कहि कबीर तेई नर सूचे साची परी बिचारा॥ ४॥ 


२३७ 


श्ँ 


संत कबीर 


ट् 


सुह॒ की जैसी तेरी चाल। 
तेरी पूंछटठ ऊपर सरूमक बाल ॥ 
इस घर मह है सु तू ढूंढि खाहि। 
अजउर किसही के तू मति ही जाहि॥ १ ॥ 


चाकी चाटहि चूनु खाहि। 
चाकी का चीथरा कहां ले जाहि॥ २॥ 
छीके पर तेरी बहुतु डीढि। 
मतु॒ लकरी सोटदा तेरी परे पीठि॥ ३॥ 


कहि. कबीर भोग भल्ते कीन | 
मति कोऊ मारे ईंट ढेस॥ ४॥ 


संत कबीर 


रागमु सारंग 


» ७) 


कहा नर गरबसि थारी बात । 
मन दस नाजु टका चारि गांडी अडो टेढों जातु ॥ 
बहुतु अतापु गांड सउ पाए दुईइ लख टका बरात | 
दिवस चारि को करहु साहिबी जैसे बनहर पात॥ १॥ 


ना कोऊ ले आइश्लो इहु धनु ना कोऊ ले जातु। 
रावन हूं ते अधिक छन्नपति खिन महि गए बिलात ॥ २॥ 


हरि के संत सदा थिरु जहुजो हरि हरि नाम्ु जपात । 
जिन कउ क्रिपा करत है गोबिंदु ते सतसंगि सिलात ॥ ३ ॥ 


मात पिता बनिता सुत संपति अंति न चलत संगात । 
कहत कबीर राम भज्ञ बडरे जनम्रु अकारथ जात ॥ ४॥ 


संत कबोर 


९ 


राजाखम मिति नही जानी तेरी । 

तेरे संतन की हड चेरी॥ 
हसतो जाइ सु रोवतु आत्रे रोवतु जाइ सु हसे। 
बसता होइ होइ स्लो ऊज़रु ऊज़रू होइ सु बसे ॥ १॥ 


जल ते थल करि थत्र ते कुआ फृप ते मेरु करावे। 
घरतो ते आकास चढावे चढे अकास गिराबवे ॥ २॥ 


भेखारी ते राजु कराबवे राजा ते भेखारी। 
खल मूरख ते पंडित करिबो पंडित ते मुगधारी ॥ ३ ॥ 


नारी ते जो पुरखु करावे पुरखन ते जो नारी । 
कहु कबीर साधू को प्रीतमु॒ तिसु मूरति बलिहारी॥ ४॥ 


संत कबीर 


३ 


हरि बिनु कडनु सहाई मन का । 

मात पिता भाई सुत बनिता हिलतु लागा सन्त फन का ॥ 
आग कड किछ तुलहा बांघहु किआआ भरवासा धन का । 
कहा बिसासा इस भांड का इतन कु लागे ठनका॥ १ ॥ 


सगल घरम पुंन फल पावहु धूरि बांछहु सम जन का । 
कहे कबीरु सुनहु रे संतहु इहु मन डडन पंखेरू बन का ॥ २ ॥ 


र७४२ 


संत कबीर 


शशु बिभास प्रभाती 


९ 


मरन जीवन की संका नासी। 
आपन रंगे सहज परगासी ॥ 
प्रगटी जोति सिटिश्रा अंधिआरा। 
राम रतनु पाइआ करत बीचारा ॥ १ ॥ 
जह अ्रनंदु दुखु दूरि पहआना। 
मनु मानकु लिव ततु लुकाना॥ २॥ 
जो किछ्ु होआ सु तेरा भाणा। 
जो इव बृुम्हे सु सहजि समाणा ॥ ३ ॥ 
कहतु कबीरु किलबिख गए खीणा । 
मनु भइआ जगजीवन लीणा॥ ४ ॥ 


लंत कबोर 


मर 


अलहु एक मसीति बसत्‌ है अवरु सुलखु किसु केरा । 
हिंदू मूरति नाम निवासी दुह महि ततु न हेरा॥ 
अलह राम जीवउ तेरे नाई। 
तू करि मिहरासति साईं॥ १ ॥ 


दखन देस हरी का बासा पछिमसि अलह सझुकामा । 
दिल महि खोजि,दिले दिलि खाजहु ही ठडर मुकामा ॥ २॥ 
ब्रहमन गिआआरास करहि चउबीसा काजी मह रमजाना । 
गिश्आारह मास पास के राखे एके मसाहि निधाना ॥ ३ ॥ 


कहा उडीसे मजनु कीआ किआ ससीति सिरु नांएं। 
दिल महि कपटु निवाज गुजारे किआ हज काबे ज्ांएं ॥ ४ ॥ 


एते आउरत मरदा साज ए सभ रूप तुमारे। 
कबौीरु पूंगरा राम अलह का सभ गुरु पोर हमारे ॥ २॥ 


कहतु कबीरु सुनहु नर नरवे परहु एक की सरना । 
केवल नामु जपहु रे आनी तब ही निहच तरना॥ ६ ॥ 


२४३ 


संत कथीर 


३ 


अवलि अलह नृरु उपाइआ कुद्रति के सभ बंदे। 

णक नूर ते सभु जगु उपजिआ कडन भले को मंदे ॥ 
लोगा भरमि न भूलहु भाई । 

खालिकु खलक खलक महि खालकु पूरि रहिओ खब ढांई॥ १ ॥ 


माटी एक अनेक भांति करि साजी साजनहारे। 
ना कछु पोच माटी के भांडे ना कछु पोच कुंभारे ॥ २॥ 


सभ महि सचा एको साईं तिस का बा सभु कछुहोई 
हुकमु॒पछाने सु एको जाने बंदों कहीओ सोई ॥ ३ ॥ 


अलहु अलखु न जाई लखिआ गुरि गुड़ दीना मोटा । 
कहि कब्चीर सरी संका नासी सरब निरंजनु डीठा ॥ ४ ॥ 


२४४ 


संत कबीर 


2] 


वेद कतेब कहहु सत झूठे ऋकूणा जो न बिचारे । 
जड सभ महि एकु खुदाइ कहत हु तड॒ किड मुरगी मारे ॥ 
मुलां कहहु निआाउः खुदाई। 
तेरे मन का भरमु न जाईइ॥ १॥ 


पकरि जीउ आनिआ देह बिनासी माटी कउ बिसैमिल कीआ | 
जोति सरूप अनाहत लागी कहु हलालु किउ कीआ ॥ २॥ 


किआ उजू पाकु कीआ मुहु धाइआ किआ ससीति सिरु लाइआ । 
जड दिल महि कपटु निवाज गुजारहु किआा हज काबे जाइआ ॥ ३ ॥ 


तूं नापाकु पाकु नही सूमिआ्रा तिसका मरझु न जानिआ | 
कृहि कबीर भिसति ते चूका दोजक सिउ मनु मानिआ॥ ४ ॥ 


र७१ 


संत कबीर 


५ 


लुंन संधिआ तेरी, देव“देवा कर अधपति, आदि समाई । 
सिध समाधि अंतु नहीं पाइआ लागि रहे सरनाई ॥ 
लेहु आरती हो पुर निरंजन सतिगुर पूजहु भाई। 
ठाढा ब्रहमा निगम बीचारे अलखु न लखिआ जाईं॥ १॥ 


ततु तेलु नाम्ु कीआ बाती दीपकु दे उज्यारा। 
जोति लाइ जगदीस जगाइआ बूके बूकनहारा ॥ २॥ 


पंचे सबद अनाहद बाजे संगे सारिंगपानी। 
कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार निरबानी॥ ३॥ 


२४६ 


सलोक 


सतत कबोर 


१ 


कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपरि राम । 
अआरादि जुगादी सकल भगत ताकोा सुखु बिखामु ॥ 


र्‌ 
कबीर मेरी जाति कड सभु का हसनहारु। 
बलिहारी इस जाति कड जिंह जपिश्नो सिरजनहारु ॥ 
३ 
कंघीर इगसग किआ करहि कहा इलाबवहि जीड। 
सरब सूख को नाइका राम नाम रसु पीड ॥ 
४ 
कबीर कंचन के कुंडल बन ऊपरि लाल जड़ाउ। 
दीसहि दाथं कान जिंड जिन मनि नाहीं नाउ॥ 
भ्‌ 
कबीर अप्ता एकु आधु जा जोवत ख्रितक होइ़। 
निरभ हाइ के गुन रव जत पेड तत सोइ॥ 


हा 


कबीर जा दिन हड मुआ पाछे भइआ अनंद। 

सोहि मिलिशझो प्रभु आपना संगी भजहि गोब्िंदु ॥ 
ही 

कबोर सभ ते हम बुरे हम तज्ञि भलों सभु काइ। 

जिनि असा करि बुक्चिआ सीत हमारा सोइ॥ 


२४५ 


संत कबीर 


८ 
कबीर शआई सुझहि पहि अनिक करे करि भेस। 
हम राखे गुर आपने डनि कौीनो आदेसु ॥ 

€ 
कबीर सोई भमारीशे जिहई मुझ सुखु होइ। 
भलो भल्तो सभु को कहे घुरो न माने कोइ॥ 
१० 

बोर राती होवहि कारीआ कारे ऊभे जंत। 

ले फाहे उठि धावते सि जानि मारे भगवंत॥ 
११ 

कबीर चंदन का बिरवा भला बेढ़िआं। ढाक पलास | 

ओइ भो चंदनु होइ रहे बसे जु चंदन पासि ॥ 
१२ 

कबीर बांसु बडाई बृडिआ इड मत डूबहु कोइ | 

चंदुन के निकटे बसे बांसु सुगंधु न होइ॥ 
१३ 

कबीर दीन गवाइआ दुनी सिउ दुनी न चाली साथि । 

पाह कुहाड़ा मारिआ गाफलि अपुने हाथ॥ 
१४ 

कबीर हज जह हउड फिरिश्ों कठतक ठाओ ढठाइ। 

इक रास सनेही बाहरा, ऊजरु मेरे भांइ॥ 


संत कबोर 


श्प्‌ 
कबीर संतन की मुंगीआ भल्ती भठि कुसती गाड। 
आगि लगाउ तिह धडलहर जिह नाही हरि को नाड ॥। 
१६ 
कबीर संत मृण किआ रोईओ जो अपुने ग्रिहि जाइ । 
रोवहु साकत बापुरे जु हाट हाट बिकाइ ॥ 
१७ 
कबीर साकतु असा है जैसी लखन की खानि। 
कोने बेंठे खाईओ परगट होइ निदान ॥ 
१८ 
कबीर माइआ . डोछनी पवनु मकोलनहारु । 
संतहु माखनु खाइआ छाछि पीश्रे संसारु ॥ 
१६ 


कबोर माइआ डोलनो पवन वहै द्विवधार | 
जिनि बिलोइआ तिनि थाइआ अ्रवर बिलोवनहार ॥ 


घ्० 
कबीर माइआ चोरटी झ्रुसि सुसि लावबे हादि। 
एकु कबीरा ना मुसे जिनि कीनी बारह बाट॥ 
२१ 
कबीर सूखु न एंह जुग करहि ज॒ बहुते मीत। 
जो चितु राखहि एक सिड ते सुखु पावहि नीत ॥ 


२४४२ 


संत कबीर 


4 

कबीर जिसु मरने ते जगु डरे मेरे मन आनंदु। 

मरने ही ते पाईओ प्ूरनु परमानंदु ॥ 
२३ 

राम पदारथु पाइके कबीरा गांडि न खोल्ह | 

नही पटशु नही पारखू नहीं गाहकु नहीं मोलु ॥ 
२४ 

कबीर तासिड प्रीति करि जाको ठाकुरु राम । 

पंडित राज भूपी आवहि कठउने काम ॥ 
ब्पू्‌ 

कबीर प्रीति इक सिड कीए आन दुबिधा जाई । 

भावे लांबे केस करु भावे घररि मुडाइ ॥ 
२६ 

कबीर जगु काजल की कोठरी अंध परे तिस भाहि। 

हड बलिहारी तिन्ह कउ पेसि जु नीकसि जाहि॥ 
घर 

कबीर इहु तनु जाइगा सकहु ते लेहु बहोरि। 

नांगे पावहु ते गए जिन्ह के लाख करोरि॥ 
ब्ट्‌ 

कबीर इहु तनु जाइगा कवने मारगि लाइ। 

के संगति करि साथ की के हरि के गुन गाइ॥ 


संत कबीर 


२६ 
कबीर मरता मरता जगु मुआ मरि भी न जानिआ कोंइ। 
असल मरने जो मरे बहुरि न मरना होइ॥ 
३० 
कबीर मानस जनमु दुलंभु है होइ न बारेबार । 
जिड बन फल पाके भुद गिरहि बहुरि न लागहि डार ॥| 


कर. 


३१ 


कबीरा तुही कबीर तू तारो नाड कबीरु। 
राम रतन्‌॒तब पाइश्चे जड पहिल्ले तजहि सरीरु | 


्ब। 


३ 
कबीर मंखु न संखीओ तुमरों कहिआओ न होइ। 
करम करोम जु करि रहे मेंटि न साके कोइ॥ 

२३ 
कबीर कसउटी राम की मकृटा टिके न कोई | 
राम कसउटी सो सह जो मरि जीवा होइ ॥ 

३४ 
कबीर ऊजल पहिरहि कापरे पान सुपारी खाहि। 
एक सहरि के नाम बिनु बाघ जमपुर जांहि॥ 

श्प्‌ 
कबीर बेडा जरजरा फूट छुंक हजार । 
हरूण हसरूण तिरि गए ड्ब ज्ञिन सिर भार॥ 


»धँ 


पथ 


श्पडे 


संत कबीर 


३६ 

कबीर हाड जरे जिड लाकरी केस जरे जिड घासु । 

इहु जग जरता देखि के भइओ कबीर उदासु ॥ 
इ७ 

कबीर गरबु न कौजीओ चाम लपेटे हाड। 

हेवर ऊपर छुत्र तर ते फुनि धरनी गाड॥ 
३८ 

कबीर गरबु न कीजीओअ ऊचा देखि अवासु। 

आजु कालि भुदद लेटणा ऊपरि जामे घासु ॥ 
३६ 

कबीर गरबु न कीजीओ रंकु न हसीओ कोइ। 

अजहु सु नाउ समुद्र महि किआ ज़ानड किआ होइ ॥ 
५0 

कबीर गरबु न कीजीओ देही देखि सुरंग। 

आजु कालि तजि जाहुगे जिड कांचुरी भुयंग॥ 
४१ 

कबीर लूटना है त लूटि लै राम नाम है लूटदि। 

फिरि पाछे पछुताहुगे प्राभ जाहिगे छूटि॥ 
2854 


कबीर ओसा कोई न जनमिओ्रो अपने घर लावै आगि। 
पाँचड लरिका जारि के रहे राम लिव लागि॥ 


संत कबीर 


४७३ 

को है लरिका बेचई लरिकी बचे कोइ | 

सांका करे कबीर सिउ हरि संगि बनजु करेइ ॥ 
४७ 

कबीर इह चेतावनी मत सहसा रहि जाइ। 

पाद्ठे भोग जु भागे तिन कउ गुड्ु ले खाई ॥ 
(० है 4 

कबीर मे जानिय्रो पढ़िबो भलो पड़ित्र सिउ भत्त जोगु । 

भगति न छाडइड राम की भाव निंदड लोगु ॥ 
५६ 

कबीर लोगु कि निंदे बपुड़ा जिह मनि नाही गिश्ानु । 

रास कबीरा रवि रहे अबर तज सभ काम ॥ 
2७ 

कबीर परदेसी के घाघरे चहुदिसि लागी आगि। 

खिंथा जलि कुइला भई तागे श्रांच न लाग ॥ 
ठंट८ट 

कबीर खिंथा जल्नि कोइला भई खापरु फूटम फूट । 

जोगी बपुड़ा खेलिझो आसनि रही बिभूति ॥ 
४६ 

कबीर थोरै जलि माछुली कौवर मेलिओ जालु। 

इह टोधने न छूटलसहि फिरि करि समुंदु सम्हालि ॥ 


शपप 


२३६ 


संत्र कबीर 


६० 

कबीर समुंदु न छोडीओ जड अति खारो होइ । 

पोखरि पोखरि हृढते भलो न कहिहे कोइ ॥ 
५१ 

कबीर निगुसाएं बहि गए थांधी नाही कोइ। 

दीन गरीबी आपुनी करते होइ सु हाइ॥ 
५२ 

कश्रीर बैसनड की फूकरि भल्ली साकत को बुरी माइ | 

आह नि सुने हरि नाम जसु उह पाप बिसाहन जाइ॥ 
५] ३ 

कन्नीर हरना दूबला इहु हरीआरा तालु। 

लाख अहेरी पएूकु जीड कंता बंचड कालु ॥ 
४४ 

कबीर गंगा तीर जु घरु करहि पीवहि निरमल नीरु। 

बिनु हरि संगति न झुकति होइ इड कहि रमे कबौर ॥ 
प्‌ 

कबीर मनु निरमलु भइआ जेसा गंगा नीरू। 

पाछे लागो हरि फिरे कहत कबीर कबीर ।। 
५६ 

कबीर हरदी पीअरी चेनां ऊजल  भाइ। 


5५ 


राम सनेही तड मिले दोनड बरन गवाइ ।॥। 


संत कश्ीर 


० 
कबीर हरदी पीरतनु हरे चुन चिहनु न रहाइ। 
बलिहारी इह ग्रीत कठ जिंह जाति बरनु कुलु जाइ ॥ 
गन 
कबीर सुकति दुआरा संकुरा राई दस्ं भाइ। 
मनु तड मेंगलु होइ रहिआ निकसो किउ के जञाइ ।॥ 
पै८ 
कबीर अ्रसा सतियुरु जे मिले सुदा करे पसाउ। 
मुकति दुआरा मोकला सहमे आवड जाड॥ 
६५० 
कबीर ना झ्लोहि छानि न छापरी ना सराहि घरु नही गाउ । 
मत हरि पूछे कडन्‌ है मेरे जाति न नाड॥ 


/ 


४) 


कबीर मुहि मरने का चाड है मरठ त हरि के हुआर । 
मत हरि पूछे कठनु है परा हमारे बार ॥ 
ब्‌ 

कबोर ना हम कीआ न करहिगे ना करि सके सरीरु । 
किआ जानड किछु हरि कीआ। भइ्आा कबीरु कबीर ॥ 
२ 

कबीर सुपने हू वरडाइ के जिह मुस्ब निकसे राम । 
ताके पं की पानही मेरे तन का चासु॥ 


६ /) 


९४) 


<३ ७5 


श्पद 


संत कबीर 


६७ 

कबीर मांदी के हम पूतरे मानसु राखिड नाउ। 

चारि दिवस के पाहुने बड़ बड रूंघहि ठाडउ॥ 
६प 

कबीर महिदी करि घालिआ आपु पीसाइ पीसाइ । 

तै सह बात न पूछीओ कबहु न लाई पाह॥ 
६३ 

कबीर जिंह दर आवत जातिअहु हटके नाही कोइ | 

सो दुरु केसे छोडीओ जो दरु ओसा होह॥ 
६७ 

कबीर डूबा था पे उबरिश्रो गुन को लहरि रूबकि | 

जब देखिओ बेड़ा जरजरा तब उत्तरि परिश्रो हउ फरकि ॥ 
६८ 

कबीर पापी भगति न भावई हरि पूजा न सुहाई। 

माखी चंदनु परहरे जह बिगंध तह जाइ॥ 
६€ 

कबीर बैदु मुआ रोगी सुत्रा मुआ सभु संसारु। 

एकु कबीरा ना सृआ जिह  नाही रोवनहारु ॥ 
9 

कबीर नामु न धिह्राइओो मोटी लागी खोरि। 

काइआ हांडी काठ की ना ओहु चरहे बहोरि ॥ 


संत कबीर 


७९ 
कवीर ओसी होइ परी मन को भावतु कीनु। 
मरने ते किआ डरपना जब हाथि सिधउरा लीन ॥ 

७२ 
कबीर रस को गांडो चूसोओं गुन कडः मरीओ रोइ। 

अवगुनीआरे मानस भलो न कहिहे कोइ ॥ 


ही 


पा 


कबीर गागरि जल भरी आजु कालि जहेँ फृटि । 

गुरु जु न चेतहि आपनो अध मार लीजहिग लूटि ॥ 
डे 

कबीर कूकरू राम को मुतीआ मेरो नाउ। 

गले हमारे ऊंवरी जह खिंचे तह जाड ॥ 
उप 

कबीर जपनी काठ की किश्रा दिखलावहि लोइ। 

हिरदे रामु न चेतही इह जपनी किआ होइ॥ 
७६ 

कबीर बिरहु भुयंगसु मन बसे मंतु न माने कोइ । 

नाम बिश्रोगी ना जीथ्र जीश्र त बउरा होइ॥ 
ख्ज 

कबीर पारस चंदन तिन है एक सुगंध । 

तिह मिल्ति नेक ऊतम भणएु लोह काठ निरगंध ॥ 


२६० 


खत कबार 


३८ 

कबीर जम का ठंगा बुरा है ओहु नही सहिश्रा जाइ । 

एक जुसाधू मोहि मिलिओ तिन्‍्ह लीआ अंचलि लाइ ॥ 
७€ 

कबीर बेदु कहे हउ ही भत्ता दारू मेरे वसि। 

इृह तड॒ बसतु गुपाल की जब भावे लइ खसि॥ 
य्र० 

कबीर नडबति आपनी दिन दस लेहु बजाइ। 

नदी नाव संजोग जिड बहुरि न मिल्लिहे आइ॥ 
८१ 

कबीर सात समुंदहि ससु करड कलम करड बनराइ । 

बसुधा कागदु जड करउ हरिजसु लिखन न जाइ ॥ 
९ 

कबीर जाति जुलाहा किआ करे हिरदे बसे गुपाल । 

कबीर रमईआ कंठ मिलु चूकहि सरब जंजाल ॥ 
८३ 

कबीर ओअसा को नही समंदर देइ जराइ | 

पांचड लरिके मारि के रहे राम लिड ल्ाइ॥ 
८४ 

कबीर असा को नहीं इह तन देवे फूकि । 

अंधा लोगु न जानई रहिओ कबीरा कृकि॥ 


संत कन्ीर 


ज३ 

कब्नीर सती पुकारे चिह चडी सुनुहों बीर मसान। 

लोगु सबाइआ चल्नि गइओ हम तुम कामु निदान ॥ 
5 

कबीर मनु पंखी भइआा उड़ि उडि दहदिस जाइ। 

जो जैसी संगति मिले सो तेंसो फलु खाइ॥ 
८5 

कबीर जाकठड खोजते पाइओ खोाड़ ठडठरू। 

सोई फिरि के तू भहित्रा जाकड कहता अउर ॥ 
पर 

कबीर मारी मरड कुस्संग की कल निकट जु बरि। 

रे + ० कु ५ - 

उह #ऋल्े उह चोरीश साकत संगु न हरि ॥ 
८€ 

कबीर भार पराई सिर चरे चलिआओ चाह बाट। 

अपने भारहिे ना डरे आगे अडघद घाट ॥ 
€० 

कबीर बन की दाधी लाकरी ठाढी करे पुकार । 

मति बसि परड लुहार के जारे दृजो बार॥ 
६१ 

कबीर एक मरंते दुइ मण दाइ मरंतह चारि। 

चारि मरंतह छुह मृए चारि पुरख दुइ नारि॥ 


पे 


५7 


>/ि पे 


श६र 


संत कबीर 


€२ 

कबीर देख्वि देखि जगु दूंढिश्रा कहूं न पाइआ ठोरू। 

जिनि हरि का नामु न चेतिओो कहा भुलाने अउर ॥ 
6३ 

कबीर संगति करीओ साथ को अंति करे निरबाहु। 

साकत संगु न कीजीश्रे जाते होइ बिनाहु ॥ 
६७ 

कबीर जग महि चेतिओ्रो ज्ञानि के जग महि रहिओश्रो समाइ। 

जिन हरि का नामुन चेतिश्रो बादहि जनम आइ ॥ 
6५. 

कबीर आसा करीओ राम की अबरे आस निरास। 

नरकि परहि ते मानहई जो हरि नाम डदास ॥ 
६६ 

कबीर सिख साखा बहुते कीए केसो कौओ न मीतठु । 

चाले थे हरि मिलन कड बीचे अटकिशो चीतु ॥ 
€७5 

कबीर कारनु बपुरा किआ करे जड रास न करे सहाइ । 

जिह जिंह डाली पगु घरड खोई सुरि मुरि जाइ ॥ 
६८५८ 

कबीर अवरह कड उपदेसते मुख मे परिहे रेतु । 

रासि बिरानी राखते खाया घर का खेतु॥ 


संत कबीर 


0 
कबीर साधू की संगति रहड ज्ञड की भुसी खाद । 
हानहारु सो होइहे साकत संगि न जाउ ॥ 
१८७० 
कबीर संगति साथ की दिन दिन दूना हतु। 
साकत कारी कांबरों घोण होइ न सेतु ॥ 
१०१ 
कबीर सन्‌ सुंडिझा नहीं कस मुंडाण काइ। 
जो किछु कीआ सु मन कौआ मुंडा मुंडु अजांइ ॥ 
श्थ्थ 


कबीर रासु न छोडीअ तनु धनु जाइ तजाड | 


चरन कसल चित बेधिआा रामहि नामि समाड॥ 
१०३ 

कबीर जो हम जंतु बजावते हूटि गई सभ तार। 

जंतु विचारा किआ करें चले बजावन हार॥ 
१०४ 

कबीर माइ मूंडड _तिह गुरू को जा ते भरसु न जाइ। 

आप डुब चहु बेद महि चेले दीए बहाइ॥ 
१०५ 

कबीर जते पाप कीए राखे तले दुराइ। 

परगट भए. निदान सभ जब पूछ धघरमराइ ॥ 


२६४ 


संत्त कबीर 


१०६१ 

कबोर हरि का सिमरनु छाड़ि के पालिओ बहुतु कुटंबु । 

घंघा करता रहि गइआ भाई रहिआ न बंघु॥ 
१०७ 

कबीर हरि का सिमरनु छाडि के राति जगावन ज्ञाइ | 

सरपनि होइ के अउतरे जाए अपुने खाहइ॥ 
१०८ 

कबीर हरि का सिमरनु छाडि के अहोई राखे नारि। 

गद॒ही होइ के अउतरे भारु सहै मन चारि॥ 
१०६ 

कबीर चतुराई अति घनी हरि जपि हिरदे माहि। 

सूरी ऊपरि खेलना गिरि त ठाहर  नाहि॥ 
११० 

कबीर सुई सुखु धंनि हैजा सुख कहीअ राम । 

देही किस को बापुरी पवित्रु होइगो आमु॥ 
१११ 

कबीर सोई कुल भत्ती जा कुल हरि को दासु। 

जिह कुल दासु न ऊपज सो कुल ढाक पत्ाखु ॥ 
११२ 

कबीर है गईह बाहन सघन घन लाख घजा फहराइ । 

इआ सुख ते भिख्या भल्ती जठ हरि सिमरत दिन जाइ ॥ 


संत कबीर 


१३ 


>पप 


कबीर सभु जगु हड फिरिआ्रा सांदलु कथ चढाइ। 

कोई काहू को नहीं सभ देखीं ठाकि बजाइ॥ 
११४ 

मारगि सोती बीशथरें अंधा निकसिओ आइ | 

जाति बिना गजदीसकी जगतु उलंब जाइ॥ 
११५ 

बूडा बसु कबीर का उपजिओआ पूतु कमालु। 

हरि का सिमरनु छाडि के घरि ले आया मालु॥ 
११६ 

कबीर साधू कड॒ मिलने जाईअ साथि न लीज कोइ | 

दे च् के के ् 

पाछें पाउ न दीजीअ आग होइ सु होइ॥ 
११७ 

कबीर जगु बाघिझा जिह जबरी तिह मनि बंधहु कबीर । 

जेहहि आटा लोन जिड सानि समानि सरीरु ॥ 
५१८ 

कबोर हंसु उडिश्मा तनु गाडिश्नो साझाही सनाह। 

अजह जीड न छोडई  रंकाई ननाह॥ 
११६ 

कबीर नेन निहारठ तुक कडु खबन सुनड तुआ नाड। 

बंण उचरड तुझ नाम जी चरन कमल रिद ठाउ ॥| 


न्दैप 
छ्‌ 


की 
जा ऐ 
धाम 


संत्त कबीर 


१२० 
कबीर सुरग नरक ते मे रहिओ सतिगुर के परसादि । 
चरन कमल की मठज महि रहड अंति अरु आदि ॥ 
१२१ 
कबीर चरन कमल की सउठज को कहि केसे उनमान । 
कहिबे कठ  सोभा नहीं देखा ही परवानु॥ 
१२२ 
कबीर देखि के किह कहउ कहे न को पतीआईइ । 
हरि जैसा तेसा उही रहड हरखि गुन गाइ॥ 


१२३ 


#कबीर चुगे चितारे भी चुगे चुगि चुगि चितारे। 


२६६ 


जैसे बचरहि कंज मन माइआ ममता रे॥ 
१२७ 

कबीर अंबर घनहरु छाइआ बरखि भरे सरताल | 

चात्रिक जिउ तरसत रहे तिन को कडनु हवालु ॥ 
श्श्प्‌ 

कबीर चकई जड निसि बीछुरे आइ मिले परभाति । 

जो नर बिहुरे राम सिड ना दिन मिले न राति॥ 
१२६ 


कबीर रेनाइर बिछोरिआ रहु रे संखः ममूरि। 
देवल देवल घाहड़ी देसहि उगवत सूर॥ 


संत कबीर 


१०७ 
कबीर सूता क्रिआा करहि जागयु राइ भ दुख । 
जा का बासा गोर सहि सो किउ साथ सुख॥ 


१९८ 

कबीर सखूता किला करहि उठि कि न जपहि झुरारि। 

इक दिन खोवनु होइ गो लांबे गोड पसारि ॥ 
१*₹ 

कबीर सूता किआा करहि बेटा रहु श्ररु जागु। 

जाके संग ते बीछरा ताही के संग लागु॥ 
१३० 

कबीर संत की गेल न छोडीअ मारगि लागा जाड। 

पेखत हो पुंनीत होइ भेटत जपीश्र नाउ॥ 
१३१ 

कबीर साकत संगु न कीजीअओ दूरहि जाईअ भागि। 

बासनु कारों परसीअ तड कछु लागे दागु॥ 
१३२ 

कबीर रासु न चेतिशों जरा पहुंचिझो आइ। 

लागी मंदिर दुआर ते अत्र किग्रा काढिश्रा जाइ ॥ 
१३३ 

कबीर कारनु सो भइओ जो कौनो करतार। 

तिस बिनु दूसर को नहीं एके सिरजनहार ॥ 


२६७५ 


>्दा 


$ 


संत कबीर 


१३४७ 

कबीर फल लागे फलनि पाकन लोगे आंब। 

'जाइ पहूचहि खसम कउ जड बीचि न खाही कांब ॥ 
(श्प 

कबीर ठाकुरु पूजहि मोलि ले मन हुई तीरथ जाहि। 

देखा देखी स्वांगु घरि भूले भटका खाहि॥ 
१३६ 

कबीर पाहन परमेसुरु कीआ पूजे सभु संसार । 

इस भरवासे जो रहे बूडे काली धार॥ 
१३७ 

कबीर कागद की ओबरी मसु के करम कपाट। 

पाहन बोरी पिरथमी पंडित पाड़ी बाट॥ 
१३८ 

कबीर कालि करंता अबहि करु अरब करंता सु इताल । 

पाछै कछू न होहगा जड सिर पर आब काल्ु॥ 
१३६ 

कबीर श्रेसा जंतु इक देखिश्रा जैसो धोई लाख । 

दीसे चंचलु बहु गुना मतिहीना नापाक॥ 
१४० 

कबीर मेरी बुधि कड जम न करे तिसकार । 

जिनि इह जमूआ सिरजिआ सु जपिश्मा परविदगार ॥ 


संत कब्रीर 


१४१ 
कबीर कसतूरी स्रइआ भवर भ्रपु सभ दास। 
जिड जिउ भगति कबीर की तिउ तिड राम निवास ॥ 
श्र 
कबीर गहगचि परिश्रो कुटंब के कांठ रहि गइओओो रास । 
आई परे घधरमराइ के बीचहि धघूंसा धाम ॥ 
१४३ 
कबीर साकत ते सूकर भला राख आछा गाड। 
उह्ु साकतु बपुरा मरि गइआ कोइ न लेंह नाड॥ 
१४४ 
कबीर कठडी कडडी जारि के जोरे लाख करोरि | 
चलती बार न कछ मिलिओ लई ल्ंगोटी तोरि॥ 
१४५ 


कबीर बेसनो हुआ त किआ भइआ माल्ला मेलीं चारि। 
बाहरि कंचन बारहा भीतरि भरी अंगार॥ 


१४६ 
कबीर रोड़ा होह रहु बाट का तज्जि मन का श्रभिमानु । 
ओसा कोई दासु होइ ताहि. मिले भगवान ॥ 
१4७ 


कबीर रोड़ा हुआ त किआ भइआ!। पंथी कउ दुखु दंद । 
असा तेरा दासु है जिडउ3ः धघरनी महि खेह ॥ 


श 


१ 


२७० 


संत कबीर 


१४८ 

कबीर खेह हुईं तड किश्चा भदआ जो उड्डि ल्ागे अंग । 

हरिजनु असा चाहीओे जिड पानी सरबंग ॥ 
१४६ 

कबीर पानी हुआ त किआ भइआ सौीरा ताता होइ । 

बढ रे थे मर 

हरिजनू असा चाहीअ जेसा हरि ही होइ॥ 
१३० 

ऊच भवन कनकासनी सिखरि धजा फहराइ। 

ता ते भली मधूकरी संत संग गुन गाई ॥ 
१५१ 

कबीर पाटन ते ऊज्रू भला राम भगति जिह ढाइ। 

राम सने बाहरा जम पुरु वोेरे भांह॥ 
१५२ 

कबीर गंग जम्ुुन के अंतरे सहज सुंन के घाट। 

तहा कबीरे महु कीआ खोजत मुनि जन बाठ॥ 
१६३३ 

कबीर जैसी उपजी पेड ते जउ तेसी निबहे ओड़ि। 

हीरा किस का बापुरा पुजहि न रतन करोड़ि॥ 
१५७ 

कबीरा एक अचंभड देखिश्ो हीरा हाट बिकाइ। 

बनजनहारे बाहरा कडडी बदले जाइ॥ 


संत कबीर 


१४५ 
कबीरा जहा गिश्ान तह घरमु है जहा #ूड तह पापु । 
जहा लोभु तह कालु है जहा खिमा तह आपि॥ 
१३६ 
बीर साइआ तजी त किआआ भइञ्रा जउ सानु तजिआ नही जाइ । 
ग़न मुनी मसुनिवर गले समान सभ कड खाइ ॥ 
१४७ 
कबीर साचा सतिगुरु में मलिआ सबदु हुबाहिआ एकु। 
लागत ही भुद्द मिलि गइआ परिश्रा कलज छुकु॥ 
१५८ 
कबीर साचा सतिगुरु किआ करें जड सिखा महि चूक । 
अंधे एक न लागई जिड बांसु बजाईओ फूक ॥ 
१४६ 
कबीर है गे बाहन सघन घन छुन्रपती की नारि। 
तासु पटंतर ना पुजे हरिजन की पनिहारि॥ 
१६० 
कबीर श्रिप नारी किउ निंदीअ किउ हरि चेरी को मानु । 
ओोहु मांग सवारे बिखे कड॒ ओहु सिमरे हरि नामु ॥ 
१६१ 


कबीर थूनी पाई थिति भई सतिगुर बंधी घीर। 
कबीर हीरा बनजिश्रा मान सरोवर तीर ॥ 


ब७२ 


संत कबीर 


१६२ 

कबीर हरि हीरा जन जउहरी ले के मांडे हाट। 

जबही पाईअहि पारखू तब हीरन की सखाद॥ 
१६३ 

कबीर काम परे हरि सिमरीअ असा सिमरहु नित। 

अमरापुर बासा करहु हरि गइआ बहोरे ब्रित ॥ 
१६४ 

कबीर संवा कउ दुइ भल्ते एकु संतु इकु राम । 

रासु जु दाता मसुकति को संतु जपाबे नामु ॥ 
१६५ 

कबीर जिंह मारगि पंडित गए पाछे परी बहीर। 

इक अवधघट घाटी राम की तिह चढड़ि रहिओ्रो कबोर ॥ 
१६६ 

कबीर दुनोआ के दोखे मुआ चालत कुल की कानि । 

तब कुलु किस का लाजसी जब ले धरहि मसानि॥ 
१६७ 

कबीर डुबहिगो रे बापुरे बहु लोगन कौ कानि। 

पारोती के जो हुआ तू अपने भी जानु॥ 
१६८ 

कबीर भली मधूकरी नाना बिधि को नाजु। 

दावा काहू को नहीं बडा देसु बड़ राजु॥ 


संत कबोर 


श्ब्पू 
कबीर राम रतनु मुख कोथरी पारख आगे खोलि। 
कोई आई मिलेगो गाहकी लेंगों महगे मोत्ति ॥ 
२२६ 
कबीर राम नामझ्ु जानिओ्रों नही पालिओआ कटकु कुटबु । 
धंधे ही महि मरि गइओ बाहरि भई न बंब॥ 
टक। बज 


कबीर आखी करे माहुंक पलु पलु गई बिहाइ । 
मनु जंजालु न छोडह जम दीआ दमासां शआआाइ॥ 


र 


ही ३ 6 
कबीर तरवर रूपी रास हैं फल रूपी बैरागु। 
छाइआ रूपी साधु है जिनि तजिशा बादु बिबादु ॥ 
२€ 
कबीर असा बोजु बोइ बारह मास फलंत । 
सीतल छाइआ गहिर फल पंखी कंल करंत ॥ 
२३० 
, कबीर दाता तरवरु दुइआ फलु उपकारी जोव॑त । 
' पंखी चले दिसावरी बिरखा सुफल फल्त ॥ 
२३१ 
कबीर साधू संगु परापाती लिखिश्रा होइ लिलाट । 
मुकति पदारधु पाईओ ठाक न अ्रवधट घाट ॥ 


हक । 


३६ 


२८१ 


२८२ 


संत कबीर 


२३२ 

कबीर एक घड़ी श्राधी घरी श्राधी हुंते आध। 

भगतन  सेती गोसटे जो कीने सो लाभ ॥ 
२३३ 

कबीर भांग माहछुली सुरापानि जो जो प्रानी खांहि। 

तीरथ बरत नेम कीए ते सभे रसातल जांहि॥ 
२३७ 

नीचे लोइन करि रहड ले साजन घट माहि। 

सभ रस खेलड पीशर सउ किसी ल्खावउ नाहि॥ 

हु २३४ 

झाठ जाम चडसठि घरी तुअ निरखत रहै जीड। 

नीचे लोइन किउ करड सभ घट देखउ पीड ॥ 
२३६ 

सुनु सखी पीश्र महि जीउ बसे जीभ्र महि बसे कि पीड। 

जीउ पीउ बूमहु नहीं घट महि जीड कि पीड ॥ 
२३७ 

कबीर बासन्‌ गुरू है जगत का भगतन का गुरु नाहि। 

अरमि उरमि के पचि मुआ चारड बेदहु माहि॥ 
२३८ 


हरि है खांडु रेतु महि बिखरी हाथी चुनीन जाई। 
कहि कबीर गुरि भली बुराई, कीटी होइ के खाइ॥ 


संत कब्रीर 


२३६ 
कबीर जड तुहि साध प्रिंस को सीसु काटि करि योह । 
' खेलत खेलत हाल कारि जो किछ होइ ते होइ॥ 
२४०२ 
कबीर जउ तुहि साध पिरंम की पाके सती खेलु । 
काची सरसड पलि के ना खलि भई न तेलु ॥ 
२७४१ 
ढुंढत डोलहि अंध गति अ्ररु चीन्हत नाही संत । 
कहि नामा किड पाईओ बिनु भगतहु भगवंतु ॥ 
२५२ 
हरि सो हीरा छाडि के करदि आन की आस | 
ते नर दोजक जाहिंगे सति भाखे रविदास ॥ 
२७३ 
कबीर जड प्रिहु करहि त धरमु करु नाहि त करु बैरागु । 
बेरागी बंधन करे ता को बड़ो अश्रभागु ॥ 


>थ 


5. 
न 


परिशिष्ट (क) 
पदों ९ 
पदों के अथ 
सिरी रागु 
१ 

एक पुत्र होने पर ही घर में मगल गीत गाए जाते है। माता समझती हे कि 

पुत्र बड़ा हो रहा हे कितु इतना नहीं जानती कि दिन दिन उसकी आयु घटती जाती 
। उसे “मरा! मरा! करते आर अधिक दलार करते हुए देखकर यमराज हँसता 
इसी भाति ससार पर तेरा पम्रम हो गया है। तुमे सत्य का बोध केसे हो जब त माया 
से मादित हो रहा है / कबीर कहता 6 कि ते विषपय-रस छोड दे--( नहीं तो) इसकी 
संगति में तरा मरण निश्चय है। ऐ प्राणी, त अनत जीवन ईश्वर का जाप कर ओर 
इसी बाणी से तु भव स'गर के पार जा। जो भाव उसे (ईश्वर को) अच्छा लगता हें 
उस भाव से ही उसकी परिसेवना उचित है। किंतु बीच ही में त श्रम में भूल जाता 
ह। जब तरे हृदय में नेसगिक चतनता (महज) उत्पन्न होगी तभी तरे हृदय में ज्ञान 
जाग्त होगा और गुरु की क्रपा से अपने आप से तरी लो लगेगी--इस प्रकार की 
संगति से तरा मरण नही होगा ओर त विश्वात्मा के आदेश को पहिचान कर उससे 
मिल सकेगा । 
२ 

हे पंडित, एक आश्चर्य सुन | अब कुछ भी कहने को शेष नहीं है। जिसने सुर, 
नर ओर गंधर्व समृहों को मोहित कर लिया ह ओर तीनों लोकों को एक *४ंखला से बाँध 
दिया है उस विश्व-स्वामी राम (ररंकार) के अनाहत की यंत्रिका बज रही हैं जिसकी 
दृष्टिमात्र से आत्मा उस नाद में लीन हो जाती है । यह आकाश ही एक भटी ह जो शब्द 
की सिंगी ओर चंगी से जागृत की जाती हेँ। यह प्रथ्वो ही एक स्वर्ण कलश ह। उसमें 
(ब्रह्मानंद रस की) एक निर्मल थारा च्‌ रही हें जो शनेः शने: रस में रस की मात्रा 
बढ़ाती जाती है। (इस रस के पान करने के लिए) एक अनुपम बात यह हे कि पवन 
ही इस रस के लिए प्याले के हूप में सुमज्ित किया गया ह। (मं तुमसे यह पृछुता 
हूँ कि) तीनो लोकों में इस रस का पीने वाला एक योगिराज कॉन है ! कबीर कहता हे 
कि पुरुषोत्तम का ज्ञान इस प्रकार प्रकट हुआ है आर कबीर उसी रंग में रंजित हो 
गया हैं। समस्त संसार तो श्रम में भुला हुआ है। केवल मेरा मन इस रास रूपी 
रसायन» में मतवाला हो गया 

रागु गउड़ी 
१ 

अब राम रूपी जल ने मुझ जलते हुए को पा लिया है और उस जल ने मेरे 

जलते हुए शरीर को बुझा दिया है। (ठुम) अपन मन को मारने के लिए वन जाते 


«बन ओपधि जिसके लाने से मनप्य वृद्ध या बीमार नहीं होता । 








२ घंत कबीर 


हो किंतु उस जल के बिना भगवान की ग्राप्ति नहीं हो सकती। जिस अभ्नि से सुर 
नर जल चुके हैं--(उस अप्नि से) राम रूपी जल ने भक्तों को जलने से बच्चा लिया। 
इस भव-सागर में एक सुख-सागर भी है ओर पान करने से उसका जल कभी कम 
नहीं होता । कबीर कहता है कि तू सारंगपाणी (विश्वात्मा) का भजन कर क्योकि 
राम रूपी जल से ही तेरी तृष्णा (प्यास) बुक सकी है । 


हे माधव, तेरे आनंद रूपी जल को पीते पीते आज तक मेरी प्यास नही बुझी। 
(क्योंकि) इस जल में (वासना की) आग अधिकाधिक उठी हुई है। ( यहाँ 
बड़वाप्मि से तात्पर्य है।) तू यदि सागर है तो में मछली हूँ यद्यपि में जल में रहते 
हुए भी जल से रहित हैँ । तू पिंजड़ा हे तो मैं तेरा शुक हूँ । (इस पिंजड़े में रहते हुए) 
यम रूपी बिलाव भेरा क्या कर सकता है? तू वक्त है, में पत्ती हूँ । किंतु फिर भी मे 
मदभाग्य हूँ कि तेरा दर्शन मुझे नही मिला।तू सतगुरु है, मै तेरा नित्य शिष्य हैँ । 
कबीर कहता है कि कम से कम अंत समय में तो तू मुझ से मिल जा । 
३ 
जब हमने एक (ईश्वर) को एक ही समक कर जाना है (अर्थात्‌ बहुत से देवी 
देवताओं की पूजा नही की) तब लोगों को क्यों दुःख होता है ! हमने मर्यादा-हीन 
होकर अपनी लज्जा खो दी | (अतः) हमारी खोज में किसी को नहीं पड़ना चाहिए। 
हम नीच हैं ओर मन से भी हम निक्ृष्ट हैं। हमारा किसी से भी कुछ लेना-देना 
(साम-पाति) नही है । जिसे मर्यादा और अमर्यादा का ध्यान नहीं है, उसे क्या 
लजा ? (किंतु अपनी ओर मेरी वास्तविकता) तब समभोगे जब तुम्हारा पाश्वंभाग 
(सं०--पाजस्थ) उधरेगा । कबीर कहता है कि हरि ही सच्चे स्वामी हैं । सब को छोड़ 
कर केवल राम का भजन करो। 
है. 


नमन घूसने से यदि योग मिलता तो वन के सभी मझग मुक्त हो जाते। चाम (शरीर) 
को नमन रखने या बॉधने से क्या लाभ, जब तक कि तूने अपने आत्माराम को नही 
पहिचाना £ सिर का मंडन कराने से यदि सिद्धि पाई जा सकती तो मुक्ति की ओर 
मेड़ क्यों न चली गई £ यदि।बिंदु-साधन से ए भाई ! तर सकते तो किसी अडकोष 
(अ०--खुसियः) ने परम गति क्यो न पाई? कबीर कहता है कि हे भाई मनुष्य ! 
सुनो, राम नाम के बिना किसी ने भी गति प्राप्त नही की । 

हु 

तुम संध्या प्रातः स्नान करते हो जैसे पानी में मेढक हो गए हो। जिनका राम 
के प्रति प्रेम नहीं है वे सब यमराज (घर्राज) के यहाँ -जायँंगे । जो शरीर से प्रेम 
रखते हुए अनेक रूपों से उसे सेवारते हैं उनके हृदय में स्वप्न में भी दया नहीं है। 
अनेक पंडित ओर बुद्धिमान (अपने सुख और आनंद के लिए) धर्म ग्रंथों की सतनसात्यों 


परिशिष्ट डे 


के चार चरण> कहते हे कितु (सच्चे) साथु इस कलि-सागर से ही सुख पात॑ हैं। 
कबीर कहता हे कि ओर अधिक क्‍या किया जाय ! सवस्व छोड़ कर एक ब्रह्मानंद 
(महा-र॒स) पीना ही उचित है । 


हु 
क्र 
तक 


जिसके हृदय मे दूसरा ही (द्वत था ससार का) भाव है, उसके लिए क्‍या जप, 
क्या तप, ओर क्या प्रजा! है भक्त, त अपना मन माधव की शरण में लेजा 
क्योंकि चातुय से चतुमु ज (ब्रद्म) की प्राप्ति नही द्वो सकती । लोक ओर लोकाचार 
का परित्याग कर। काम, क्रोत् ओर अहकार को छोड़ । त कम करते हुए अहंकार में 
बेंध गया ह ओर पत्थर में मिल कर उसी की संत्रा कर रहा है । कबीर कहता हैं कि 
यदि तू (सच्ची) भक्ति कर पाया तो भोले भाव से ही रघुराई ( ब्रह्म) तुके मिल सकेंगे । 
कक] 
गर्भावस्‍था में न तो कुल का चिद्द हे ओर न जाति का क्योंकि एक त्रह्म-बिंद 
से ही सब की उत्पत्ति होती है। रे पडित, कह, त॒ वब्राह्यण कब से हुआ ? “ब्राह्मण” 
कह कह कर तू अपना जन्म मत खो । जो त्‌ ब्राह्मण ह आर ब्राह्मणी से उत्पन्न हुआ 
ह तो व इस संसार में किसी दसरे रास्ते से क्‍यों नहीं आया १ तुम किस प्रकार 
ब्राह्मण हो ओर हम किस प्रकार शृद्र है ? हम किस प्रकार (घरणित) रक्त हैं ओर तुम 
किस प्रकार (पवित्र) दूध हो ! कबीर कहता ह कि (वस्तुत') जो ब्रह्म का विचार 
कर सकता हे वही हमारे दृष्टिकोण से ब्राह्मण 
१० 
(माया के) अंधकार में कभी सुख से नहीं सो सकता । उसमें राजा ओर रंक 
दोनों मिलकर रोवेंगे । यदि अपनी जिद्ठा से राम न कहोगे तो उत्पत्ति ओर विनाश 
रोते ही रहोगे। प्राण हटने पर ब्रद्ध की छाया की भाँति माया किसकी होकर रही 
है! जिस ग्रकार शरीर (जंती या यंत्री) में प्रण आने का रहस्य कोई नहीं समझ 
सका उसी प्रकार शरीर से प्राण जाने (रूत्यु) का रहस्य भी कॉन जान सका है ! 
कबीर कहता हे कि रे हस (आत्मा) त्‌ क्षणभंगुर शरोर रूपी सरोवर से रामाग्गत का 
पान कर । 
ज्योति की जाति ओर जाति की ज्योति होती ह (अर्थात्‌ ईश्वरीय आलोक का 
एक रूप होता हैं ओर उस हूप के अस्तित्व से ही इंश्वरीय ज्योति का आभास 
मिलता हैं।) उसी में मोती के सदश दीखने वाले ब्रह्मारादों के कच्चे फल लगते 


िननन न... सनम आ2+मावा 





कर “तन िरलत+-+>+-0 “५- +-+-+++७ 


# चारि चरन ८" चार अचार) की मॉति मुद्दावरा । 

$ सफीमत के अनुसार अहद (परमात्मा) के दो रूप है प्रथम हैं जात, दूसरा 
सिफ्त । जात तो “जाननेवाले' के अर्थ मे ओर सिफत “जाना हुआ? के अथ में व्यवहृत 
होता दै। अतएव आननेवाला प्रथम तो अल्लाद है और जाना दञ्मा है दसरा मुहम्मद । 


भु संत कबीर 


हैं--अर्थात्‌ निराकार ईश्वर की जाति (सगुण रूप) से ही सृष्टि का निर्माण होता है। 
इस विचार के अतिरिक्त और कोन सा स्थान (घरु) है जो निर्भध कहा जा सकता 
है ! केवल उसी विचार से भय भाग जाता है और विचारक अभय होकर रहता है। 
संसार के तीर्थों के तट पर मन का विश्वास नही होता क्योंकि उनके आचार-विचारों 
में मन उलक कर रह जाता है । (यदि तुम सच्चे विचारक हो तो तुम्हारे लिए) पाप 
और पुरय दोनों ही समान है। तुम्हारे अपने घर में तो पारस पत्थर है, तुम दूसरो 
(माया) के गुण छोड़ दो । कबीर कहता है कि जब में निगु ण ब्रह्म का नाम लेता 
हूँ तो क्रोध करने की आवश्यकता नही है। इससे परिचय पाकर तुम इसी में लीन 
होकर रहो । 
१० 

जो व्यक्ति (ब्रह्म को) परिमिति (सीमा) और परिमाण (आकार) में जानता है, 
' बह केवल बातों में ही बैकृठ की ग्रशसा करता है। वह वास्तव में नहीं जानता कि 
बैकठ कहाँ है। सब लोग “जानते है, जानते हैं, वहीं ब्रह्म के पास हे” कहते रहते 
हैं । (वह व्यक्ति) सच्चे कथन और उपदेश पर कभी विश्वास नही करेगा क्योकि 
बह तो तभी कथन को सत्य मानेगा जब उसके “अह!” का विनाश होगा । जब तक 
मन में बैकुठ को आशा है तब तक प्रभु के चरणो में निवास नही हो सकता । कबीर 
कहता है कि यह मैं किससे कह०ँ कि बैकंठ तो साधु-संगति में ही है । 

११ 

उत्पन्न होता है, विकसित होता है और विकसित होकर उसी ब्रह्म में लीन हो 
जाता है, इस प्रकार आँखों देखते यह संसार समाप्त होता है। तुम लज्ञा से मर नहीं 
जाते जब इस घर को तुम अपना कहते हो ? अतिम समय में तो तेरा कुछ भी नही 
रहता ! अनेक यत्नों से तूने अपने शरीर का पोषण किया और मरते समय उसे 
अप्ि के साथ जला दिया ! जो शरीर तू सुगंधित द्रव पदार्थ से मल-मल कर सुगंधित 
करता है वही शरीर लकड़ी के साथ जलता है ! कबीर कहता है कि ऐ विचार करने 
वाले, दुनिया के देखते-देखते सारा रूप नष्ट हो जायगा। 

१२ 
दूसरे के मरने काक्या शोक किया जाय १ शोक तो तभी करना चाहिए जब स्वयं 


जात और सिफत की शक्तियाँ ही अनन्त का निर्माण करती है। इन शक्तियों के नाम 

हैं नजूुल और उरूज | नजल का तात्पय है लय होने से और उरूज का तातय है 
उत्पन्न अथवा विकसित होने से । नजल तो ज़ात से उत्पन्न होकर सिफत मै अ्रंत पाती 
है और उरूज सिफत से उत्पन्न होकर ज़ात मै शअ्रंत पाती है । ज़ात निषेषात्मक है और 
सिफत गुणात्मक । ज़ात सिक्षत को उत्पन्न कर फिर अपने मे लीन कर लेता हैं । मनुष्य 
की परिमित बुद्धि जात को सिफत से भिन्न और सिफत को ज़ात से स्वतंत्र मानती है। 
कबीर का रहस्यवाद, परिशिष्ट, पृष्ठ ६२ 


परिशिष्ट ५ 


हम जीवित रहें ! किंतु में नही मरूँगा यह संसार भले ही मरे क्योंकि मुझे अब जिलाने 
वाला मिल गया है । इस शरीर से (वासना की) सुगंधि महक रही है--उसी (क्षणिक) 
सुख से तू परमानंद (त्रह्मानंद) भूल गया हैं। एक कूप ह और उसकी पाँच पानी 
भरने वालियों है। रस्सी के दृट जाने पर भी वे मूर्ख पानी भरती जाती है । (अर्थात्‌ 
यह शरीर कूृप की तरह हे और शरीर की पचेन्द्रियों उससे रस लेती हैं । इन इच्द्रियो 
के साधनों के नथ्ट हो जाने पर भी ये रस लेने के लिए प्रयन्नशील रहती है ।) कबीर 
कहता हूँ कि यदि एक बुद्धि से विचार किया जाय तो न वह केंआ हू ओर न पनिहा- 
रियाँ है । (यह शरोर ही मिथ्या है।) 
१३ 

अचर, चर, कीट ओर पतंग के अनेक जन्मों में हमने बहुत रस-रंग किए। हे 
राम, जब से हमने गर्भ में निवास किया, तब से हमने इन योनियों के अनेक घर 
बसाए हैं। (इस जन्म में) कभी हम योगी हैं, कभी यती, कभी तपस्वी ओर कभी 
ब्रह्मचारी । कभी छत्रपति राजा ओर कभी भिखारी हैं। कितु उतना निश्चय है कि 
शाक्त मर जाते हैं ओर संत जीवित रहते है क्योंकि वे जिह्ना से रामाम्ृत पीते हैं । 
कबीर कहता है कि हे प्रभु, आप कृपा कीजिए । जो कुछ भी मुक्त में अभाव हो उसे 


कृपया पूरा कर दीजिए । 
पड 


कबीर ने ऐसा आश्चय देखा हे कि यह संसार दही (ब्रह्म) के धोखे में पानी 
(माया) का मंथन कर रहा हँ। गधा (कपटो गुरु या कपटी मन) हरो अंगूरी बेल 
(ब्रह्म-ज्ञान) चर रहा हे और वह (अपने अहंकार में) हँसता और रंकता (हीस-हीग 
करता) रहता है ओर मरता हे। भेंस (माया) मुख रहित बछड़ा (अन्ञान) उत्पन्न 
करती हें जो प्रथ्वी-तल पर प्रसन्न होकर (जीवों का) भक्तण करता है। कबीर कहता 
हे कि इस खेल का सारा रहस्य मुझ पर प्रकट हो गया। भेड़ (वासना) बकरी के बच्चे 
लेले (धार्मिक पुस्तको) का स्तन-पान करती 6 । कवीर कहता हे कि राम में रमण 
करते हुए (शुद्ध) मति मुझ में प्रकट हो गई मेने यह सरल युक्ति (सोकी गरि)प्राप्त 

हे । 

8 

जिस प्रकार जल छोड़कर मछली बाहर अनेक क“ पाती है उसी प्रकार पूर्व जन्म 
में तप से रहित होकर इस जन्म में मेरी बहुत बुरी दशा हुई। हे राम, अब कहो कि 
मेरी क्‍या गति होगी १ क्या बनारस छोड़कर मेरी मर्ति श्रथ् हो गई ! मेने अपना 
सारा जन्म तो बनारस में व्यतीत किया और मरते समय में मगहर में उठ कर चला 
आया। काशी में मेने बहुत बर्षों तक तप किया। लेकिन मरतें समय में मगहर 
का निवासी हो गया । ऐ कबीर, काशी ओर मगहर को तो तूने समान समझा हैं कितु 
अपनी ओडछी भक्ति से तू केसे (सव-सागर) के पार उतरेगा १ तू इस महामंत्र (गर ) 
को गर्ज कर कह दे (जिसे बनारस के स्वामी शिव ऑर सभी लोग जानते है कि) 
कबीर मरने पर भी श्री राम में रमण करता हें । 

३७ 


६ संत कबीर 


१६ 

जिस शरीर में सुगंधित द्वव-पदा्थ ओर चंदन मल-मल कर लगाया जाता है 
वही लकड़ी के साथ जलता है। इस शरीर ओर धन की क्या बड़ाई है कि प्रथ्वी पर 
गिर पड़ने (मर जाने) के बाद फिर उठाया नहीं जा सकता । जो लोग रात को सोते 
हैं और दिन में काम करते हैं ओर एक क्षण भी ईश्वर का नाम नहीं लेते, उनके 
हाथ में डोर है (शासन करने वाले है) ओर वे मुख में तांबूलादि खाए हुए हैं। कितु 
मरते समय वही लोग (अपनी अरथी पर) चोर की भाँति बाँघे गए है । जो लोग 
युक्ति से धीरे-धीरे हरि का गुण गान करते हैं वे राम ही राम में रमण करते हुए सुख 
पाते हैं ।हरि ने ही कृपा करके मुक्त में नाम की दृढ़ता दी और उन्ही ने अपनी सुगधि 
मुझ में बसा दी हे । कबीर कहता है कि रे अंधे, तू चेत । केवल राम ही सत्य है 
और यह समस्त प्रपंच झूठा है । 


१७ 


जब मैंने गोविंद को जान लिया है तो जो मेरे लिए यम थे वही उलट कर भेरे 
लिए राम हो गए। इस स्थिति में दुःख के विनाश होने पर मैने विश्राम किया। मेरे 
शत्रु ही उलट कर मेरे लिए मित्र हो गए हैं और शाक्त ही उलट कर हितचिंतक 
सज्जन बन गए हैं। अब सब लोगों ने मुझे हितकारक मान लिया है। जब मैंने 
गोविंद को जान लिया तो शांति हुईं । जो शरीर में करोड़ों बाधाएं थी वे सब उलट 
कर सुख-पूर्ण सहज समाधि में परिवर्तित हो गई । जो अपने आप को स्वयं पहिचान 
लेता है उसे न तो रोग और न त्रिविध ताप व्याप सकते हैं। मेरा मन भी उलट कर 
शाश्वत और नित्य हो गया। मैने इसे तब समझा जब मैं जीवन-म्तगतक हो गया। 


कबीर कहता है, इस प्रकार सहज सुख में समा जाओ ओर न तो स्वयं डरो, न दूसरे 
को डराओ । 


पद 


शरीर के मरने पर जीव किस स्थान को जाता है और वह किस प्रकार अतीत 
अनाहत शब्द में रत हो जाता है १ जो राम को जानते हैं वही इस तत्व को पहि- 
चानते हैं जिस प्रकार गृगा शकर खाकर मन में असन्न होता है। मेरा ईश्वर (बन- 
वारी) ऐसा ज्ञान कहता है--रे मन, तू सुघुम्णा नाड़ी में वायु को दृढ़ कर ऐसा गुरु 
कर कि फिर कोई गुरु न करना पड़े । तू ऐसे पद में रमण कर कि फिर अन्य पद में 
रमण न करना पड़े । तू ऐसा ध्यान धर कि फिर दूसरा ध्यान न धरना पड़े । तू इस 
प्रकार मर कि फिर कभी न मरना पड़े । गंगा (पिगला नाड़ी) को उलट कर तू यमुना 
(इडा नाड़ी) में मिला दे और बिना संगम-जल के तू मन ही मन में (अपनी अनुभूति 
में) स्नान कर । यह व्यवहार (संसार का प्रपंच) तो नक॑ (लोचारक) के समान है। 
इस प्रकार तत्व का विचार कर लेने के अनंतर और क्या विचारने की आवश्यकता ! 
जल, तेज, वायु, एथ्वी और आकाश जैसे एक दूसरे के समीप रहते हैं, इसी प्रकार 


प्रिशिष्ट छ 


तू हरि के समीप रह। कबीर कहता है कि निरंजन व्रह्म का ध्यान कर | तू ऐसे 
घर को जा, जहा से लौट कर फिर आना न हो । 
१६ 

राम का मूल्य सोने से नही आका जा सकता इसलिए मेने अपना मन देकर राम 
को मोल ले लिया हू । अब राम ने भी मुझे अपना जान लिया है और मेरा सन भी 
सहज स्वभाव से सतुष्ट हो गया है । ब्रह्मा ने जिसका वर्णन करते करते अत नहीं 
पाया वही राम भक्ति से घर-बैंठे आ गया | कबीर कहता हैं कि तृ चंचल मति छोड़ 
दे क्योकि निश्चय रूप से केवल राम-भक्त ही भाग्यवान है। 


००] 


.. जिस मरने से सारा सार संत्रस्त हू वही मरना गुरु के शब्द से उज्ज्वल हो उठा 
है। अब मेरा मन सम+ गया हे कि किस प्रकार मरना चाहिए। जिन्होंन राम को 
नही जाना है वे तो यों ही मर मर जाते है। सव लोग 'मरना मरना? कहते है लकिन 
जो सहज रूप से मरते है वे अमर हो जाते है। कबीर कहता ह कि मेरे मन में 
आनंद उत्पन्न हो गया। सारा भ्रम नष्ट हो गया ओर अब केवल परमानंद ही व्याप्त 
हो रहा है । 
२१ 
राम-भक्ति पैने तीर की तरह हैं। ये तीर जिसे लगते है. वही उसकी पीड़ा जान 
सकता है । अन्यथा (जिसे ये तीर नही लगे हैं) वह अपने सारे शरीर को खोज ले । 
न उसे पीड़ा का कोई स्थान मिलेगा न पीड़ा का मूल ही। सभी नारियाँ एक-हूप देख 
पड़ती हैं। उन्हें देख कर यह नहीं जाना जा सकता कि कौन (प्रियतम की) श्रेयसौ 
है। कबीर कहता है कि जो सोभाग्यशालिनी है उसे ही ओरों को छोड़ कर, सुहाग 
मिलता है। (वही प्रियतम को अच्छी लगती हे ।) 
ह््ह। 
हे भाई, जिसे हरि-सा स्वामी मिल गया है, उसे अनंत मुक्ति पुकारन जाती है। 
हे राम, कहो जब मुमे तुम्हारा भरोसा हे तब में किससे जाकर प्रार्थना करे ? जिसके 
ऊपर तीन लोक का भार रक्खा हुआ हैं, वह (मेरा) प्रतिपाल क्‍यों न करेगा १ कबीर 
बुद्धि से विचार कर एक बात कहता दे कि यदि माता ही अपने पुत्र' को विष दे दे तो 
इसमें (पुत्र का) क्‍या वश ? (अर्थात्‌ यदि मेरा स्वामी ही मेरी ओर से अन्यमनस्क 
हो जाय तो मेरा क्या चारा :) 
२३ 
बिना सत्य के नारि केसे सती हो सकती हैं ! हे पंडित, अपने हृदय में विचार 
करके देखो । बिना प्रीति के स्नेह केसे स्थिर रह सकटा है १ जब तक स्वार्थ है तब तक 
स्नेह नहीं हैं। जो अपने स्वामी (साह) से स्वार्थ वश (जीआ अपने) स्नेह करता हैं 
उस रमण करने वाले (रमये) साधक को स्वामी स्वप्न में भी नहीं मिलता। जो अपने 
स्वामी को तन, मन, धन और शह सांप दे, कवीर उसीको 'सुद्दागिनि? कहता है । 


कर 


पद संत कबीर 


२४ 


विषय-वासना ही इस सारे संसार में व्याप्त है ओर यही वासना सारे परिवार 
(मनुष्य जाति) को ले डूबी है। रे नर, तूने अपनी बड़ी (चोड़ी) नाव (शरीर) को 
क्यो डुबा दिया है। तूने अपनी (प्रीति) हरि से हटा कर विषय-वासना के साथ जो 
जोड़ रक्खी हे । इस विषय-वासना की आग लगने से देवता और मनुष्य सब जल गए। 
आश्चर्य है, जल के निकट होते हुए भी यह (नर) पशु उस जल का भाग भी नहीं 
पीता। कबीर कहता है कि धीरे धीरे ज्ञान का उदय होने से वह जल भी दृष्टि-गत 
हु । और वही जल निर्मल कहा जा सकता है । (यहाँ जल का तात्पय ब्रह्म-ज्ञान 
से है ।) 


हल | 


हि] 


जिस कुल में पुत्र' ने ज्ञान का विचार नही किया उसकी माता विधवा क्‍यों न हो 
गई १ जिस मनुष्य ने राम-भक्ति की साधना नहीं की वह अपराधी जन्म लेते ही 
क्यों न मर गया ? वह गर्भ-हूप में ही क्‍यों न गिर गया ? बचा ही क्‍यों? वह सड़- 
भूंजे की तरह इस संसार में जीता है। कबीर कहता है यों देखने में वह सुन्दर और 
रूपवान क्‍यों न लगे कितु (हरि के) नाम बिना वह टेड़ा-मेढ़ा ओर कुरूप ही है। 

२६ 

जो भक्त|स्वामी (ईश्वर) का नाम लेता है मै सो बार उसकी बलिहारी जाता हूँ। 
वही निर्मल है जो निर्मल ईश्वर के गुण गाता है। वही भाई मेरे हृदय को अच्छा 
लगता है। जिसके शरीर में राम भरपूर निवास करते हैं, हम उनके चरण-कमलों 
की धूल हैं। में जाति का जुलाहा कितु धीर मति हैँ. । इसलिए कबीर सहज भाव 
से (हरि के) गुण में लीन है। 

२७ 

मेरी आकाश रूपी रसमयी भट्टी से (ब्रह्मानंद रूपी) रस चू रहा है जिसके 
संचित करने से मेरा शरीर परिपुष्ट हो गया है। उसे सहज मतवाला कहना चाहिये, 
जिसने राम रस पीते हुए ज्ञान का विचार किया है। और जब सहज रूपी कला- 
लिनि (मद्रा पिलाने वाली) मुझसे मिल गई, तो मेरा प्रत्येक दिन आनंद से मत- 
वाला होकर व्यतीत होता है। निरंजन को पहिचान कर जब मैं उसे हृदय में ले 
आया तो कबीर कहता है कि मुझे (सच्चा) अनुभव प्राप्त हुआ। 

रद 

(यदि तुम यह प्रश्न करते हो कि) मन का स्वभाव तो मन ही में व्याप्त रहने 
वाला है और मन को मार कर किसने सिद्धि की स्थापना की है ? ऐसा कोन मुनि है 
जो मन को मार सका है! और यदि वह अपने मन का विनाश कर डाले तो यह 
बतलाओ कि वह किसे तार सकता है १(तो मैं यह उत्तर दूँगा कि) सभी लोग 
मन से प्रेरित होकर ही तो बोलते हैं। और बिना मन के मारे हुए भक्ति हो नहीं 


परिशिष्ट ९ 


सकती । कबीर कहता है कि जो (मन मारने का) रहस्य जानता है वह मधुसूदन 
( ब्रह्म ) आर (उससे निर्मित) त्रिभुवन की ओर अपना मन दे सकता 
६ 

यह जो आकाश ओर तारे दीख रहे है ये किस चित्रकार के द्वारा चित्रित किये 

गए है ? अरे पंडित, यह तो कह कि आकाश किस चीज पर स्थिर है “ यह तो 
भाग्यशाली जिज्ञासु ही जान सकता है। सूर्य ओर चंद्र प्रकाश करते है। इस प्रकार 
सभी वस्तुओं में ब्रह्म की परिव्याप्ति हें। कबीर कहता हे कि (ब्रह्म की यह व्यापक- 
ता) वही जान सकता हैं जिसके मुख में राम हे ओर हृदय में भी राम है । 
३० 

हे भाई, स्मृति तो वेद की पुत्री ही है । लेकिन यही (हमें ओर तुम्हें) बाधने के 
लिए साँकल ओर रस्सी लेकर आईं ह। इस प्रकार अपना नगर (शरीर और मन) 
तूने स्त्रयं ही बॉब रखा है । ओर काल ने तुझे मोह के फंद में फँसा कर तेरी ओर 
शर-संघान किया है । यह स्मति की जजीर काटन से नहीं कटती ओर धट तो 
सकती ही नही । उसने सपिणी बने कर सारे ससार को खा डाला है। इसने हमारे 
देखते सारे जग को लूट लिया हैं । कबीर कहता है में तो राम कह कर इस स्म्रति की 
जंजीर से छूट गया । 

३१ 

अपने मन को बाँध कर (मुहार देकर) उसे लगास पहिनाओ और उस पर 
समध्टि (सब) की जीन कस कर आकाश में दोड़ाओं। (अर्थात्‌ मन को सयम से 
ब्रह्म-ज्ञान की ओर दोड़ाओ) उस पर शुद्ध विचार की सवारी करो ओर “सहज?” की 
रकाब पर पैर रख लो । रे मन, चल तुमे वैकंठ ले जाकर तेरा उद्धार कर हँ । और 
खींच (हिच) कर तुमे प्रेम का मंगलमय चावुक मार दूँ । कबीर कहता हे कि वे सवार 
बहत ही अच्छे है जो वेद ओर करान से अलग हो रहत 


ल्‍्चक 


जिस मुख से पांचों इन्द्रियों के विपय सेवन किए, देखते-देखते उस मुख सें 
जलती हुई लकड़ी लगा दी। है राजः राम, तुम मरा एक दुःख तो काट दो। ( और 

यह कि) मे (ब्रितापों की) अम्नि में जलता हैं और (बार बार) गन में निवास करता 
हैँ। यह शरीर अनेक प्रकार से नष्ट हो गया है । कोई इसे जलाता हँ आर कोई मिट्टी 
में गाइता 6 । कबीर कद्दता हे कि है हरे, मुझे तुम अपने चरणों के दशन दो। 
बाद में चाहे तुम यम ही को मेरे पास क्‍यों न पहुँचा दो । 


३३ 
(ब्रह्म तो) स्वयं ही अप्नि है और स्वयं ही पवन । यदि वही जलावे तो फिर कौन 
रक्षा कर सकता है? राम का जाप करते हुए मेरा शरीर जल ही क्यों न जाय ! 
किंतु राम नाम मेरे हृदय में समा गया हैं । ( में पूछता हूँ) क्या कोई जलता है और। 
क्या किसी की हानि होती हू ? यह तो सारंगपाणि (ब्रह्म) नठट की भाँति अपनी गेंद 


१० संत कबीर 


खेलता है। कबीर कहता है कि दो अक्षर (रा और म) ही कह लो। यदि स्वामी 
कही होगा तो वह रक्षा कर ही लेगा । 
३४ 
न मेने योग में चित्त लगाया, न ध्यान में । बिना वैराग्य के माया नही छट सकी । 
जब तक राम नाम का सहारा सुमे नही है तब तक मेरा जीवन कैसे रह सकता है 
कबीर कहता है कि मैंने शारा आकाश खोज लिया किंतु मैने राम के समान(कषपालु) 
किसी को नही दखा । मु 
३० 
जिस सिर पर ”इंगार के साथ पाग बॉघी जाती है उसी सिर को खाने के लिए कौवा 
अपनी चोच सम्हालता है । इस शरीर और इस धन का क्या गर्व करोगे ? फिर राम 
नाम में दृढ़ क्‍यों नही हो जाते ? कबीर कहता है कि हे मेरे मन, सुन, मरने के बाद 
तेरा यही हाल होगा ! 
३६ 
जिस खुख के मॉगने पर आगे दुःख आता है, वह सुख माँगते हुए हमें अच्छा 
नही लगता । अभी तक मेरी आत्मा को विषय-वासना से सुख की आशा है। फिर 
राजा राम में निवास केसे हो सकेगा ? जिस सुख से ब्रह्म और शिव भी डरते हैं उसी 
सुख को हमने सच्चा सुख समझ लिया है । सनकादिक, नारद, मुनि और शेष ने भी इस 
शरीर में मन की वास्तविकता नही पहिचानी । हे भाई, इस मन को कोई खोजे कि यह 
शरीर छूटने पर कहाँ समा जाता है। श्री गुरु के प्रमाद से ही जयदेव और नामदेव- 
इन्हींने भक्ति का प्रेम समझा है । इस मन का न तो कही आना होता है न जाना । इसके 
संबंध में जिसका म्रम दूर हो जाता है, उसी ने सत्य पहिचाना है । इस मन का न कोई 
रूप है, न इसकी कोई रेखा है। यह (त्रह्म की आज्ञा से ही) उत्पन्न होता है और 
उसी आज्ञा को समझा कर उसी में लीन हो जाता है। इस मन का रहस्य कोई 
बिरला ही जानता है। इसी मन में सुखदेव जी लीन हुए। समस्त शरोरों में केवल 
एक ही जीवात्मा है ओर इसी जीवात्मा में कबीर रमण कर रहा है । 
३७ 
एक ही नाम जो रात्रि द्विस जाग रहा है, उसी से प्रेम कर कितने ही (साधक) 
सिद्ध हो गए ! साधक, सिद्ध ओर सभी मुनि अपनी-सी कर हार गए किंतु एक नाम 
का कल्पतरु ही उन्हें तारने में समर्थ हो सका। जो हरि करता है वही होता है, 
दूसरा नहीं । कबीर कहता हे कि उसने तो राम का नाम पहिचान लिया है। 
रैद 
हे जीव, तू निलंज है, तुमे (थोड़ी भी) लज्जा नहीं है। तू हरि को छोड़ कर 
क्यों किसी के पास जाता है? जिसका स्वामी ऊँचा (सर्व शक्तिमान) है, वह दूसरे 
के घर जाते हुए शोभा नही देता। जो तू अपने स्वामी (की अनुभूति से) भरपूर 


परिशिष्ट ११ 


रहेगा तो वह तेरे ही नाथ रहेगा, तुमसे दूर नहीं। जिसके चरणों की शरण में 
स्वय कमला (लक्ष्मी) ह उसके भक्त के घर बोलो, क्या नहीं हू : सब कोई (समस्त 
ब्रह्माड) जिसकी वात कहते रहत हैं वही ते। समथ है और दान करन वाला स्वामी 
है । कबीर कहता है, ससार मे पूर्ण वही हे जिसके हृदय नें (हरि के अतिरिक्त) और 
कोई दूसरा (स्वामी) नहीं 


5 


किसका पुत्र, किसका पिता, किसका कान हू £ कान मरता है, कॉन दःख देता 
ह ? यह हरि ही एक एंद्रजालिक ह, ओर उसी न सनार में यह माया फेला रक्खी 
। हाय मैया, में उस हरि के वियोग में केसे जी सकती हूँ । (इसे आत्मा का कथन 
मानना चाहिए ।) किसका कोन पुरुष है आर किसको कान खझत्री ह/ इस तत्व को 
शरीर रहते विचार लो | कबीर कहता है कि मेरा मन तो इसी ठग से माना हैं 
(यही ठग मुझे पसद आया है) जब में इस ठग को पहिचान ल्लेता हूँ तो उसकी सारी 
ठग्-विद्या (माया) मेरी आँखो से दूर हट जाती है । 
दे 


अब मुझे राजा राम की सहायता मिलगई ह । जिस कारण मैने जन्म और मरण 
(के पाश) काटकर परम गति प्राप्त की ह। मेने अपन को साधुओं की संगति में लीन 
कर लिया है । ओर पंच दूतो (इंद्रियो) से अपन को छुड्ला लिया ६ । में अपनी जिह्ना 
से अम्गरतमय नाम का जाप जपता हूँ ओर मेने अपने को (प्र७ का) बिना मोल का 
दास बना लिया है| सतगुरु न मुझ पर विशप उपकार किया है। उन्होंने मुझे 
संसार-सागर से निकाल लिया है । उनके चरण-कमलो से मेरा प्रीति लग गई ह और 
मेर चित्त में गोविद का दिनोदिन निदास होता ह। माया का जलता हुआ अगार 
बुक गया ओर नाम का सहारा होने से मन में संतोप हुआ । मरे स्वासी प्रभु जल-धथल 
में व्याप्त हो रहे है ओर जहां में देखता हूँ वही मुझे नर अतय्यांमी दीख रहे है | 
मेने अपनी भक्ति स्वयं ही दृढ़ की ६ क्योंकि पृव जन्म के सरकार मुम्ध मिल गए है । 
कबीर का स्वामी ऐसा ग़रीव निवाज है कि जिस पर वह कृपा करता हू वही परिपृण 
हो जाता है । 

४१ 


जल में छृत है, थल में छत ६ ओर क्रणोी मे भी (ग्रहण के अवसर पर) 

है। जन्म में भी छत है, आर फिर मरने मे भी छत है । इस प्रकार तने सूतक से जल 
कर (परज कर) अपना नाश कर लिया। कह तो रे पंडित, कोन पवित्र ह १ मेरा 
मित्र वन कर ऐसा ज्ञान गाता फिरता ६ : आँखो में भी छुत ह (कही शूद्र की दृष्टि न 
पड़ जाय) बोली में दुत ह (कही घृद्र से बात न हो जाय) ओर कानो में भी छत 

(कही झूद्र की बात कान मे न पड़ जाय) । उठत बठत तुझे छुत लगती है । यहाँ तक 
कि भोजन में भी छुत पहुँच जाती है । इस प्रकार कम-बधन में फेंसने की विधि तो 


१३२ संत कबीर 


सभी कोई जानते हैं, मुक्त होने की विधि कोई एक ही जानता है । कबीर कहता है 
कि जो राम को हृदय में विचारते हैं उन्हें छुत नहीं लगती । 
४२ 
हे राम, यदि तुम्हें अपने भक्त का ध्यान है तो एक मगड़ा सुलका दो। यह मन 
बड़ा है या वह जिसमें मन अनुरक्त है ? राम बड़ा है, या वह जो राम को जानता है! 
ब्रह्मा बड़ा है था वह जिसे उसने उत्पन्न किया है ? वेद बड़ा है या वह जहाँ से बह 
उत्पन्न हुआ है ! कबीर कहता है कि मैं (इस भगड़े से ही) उदास हो गया हूँ। (मैं 
पूछता हूँ) तीथ बड़ा है या हरि का दास 
४३ 
ए भाई, देखो ज्ञान की आँधी आई है। माया से बाँधी हुई यह भ्रम की सारी टट्टी 
उड़ गईं है। द्विविधा की दो थूनियाँ (बोक रोकने वाले खंभियाँ) गिर पड़ीं और 
मोह का बलेंडा (म्याल) दृठ गया। तृष्णा की छानौ पृथ्वी के ऊपर गिर पड़ी और 
दुबु द्वि का भांडा फूड गया | इस ऑघी के बाद जो जल बरसा उसी से यह तेरा 
भक्त भीग गया । कबीर कहता है कि जब उदय होते द सूर्य को पहिचाना तो मन 
प्रकाशित हो उठा । (यहाँ सूय का तात्पर्य ब्रह्म-ज्ञान से है ।) 
है. है. 


न हरि का यश सुनता है, न हरि का गुण गाता है। केवल बकवाद ही में 
आकाश को (पृथ्वी पर) गिराना चाहता है। ऐसे लोगों से क्या कहा जाय ? जिन्हें 
प्रभु ने भक्ति से बज्य॑ कर रकखा है, उनसे हमेशा डरते ही रहना चाहिए। स्वयं तो 
एक चुल्लू भर पानी नहीं दे सकते और उसकी निदा करते हैं जिसने प्रृथ्वी पर 
गंगा बहा दी है। वे लोग उठते-बैठते कपठ-चक्र चलाते हैं। स्वयं तो नष्ट होते ही 
हैं, दूसरों को भी नष्ट करते हैं। बुरी चर्चा को छोड़ कर और कुछ जानते ही नहीं 
हैं। स्वयं ब्रह्मा भी यदि कुछ कहे' तो वे उसे नहीं मान सकते । स्व तो अपने को 
खोते हैं, दूसरों को भी खोते हैं। वे आग लगाकर स्वयं उस घर में सोते हैं। स्वयं 
तो काने हैं कितु दूसरों पर हँसते हैं। उन्हें देखकर कबीर केवल लज्जित ही होते हैं । 

४५ 

पितरों के जीवन-काल में उनपर श्रद्धा तो रही नहीं अब उनके मर जाने पर 
उनका श्राद्ध करते हैं ! फिर बेचारे पितर भी क्‍या कुछ पाते हैं ? (श्राद्ध की चौज़े तो) 
कोवे ओर कुत्ते ही खाते हैं। कोई मुझे बतला भी तो दे कि कुशलता क्या है? कुशल 
कुशल करते तो सारा संसार नष्ट हो रहा है ! (केवल कहने से ही) केसे कुशलता हो 
सकती है £ मिट्टी के देवी या देवता बनाकर उसके आगे जीवों का बलिदान करते हैं। 
तुम्हारे पितर तो ऐसे हैं कि अपनी कही हुई (माँगी हुई) चीज भी नहीं ले सकते । 
जो लोग निर्जीब की पूजा के लिए सजीव का बलिदान करते हैं उनके लिए अंतिम- 
काल बहुत भयानक है। ये संसारी लोग तो राम-नाम की गति न जान सकने से भय 


प्रिशिष्ट १३ 


हि 5 है कं 
ि॥ /0| 
लय 


पड़े हैं | देवी देवता को पूजते हुए घृमते तो हैं कितु परत्रह्म को नही मानते । 
कहता उनकी बुद्धि जागृत नहीं हुई ओर ते विषय वासना में ही लिपटे 


फ | 


पढ़े 
४५ 
जो जीते हुए मरता है ओर मर कर फिर जीवित हो उठता है उसे ही शृन्य में 

समाया हुआ समकना चाहिए। ओर जो इस माया में निरजन रूप होकर रहता है 
वह फिर संसार-सागर (योनि हूप से) नहीं पाता । रामहपी दूध को इस प्रकार मथना 
चाहिए कि गुरु के आदेशानुसार मन स्थिर रहे, तभी इस रीति से अग्गत पिया जा 
सकता है । गुरु का बाण-वज्ञ कुशलता से हृदय बेध देता ह जिससे उसके पद का 
अथ प्रकाशित हो उठता हैं। वह गुरु शक्ति (शाक्तमत) के अँबेर में रन्‍सी के भम से 

रहित होकर निश्चल रूप से शिव-स्थान (बनारस) में निवास करता है। वही बिना 
बाण के धनुष चढा सकता हे जिससे उसने हे भाई, यह संसार भेद रक्खा है । उसका 
शरीर दशशों दिशा की अतहित पवन (प्राणायाम) से आंदोलित होता रहता हे और 
(ईश्वर से) उसकी अनुरक्ति का सूत्र जुड़ा रहता है । (उसी के उपदेश से) निविकार 
मौन में लीन मन शून्य में समा सकता हे ओर द्विंविधा ओर बुरी बुद्धि भाग जाती 

। कबीर कहता है कि राम नाम में अनुरक्ति होने के कारण मेने एक विचित्र अनु 
भव के दशन किए 
है. है । 
हे बैरागी, पवन को उलट कर (प्राणायाम कर) शरीर के अंतर्गत छः चक्कों 

को (कंडलिनी के द्वारा) बेध कर अपनी सुरति (आत्मा) में चून्य (ब्रह्म-रंध्र) के प्रति 
अनुराग उत्पन्न कर और जो (त्रह्म) आता है न जाता है, मरता हे न जीता है 
खोज । मेरे मन, तू उलट कर अपने आप में समा जा। गुरु की कृपा से तुझे दसरी 
ही वुद्धि मिल गई नहीं तो तू अभी तक बेगाता ही था। जो जेसा म'8नतें हैं उसके 
अनुसार उन्हें पास रहने वाला ब्रह्म दूर ओर दूर रहने वाला ब्रह्म पास मालूम देता 
हू । जिन्‍्हान ब्रह्म-रस का पान किया है, वे जानत हैं कि ओरी का जल उलट कर 
बरेटा (छानी) का जल हो जाता है (अथांत्‌ उनकी बाह्य इद्वियो अन्तमु खी हो जाती 
हैं|) (हे मन) तेरे निगु ण रूप का रहस्य किससे कहूँ ! (जो उसे समक सके) ऐसा 
कोई विवेकी (ज्ञानवान) ही हं।गा । कबीर कहता है कि जो जेसा पलीता देता ह, उसे 
उसी प्रकार की आग दीखती हे । 


चुकी 
है. ० 


सहज” की ऐसी विचित्र कथा हैं जो कही नही जा सकती | वहाँ न वर्षा है, न 
सागर, न धूप, न छाया, न उत्पत्ति और न प्रलय ही ह । न जीवन है न मृत्यु, न वहाँ 
दःख का अनुभव होता ह न सुख का । वहाँ शुन्य की जागृति ओर समाधि की निद्रा 
दोनों ही नहीं ह।न वह तोली जा सकती है, न वह छोड़ी जा सकती है, न वह 
हलकोी है, न भारी । उसमें ऊपर नीचे की कोई भावना नही हं, वहाँ रात ओर दिन 

श्८ 


१४ संत कबीर 


की स्थिति नही है। न वहाँ जल है, न पवन । ओर वहाँ अप्नि भी नही है, वहाँ तो 
एकमात्र सत-गुरु का साम्राज्य है। वह अगम है, इंद्वियों से परे है, केवल गुरु की 
कृपा से ही उसकी प्राप्ति हो सकती है । कबीर कहता है कि में अपने गुरु की बलि 
जाता हूँ। उन्ही की अच्छी संगति में मिलकर रहना चाहिए । 

४६ 


हमारा राम एक ऐसा नायक (व्यापार करने वाला) है कि उसने सारे संसार को 
बनजारा (व्यापार करने वाला) बना दिया है। उस संसार ने पाप और पुरय के दो 
बैल खरीदे ओर पवन (साँस) की प्जी सजाईं। उसने शरीर के भीतर तृष्णा की 
गॉनि भर दी, इस प्रकार उसने अपना टांडा ख़रीदा। (उसे रोकने के लिये) काम 
और क्रोध कर-वसूल करने वाले हुए और मन की भावनाएँ डाकू बन गई। पंच 
तत्व मिलकर उससे अपना इनाम वसूल करते हैं, इस श्रकार यह टांडा (भवसागर) 
के पार उतरा | कबीर कहता है कि ऐ संतो सुनो, अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि 
घाटी (भक्ति-पथ) पर चढ़ते समय एक बैल (पाप) थक गया है। अब तुम अपनी 
(तृष्णा की) गोंनि फेक कर आगे चल पड़ो। 

५० 

नेहर (पेवकड़ै) में केवल चार दिन रहना है, फिर तो प्रियतम (साहुरडे) को 
सेवा में जाना होगा । यह बात अंधे लोग नही जानते क्योंकि वे मूर्ख ओर अश्ञानी हैं। 
प्रेयसी अपना साज-सामान बाँधकर खड़ी है। क्योंकि बिदा कराने के लिए पाहुने 
आए हुए हैं। वहाँ जो तलाई (छोटी सरोवरी) दीख पड़ रही है, उससे पानी लेने के 
लिए किस रस्सी की आवश्यकता है! (अर्थात्‌ ब्रह्म-ज्ञान के स्लोत का जल लेने के लिए 
किसी ग्रंथ रूपी रस्सी की आवश्यकता नही है ।) यदि उसी क्षण रस्सी द्ूट जाय तो 
पनिद्दारी (आत्मा) उठ कर चली जाती है। यदि स्वामी कृपा करे ओर दयालु हो जाय 
तो अपना सारा कार्य सँवर जाय । सौभाग्यशालिनी तो उसे ही सममना चाहिये 
जो गुरु के शब्द का विचार करे। (अस्य ख्रियाँ तो) कर्म-बंधन (किरत) में बँंघी 
हुई हैं, उसी में वे घूमती फिरती है और उसी प्रकार की बातें कहती हैं, वे बेचारी 
क्या करे ! (परिणाम यह होता है कि) कि वे निराश होकर (इस संसार से) चल 
खड़ी होती हैं और उनके चित्त में किचित्‌ भी घैर्य नही रहता । कबीर की शरण में 
जाकर हरि के चरणों से लगो और उसका भजन करो । 


५१ 
योगी कहते हैं कि योग ही अच्छा और श्रेयस्कर है, और कोई दूसरा (संभ्रदाय) 
टीक नहीं है । ₹ंडित और मंडित (जिन्होंने शरीर और सिर के बाल सुड्ा लिए हैं) 
और एक शब्द में विश्वास रखनेवाले यही कहते हैं कि हम लोगो ने सिद्धि आ्त कर 
. ली है। (परतु सच बात यह है कि) हरि के बिना सभी अज्ञानी लोग श्रम- में मूले हुए 
हैं। अपने को सुक्त कराने के लिए जिस किसी की शरण में जाओ वही अनेक बंधन 


परिशिष्ट १६ 


में बंधा हुआ है । उनकी (बतलाई हुईं) विधि तो जहाँ से उत्पन्न हुई थी, वहा ही समा 
गई और उसी समय विस्म्रत हो गई । फिर भी पंडित, युणी ओर भूरबीर तो यही 
कहते है कि हम ही (ज्ञान का) दान करने वाले ह ओर हम ही बढ़े है । (यों तो) 
जिसे समकाओ वही समकता है ओर बिना समझे ससार में रहता कोन हे: (कितु) 
सतगुरु के मिलने से हो अंधकार से बचा जा सकता है ओर (उसकी बतलाई हुई) 
इन्ही रोतियों से ज्ञान का माणिक श्राप्त होता है। दाहने ओर वाएं विकारों को छोड़ 
कर (यहाँ वहाँ की बातों में न उलक कर) सीधे हरि के चरणों में दृढ़्ता पूर्वक रहना 
चाहिए। कबीर कहता हें कि जब गंगा गुड खा लेता ह तो पूछने पर वह क्‍या कह 
सकता है! (इसी प्रकार ब्रह्म-ज्ञान का अनुभव करने वाला क्या वतलाए कि उसकी 
अनुभूति क्या हे !) 


॥8 की 
न्‍॒ ध्ग 


(शरीर के न० होने पर) जहाँ जो कुछ था वहां अब कुद्ध नही --पाच तत्व भी 
वहाँ नही रह गए। ऐ बंदे, मे पृछ्धता हूँ कि इडा, पिगला ओर सप॒म्णा ये (नाड़ियाँ) 
आवागमन में कहाँ चली जाती है ! तागा (साँस) हटने पर आकाश (तद्यररंध्र) नष्ट 
हो जाता है । फिर यह तेरी बोलने की शक्ति कहाँ समा जाती है १ यही सदेह मुमे 
अतिदिन कष्ट देता ह ओर मुझे कोई समझा कर नहीं कहता। (इस भाया में) जहाँ 
न तो ब्रह्मांड है, न पिड ओर निर्माण कर्ता भी नहीं है । (समस्त सष्टि को) जोडने 
वाला तो सदा अतीत है । फिर यह अतीत कहो किसमे रहता हैं! विनाश होने के 
पूव तक न तो (तेरे) जोड़ने से कुछ जुड़ेगा आर न (तेरे) तोडन से कुछ दृट ही 
सकेगा। फिर कोन किसका स्वामी हैं, कोन किसका सेवक है और कोन किसके पास 
जाता है १ कबीर कहता हे मरी तो ब्रह्म से लव लग रही ह ओर में दिन रात वहीं 
निवास करता हूँ । उसका रहस्य तो केवल वहीं जानता ह क्योकि एक वही अबि- 
नाशी है । 


> 3 
ध्ज 


श्रुति और स्थति ही मुक्त योगी के कर्या (कान का आभूपण ) ओर मुद्रा (कानों 
में पहनने का सफटिक कडल) है आर समनन्‍्त बाहर का घेरा (क्षितिज) ही मरा 
पहनने का वख्र (खिथा) है। मरा उठना-बैठना घून्य गुफा (अद्यरंध्रे) ही में है 
ओर मरा संप्रदाय कमकांड (कलप) से रहित है । मर राजन्‌ , में ऐसा वेरागी और 
योगी हूँ जिसकी, शोक से रहित होने के कारण, झत्यु नहीं होती। ब्रह्मांड और 
उसके खड मेरी सिंगी (सीग की तुरही) 6 ओर पृथ्वी (महि) मरा बदुवा है, सारा 
ससार ही भस्म से परिप्ण है | भूत, वतमान ओर नविष्य इन तीन क्षणों में ही मरी 
ताड़ी (त्राटक) लगी हुई है। ओर इन तीनो को पलटन मे ही (भविष्य को वतंमान 
या भूत, भूत को वर्तमान या भविष्य, वतमान को भूत या भविष्य) इन बंधनों से 
छूटता हूँ और सर्वव्यापी हो जाता हूँ। थुगों थुगों से सरस्वती ने जिसे सजाया है 


१६ संत कबीर 


ऐसे मन और पवन को मैने अपना तृबा बना लिया है। इससे मेरी शरीर की तंत्री 
स्थिर हो गई और अनाहत नाद की जो वीणा बजी उसका स्वर कभी नही टूटा । इसे 
सुनकर सुनने वालो के मन आनदसे परिपूर्ण हो गए ओर माया अस्थिर हो उठी । 
कबीर कहता है कि (मेर सदृश) जो बैरागी खेल जाता है (अपने जीवन में ऐसे प्रयोग 
करता है) उसका आवागमन छूट जाता है । 


५ 

नौ गज, दस गज और इकीस गज की एक पुरिआ तानी गई (अर्थात्‌ नरी पर ताने 
और बाने को बुनने से पहिले फैलाया । यहाँ नौ गज ओर दस गज बाने के लिए और 
इकीस गज ताने के लिये मानना चाहिए ।) उस पुरिआ के फेलाव में साठ सूत रक्खे 
गए ओर उसमें नव खड डालकर राछ के द्वारा बहत्तर भाग किए गए। इस प्रकार 
इस करघे पर बहुत वच्ध लगा । यह वस्नर बिनवाने के लिए (माँ) चली । लेकिन जुलाहा 
घर छोड़कर जा रहा हैं । (उसका कारण यह है कि) न तो कपड़ा करघे के बेलन पर 
लिपटता है और न वह मोर-- (लकड़ी की कमचियों के सहारे) आदि से ठीक तरह 
सधा ही रहता हे क्योकि अधिक माँड़ लग जाने से ढाई सेर कपड़ा पॉच सेर हो गया 
है । (यदि बुनने की सुविधा के लिए मॉड़ कम लगाया जाय ओर) ढाई सेर को पाँच सेर 
न किया जाय तो वह मगड़ालू त्री फरगड़ा करने लगती है। (वह झगड़ा इसलिए 
करती है कि यदि मेरा कपड़ा अधिक भारी होगा--वास्तव में हो ढाई सेर ही लेकिन 
यदि-वह पॉच सेर के वजन का हो जाय तो पैसे अधिक मिलेगे लेकिन बेचारे जुलाहे 
की मुसीबत यह है कि यदि वह कपड़ा भारी करने के लिए मॉड अधिक लगाता है 
तो या तो कपड़ा करघे में नही लिपटता या कोशिश करने पर भी खिचाव में कोलओआ 
जाता है। सूत का फैलाव तुला नही रहता ।) फिर कही दिन को भी बैठकर बुना जाता 
है ! दिन का बाज़ार (बैठ या पैठ) है जहाँ अच्छे अच्छे खरीद करने वाले मालिक आतेरैं 
उनसे ही बरकत होती है। यह कोई वक्त है कपड़े बुनने का ? इस समय यहाँ क्यो कपड़ा 
बुनवाने के लिए आई है १ (प्रातःकाल कपड़े बुनने का अच्छा समय होता है।) फिर 
पास रक्खा हुआ पानी का यह कूडा भी फूट गया जिससे सारी पुरिया भीग गई। 
इसीलिए जुलाहे को गुस्सा आ गया। फिर बाने को बुननेवाली जो ढरकी (800॥/0 
(2००६ ) है वह भी ख़राब हो गई है। या तो उससे तागा ही नहीं निकलता या यदि 
निकलता है तो उल्ककर रह जाता है । (फिर जुलाहे को मुँकलाहट क्‍यों न हो *) 
कबीर कहता है कि ऐ पगली ! (बेचारी) तू यह सारा पसारा छोड़कर जीवन बिता । 


हक 
एक (आत्मा की) ज्योति उस (एक परबत्रह्म की) ज्योति से मिल गई । अब और 
कुछ हो अथवा न हो । जिस घट (शरीर) में राम नाम की उत्पत्ति नही होती वह घट 
फूट कर नथ्हो जाय तो अच्छा है। ऐ सुंदर साँवल्ले राम, मेरा तुममें अनुरक्त हो 
गया है। साधु मिलने से ही सिद्धि होती है इसमें चाहे योग हो या भोग हो। इन 


परिशिष्ट 4७ 


दोनों के संयोग से ही राम-नाम से संयोग हो सकता है। लोग समभते हैं कि (जो कुछ 

में कह रहा हूँ) यह एक साधारण गीत है, किंतु वस्तुतः यह ब्रह्म-विषयक विचार है 

जो काशी में मनुष्य को मरते समय दिया जाता है। गाने वाला और सुनने वाला 

चाहे जो कोई हो, लेकिन तू हरि के नाम से चित्त लगा। ओर ऐसा करने से--कबीर 
कहता है कि--परम गति की प्राप्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता । 


५६ 

जिन्होंने (अपने बचने का) यत्न किया, वे सब डूब गए। इस प्रकार भव-सागर 
को वे लोग पार नही कर सके । कम, धर्म ओर अनेक संयम करते हुए अहंकार की 
बुद्धि ने उनका मन जला दिया। जो साँस ओर भोजन का देने वाला स्वामी हैं उसे 
तूने मन से क्यों भुला दिया? तेरा जन्म हीरा और लाल (जैसे अलभ्य रल्नों) की भाँति 
अमूल्य है, उसे तूने कोड़ी (साधारण ममता ओर मोह) के बदले दे रक्खा हे ! तुझे 
तृष्णा,तृषा भूख और भूम कष्ट देते है किंत इन कष्टों का विचार तू हृदय में नहीं करता। 
तेरे मन में केवल मतवाला मान ही रह गया, तूने गुरु के शब्दों को कभी हृदय में 
धारण नहीं किया। स्वाद से आकर्षित होकर इंद्रियों ने तुके रस की ओर प्रेरित कर 
दिया और तू विकार से भरे हुए यौवन का रस लेता फिरता है । कर्मकांड से तू 
(बुरे) संतों के संग में केवल लोह ओर काष्ठ की माला (और साधुओं के आभूषण 
आदि ही) हृदय में धारण करता है । अनेक योनि और जन्मों में भूमित होकर भागते 
हुए हम थक गए और दुःख सहन करते हुए भी अब हम शिथिल हो गए । कबीर 
कहता हे कि अब तो गुरु के मिलने से ही महारस (त्रह्मानंद) मिलेगा ओर प्रेम-भक्ति 
के सहारे इस (भव-सागर) से निस्तार होगा । 


9 


कच्चे भराव की तरह यह पागल मन ऐसी हस्तिनि है जिसने अपनी गति में 
ईश्वर की रचना कर डाली है। (अथवा हे पागल मन ! कच्चे भराव की तरह यह 
शरीर को हस्तिनि ऐसी हे जिसने अपनी बुद्धि के विकास में स्वयं ईश्वर की सृष्टि 
कर डाली है) और काम-वासना के हाथी उसके वश्ञ में इस प्रकार आ गए है कि 
अंकुशी की सार सिर पर सहन करत हे (लेकिन हटते नही ।) है पागल सन, तू विषय 
वासनाओं से बच ओर समझे कर हरि से प्रेम कर । निभय होकर हरि का भजन 
न करने से राम रूपी जहाज पकड़ में नही आता। है पागल मन, तने हाथ पसार 
कर (विपषय-वासनाओं को) उसी प्रकार मुट्री में पकड् लिया ह जिस प्रकार बंदर 
(सकरे मुँह के बरतन में से) अनाज झुट्टी मं भर कर निकालना चाहता दे । छ्लेकिन 
छूटने में कठिनाई होने से (वह पकड़ा जाता ६ ओर) घर घर के दरवाजे नाचता 
फिरता हू। है पागल मन, मायः का व्यवहार तो जैसे (समर की) नलनी ह जो 
(देखन में अत्यंत आकपक हू कितु भीतर रुई भरा रहन के कारण रस-ह'न है) सुग्गे 
को आकर्षित कर लेती है । ओर उस माया का विस्तार उसी प्रकार हे जेस कुसंभी 


१८ संत कबीर 


रंग का जो पानी पड़ते ही फैलता जाता है। हे पागल मन, तूने स्नान करने के 
लिए अनेक तीर बनाए और पूजने के लिए बहुत से देवताओं को बनाया । लेकिन 
कबीर कहता है कि हे पागल मन, इन से तू संसार से मुक्त नहीं हो सकता। तुझे 
मुक्ति तो हरि की सेवा से ही मिल सकती है। 


जप 


(राम-नाम का धन इस श्रकार है कि) न तो उसे अभि जलाती है, न वायु अपने 
में लीन करता है ओर न चोर उसके समीप आ सकता है। इसलिए राम-नाम के 
धन को संचित करना चाहिए, क्योंकि वह धन कहीं नही जा सकता। हमारा धन तो 
माधव,गोविंद और धरणीधर है। इसी को वास्तव में धन कहना चाहिए । जो सुख 
गोविंद प्रभु की सेवा में मिलता है, वह सुख राज्य (करने) में भी नही प्राप्त हो सकता। 
इस धन के लिए शिव सनक आदि खोजते खोजते वीतरागी हो गए ! यदि मुकंद को 
मन मान लिया जाय और नारायण को जिह्मा, तो यम का बंधन किसी प्रकार भी 
(गल्ले में) नही पड़ सकता मेरे गुरु ने ज्ञान और भक्ति का धन मुझे; दिया इस 
कारण उनकी सुबुद्धि में ही मेरा मन लग गया | जो मन स्वयं तो (विषय-वासनाओं 
सें) जल रहा है किंतु (ईश्वर-ज्ञान रूपी) जल-थंभन के लिए दौड़ रहा है। (अर्थात्‌ 
विषय-वासनाओं में जलते हुए भी इंश्वर की अनुभूति रूपी शीतल जल को आने से 
रोक रहा है) उसका भूम-बंधन का भय भाग गया। (अर्थात्‌ वह ससार में ही लीन 
हो गया ।) कबीर कहता है कि ऐ कामदेव के मद से उन्मत्त (मनुष्य), तू अपने हृदय 
में विचार कर देख । तेरे घर में लाखों और करोड़ों घोड़े ओर हाथी है। (तुमे इतना 
सुख नही है जितना मुझे है क्योकि) मेरे घर में केवल एक मुरारी ही हैं । 


प्‌ / 


जिस भ्रकार बंदर है जो हाथ को मुट्ठी चनो से भर लेता है और लोम से नहीं 
छोड़ सकता, उसी प्रकार यह मनुष्य है। वह लालच से तरह तरह के काम करता फिरता 
है ओर उन्ही के अनुसार बार बार बंधन में पड़ता है । इस प्रकार भक्ति के बिना 
उसका जीवन व्यथे ही गया। साधु-संगति ओर भगवत्‌-भजन बिना उसके लिए कहीं 
भी सुख नही रह सका । जिस प्रकार उद्यान में फूल फूलते हैं ओर उनकी सु्ंधि कोई 
नहीं लेता । (काल उन्हें नष्ट कर देता है।) उसी प्रकार जीव अनेक योनियों में भ्रमण 
करता है और काल बार बार उन्हें नष्ट करता है। यह धन, यौवन, पुत्र और त्री 
केवल दृश्य-मात्र के रूप में मनुष्य को दिये गए हैं। उन्ही में यह मनुष्य अठक कर 
उलम गया है, वह इंद्वियों से प्रेरित जो हो गया है। जीवन की अवधि ही अप्मि है, 
और यह शरीर जिसका चारों ओर से शंगार किया गया है. एक तिनके का महल है 
(जो पल भर में जल जायगा ।) कबीर कहता है कि भव-सागर पार करने के लिए 
मैंने सतगुरु की शरण ली है। 


परिशिष्ट 4 8 


६० 
मैले पानी और उज्ज्वल मिट्टी से इस शरीर की प्रतिमा बनाई गईं है। न मै कुछ 
हूँ ओर न कोई चीज़ ही मेरी है । यह शरीर, यह संपत्ति ओर यह समस्त आनंद हे 
गोविंद, तेरा ही है। इस मिट्टी में पवन का समावेश किया और गोविंद ने यह भाया- 
प्रपंच चलाया है । कुछ लोगों ने असंख्य धन का संचय किया है किंतु अंत में उनकी 
भी कपाल-क्रिया मिट्टी के घड़े फोड़ने की भाँति की गईं । कबीर कहता है कि अंत में 
ओसारे में (मकान से हट कर) [खुदे हुए गढ़े (नीव) में उसका अंत होता हैं] और 
वह अहंकारो क्षण भर में नथ्ट हो जाता है । 


६१ 
ऐ जीव, राम को इस भाँति जपो जिस भाँति प्रव और ग्रह्मद ने हरि का जाप 
किया था। हे दीनदयालु, मैने एक मात्र तेरे भरोसे अपने समस्त परिवार को जहाज 
पर चढ़ा लिया है। (अब इस भव-सागर से तू ही पार लगा ।) तू जिससे चाहे उससे 
अपनी आज्ञा मनवा किंतु इस जहाज़ को तू पार लगा दे । गुरु के प्रसाद से मेरे हृदय 
में ऐसी बुद्धि समा गईं है कि मै आवागमन से रहित हो गया हूँ । कबीर कहता है 
कि एक सारगपारि (राम) का ही तू भजन कर । भव-सागर के इस पार ओर उस 
पार सभी जगह वही एक दानी है। 
६२ 


(पिछली) योनि को छोड़कर जब मैं इस जग में आया तो इस संसार की हवा 
लगते ही मैं अपने स्वामी को भूल गया । अतः है जीव, तू हरि के गुण गा। (यह 
आश्चय तो देख कि) तू गर्भ-योनि में ऊपर (मुख किए हुए) तप करता था । फिर भी 
जठराग्नि से तू सुरक्षित रहा | तू चौरासी लक्ष योनियों में घूम कर आया हैं। (अब 

तू ऐसा भजन कर कि) इस योनि से छुट कर तुके किसी ओर जगह न जाना पड़े । 
कबीर कहता हे कि तू सारगपाणि (राम) का भजन कर जो न आते हुए दीखता है 
रन जाते हुए ज्ञात होता हैं। (अथात्‌ जो सदेव स्थिर ओर चिरंतन है ।) 


करे 

न तो स्वग-निवास की अभिलायपा करना चाहिए, न नर्क-निवास से डरना चाहिए 
जो कुछ हें,ना होगा, वह तो होगा ही, मन में आशा ही क्‍यों की जाय ! (केवल) राम 
का गण गाना चाहिए जिससे परम-पद की प्राप्ति हो । जप क्‍या है! तप क्या हे? 
संयम क्या दे “ ब्रत ओर स्नान क्या हैं / जब तक कि भगवान के भक्ति-भाव की युक्ति 
न जानी जाय ! न तो सपत्ति देखकर प्रसन्न होना चाहिए ओर न बिपत्ति देखकर 
रोना चाहिए । जेसी संपत्ति है, वेसी ही विपत्ति दे । और होगा वही जो ईश्वर द्वारा 
निर्दिष्ट हद । कबीर कहता हें कि अब रु के ज्ञात हो गया कि (वह ब्रद्म) संतों के हृदय 
के भीतर है। वन्तुतः सेवक वही ६ ओर सेवा उसी की अच्छी हद जिसके हृदय में 
मुरारि (ब्रह्म) निवास करते 


२० संत कबीर 


४ 
रे मन, तेरा कोई नहीं है, तृ व्यर्थ ही (ओरों का) भार मत खीच । यह संसार तो 
वैसा ही है जैसा पक्षी का इक्त-बसेरा । मैने तो राम-रस पी लिया है जिससे (संसार की 
विषय वासना के) अन्य रस भूल गए है । दूसरो के मरने पर रोने से क्‍या लाभ: 
जब स्वयं अपनी स्थिरता नही हे । जो वस्तु उत्पन्न होती है, वह अवश्य नष्ट होंगी। 
इसलिए (मैं क्यों रोरऊँ “) मेरी बलाय दुखी होकर रोय ! जहाँ जैसी सुध्ि है ब्रह्म ने 
बैसी ही (अवस्था के अनुकूल) उसकी रचना की है। कितु लोग उसका (अनुचित 
रूप से) रस पीने में लगे हुए है। कबीर कहता है कि हे बैरागी, तू अपने चित्त में 
जाणशति लाकर राम का स्मरण कर (अथवा कबीर कहता कि हे चित्त, तू चैतन्य 
होकर वीतराग से राम का स्मरण कर ।) 
६५ 
कामिनी आँखों में ऑसू भर कर और लंबी साँस लेकर (अपने स्वामी का) मार्ग 
देख रही हे । न तो (अधिक अश्नुओं से) उसका हृदय भीगता है । (इस डर से कि 
अधिक अश्रुओं से नेत्र-ज्योति धूमिल न पड़ जावे) और न अपने स्थान से उसका 
पैर हटता है, (न कही जाती है, इस डर से कि न जाने कब उसके स्वामी उसे दर्शन 
देने चले आवे) उसे तो एक-मात्र अपने (स्वामी) हरि के दर्शन पाने की आशा है। 
ए काले काग, तू क्‍यों नही उड़ जाता १ जिससे मुझे अपने प्यारे राम शीघ्र ही मिल 
जावे! कबीर कहता है कि जीवन के मोक्ष के लिए हरि की भक्ति करनी चाहिए । 
एक नारायण के नाम का आधार ही लिया जाय ओर जिह्ना से राम में ही रमण 
किया जाय (या जिह्ना से राम-नाम ही उच्चारण किया जाय ।) 
१६ 
आस-पास तुलसी के घने वृत्त हैं । बीच में बनारस गाँव है। इसका सौंदर्य देख 
कर (परमात्मा रूपी) ग्वालिनि मोहित हो गई है। (कबीर कहते हैं कि ऐ ग्वालिनि, 
तू यही निवास कर) मुझे छोड़ कर कही भी आना-जाना छोड़ दे। हे (प्रभु) सारंगधर, 
मेरा मन तुम्दारे ही चरणों में लग गया है। तुम तो उसीको मिलते हो जो परम 
सोभाग्यशाली है । यो तो समस्त ब्र दाबन के मन को हरने वाले कृष्ण गोपाल गाये 
चराते हुए (ईश्वर माने जाते हैं) कितु ऐ सारंगधर, तुम जिसके स्वामी हो, वह मे 
हूँ ओर मेरा नाम कबीर हे। 


६७ 
कितनों ही ने बहुत से वस्र पहिन रक्खे है ओर कितनों ही ने बन में वास कर 
लिया है कितु ऐ मनुष्य, रैश्वर से धोखा करने में तुम्हें क्या मिला? जल मे अपना 
शरीर डुबाने से तुम्हे क्या लाभ हुआ १ ऐ जीव, मै जानता हैँ कि तू नष्ट होगा । अरे 
मूखे, अविगत (ब्रह्म) को समक्त। मैने जहाँ जहाँ देखा फिर वहाँ दूसरी बार दृष्टि भी 
नहीं की क्योंकि (सभी) माया के साथ लिपटे हुए हैं। ज्ञानी, ध्यानी तो बहुत उपदेश 


। 


परिशिष्ट २१ 


करने वाले हैं और यह सारा संसारा एक प्रपंच ही है । कबीर कहता हैं कि एक 
राम-नाम के बिना यह संसार माया से अंधा हो रहा हैं । 
ध्द 
रे मन, तू अपना भ्रम छोड़ दे और निस्संकोच होकर प्रकट रूप से कार्य कर । 
(सम ले कि) तू इस माया से दंडित किया गया हैं। क्या गूरवीर कभी सम्मुख संग्राम 
से डरता है ! या सती छ्ली क्या कभी (भंडार) संपत्ति का मचय करती हैं? रे पागल 
मन, तू अपनी अस्थिरता छोड़ दे । जब तूने अपने हाथ में (सत्य-जअत )का सिंधोरा ले 
रकखा है तब अपने को जला कर समाप्त कर देने में ही तुके सिद्धि मिलेगी । संसार 
काम, क्रोध ओर माया से ग्रसित होकर इसी प्रकार असमंजस या अइचन में पढ़ा 
हुआ हैं । इसलिए कबीर कहता हैं कि उच्चातिउच्च राम को में कभी नहीं छोड़गा । 
६६ 
तेरा आज्ञा-पत्र मेरे म्रि-साथे हे । उस पर फिर में क्या विचार करूँगा! तू ही 
नदी है, तू ही कर्णंधार हे और तुमी से मेरा निस्तार होगा। ऐ बंदे, तेरा अधिकार 
तो केवल वंदना करने में ही है । स्वामी चाहे क्रोध करे या प्यार करें। तेरा नाम ही 
मेरा आधार है। (इसका परिणाम यह होगा कि) आग भी फूल की भाति हो जायगी। 
कबीर कहता है कि में तो तुम्हारे घर का गुलाम हूँ । चाहे मारो, चाहे जिलाओ। 


डछच 


चौरासी लाख जीवो की योनियो में श्रमण करते हुए नद (कृष्ण का पिता) बहुत 
थक गया । उस बेचारे का वहुत वड़ा भाग्य था कि (उसके घर में) भक्तों के लिए 
अवतार लिया गया। तुम जो (कण को) नंद का पुत्र कहते हो तब (मे पूछता हूँ 
कि) नद किसका पुत्र था? जब प्रृथ्वी आकाश ओर दसो दिशाए नहीं थीं तो यह नंद 
कहाँ था ! वस्तुतः “निरंजन? तो उसी का नाम हैं जिस पर न तो संकट पड़ते है और 
न जो योनियो में श्रमण करता है। कबीर का स्वामी तो ऐसा देवता हैं जिसके न 
माता है ओर न पिता । 

ही 

ऐ लोगो, मेरी निंदा करो, मेरी निंदा करो। निंदा तो भक्त को बहुत प्यारी है। 
उसके लिए तो निदा ही पिता दे और निंदा ही माता। यदि निंदा होती ह तो (समझ 
लो कि) बैकंठ जाना (निश्चित) है और नाम के तत्व को मन में स्थान देना भी 
(निश्चित) है। यदि निंदा होती दे तो हृदय शुद्ध हो जाता है। (दूसरे शब्दों में) 
हमारे (मैले) कपड़े (मानों) निंदक ही धोता है। जो निंदा करता दे वह हमारा मित्र 
है। और उसी निदक में हमारा चित्त (निवास करता) है। निंदक वही हे जो निंदा 
स्पर्धा के साथ, होड़ लगा कर करे। तभी तो निंदक हमारा जीवन नम्न बनाता है। 
भक्त कबीर के लिए तो (एक मात्र) निंदा ही सार रूप है। क्योंकि (अंत में) निदुक 
तो डूब जाता है और हम पार उतर जाते हैं। 

3९ 


२२ संत कथीर 


७२ 
हे राजा राम, तू ऐसा निर्भय तरण-तारण स्वामी है (कि मैं क्‍या कहँ !) . 
जब हम थे तब तुम नही थे, अब जब तुम हो तो हम नही हैं । अब हम और तुम 
ऐसे अभिन्न हो गए हैं कि (तुम्हे) देखते ही मन को (इस बात का) विश्वास हो जाता 
है। जब बुद्धि (का प्रधान्य) था तब बल किस प्रकार रह सकता था? अब बुद्धि और 
बल दोनो ही परीक्षा में नही ठहरते । कबीर कहता है कि (राजा राम ने) मेरी बुद्धि 
हरण कर ली हे। ओर जब सांसारिक बुद्धि ही बदल गई, तो मैंने सिद्धि प्राप्त कर ली है । 
७३ 
है मन, तने षद नेम कर अपनी कोठली [शरीर] को अच्छी तरह से व्यवस्थित 
किया और तुझे; उसके भीतर एक अनुपम वस्तु (आत्मा) इष्टिगत हुई। उसे तूने 
अपने ग्राणो के कंजी और ताले से अविलंब सुरक्षित किया। किंतु हे भाई मन, तू 
जागता रह। तूने बेखबर होकर अपना जन्म व्यर्थ ही खो दिया। चोर तेरा धर लूटे 
जा रहा है। दरवाजे पर पाँच पहरेदार (पंचेद्वियां) रहते हैं किंतु उनका कोई विश्वास 
नहौ है। तू जाग ओर चैतन्य-चित्त रहते हुए भी व्‌ (ब्रह्म-ज्ञान का) प्रकाश अपने हाथ 
में ले। नवीन घर [शरीर] को देखकर कामिनी (माया) भी आनंद से आत्म-विस्मृत 
हो गईं। किंतु उसे वह अनुपम वस्तु (आत्मा) नहीं मिली । कबीर कहता है कि फिर 
भी उसने नवो स्थान (शरीर के नव द्वार) तो लूट लिए कितु वह दसवे द्वार (ब्रह्म 
रंध्र) तक नहौ पहुँच सकी । उसी में आत्मा का तत्व लीन हो गया था। 
हैं. 
माई, मुझे दूसरी भाँति से न समझ लेना और न (किसी भाँति) भिन्न हो जानना। 
जिसके गुण शिव और सनक आदि गाते हैं, उसी (ब्रह्म) में मेरे प्राण निवास करते 
हैं। गुरु के द्वारा आचरित ज्ञान का प्रकाश हृदय में हे ओर मेरा ध्यान गगन-मंडल 
(अह्म-रंध्र) में है। विषय-रोग और भय के बंधन दूर हो गए और मन में वास्तविक 
घर की शांति आ गई है। (वैसी शांति जो एक विदेश से आये हुए को अपने घर 
पहुँचने पर मिलती है ।) एक ही वुद्धि और प्रेम से मैने अपने स्वामी को पूर्णरूपेण समझ 
लिया है अब किसी दूसरे को मन में लाने की आवश्यकता नही है । चंदन की सुगंधि 
से मेरा मन सुगंधित हो उठा है और त्याग से मेरा मन का सारा अभिमान घट गया 
है। जो अपने स्वामी के यश का गान और ध्यान करता है, उसके लिए ही प्रभु का 
स्थान है। और वही सोभाग्यजञाली है जो अपने मन में कर्म-की ग्रधानता का मंथन 
करता है। मैंने शक्ति और शिव को काट कर (अर्थात्‌ शाक्त और शैवों के सिद्धांतों 
का खंडन कर) अपनी आत्मा का सहज भाव! प्रकाशित किया है और एक ब्रह्म में मैं 
एक होकर लीन हो गया हूँ । कबीर कहता है कि मैंने गुरु का सत्संग प्राप्त कर 
महासुख पाया और चकित (घूमते हुए) मन को संतोष दिया। (पंक्तियों के अंत में 
न! केवल राग-पूर्ति के लिए रक्खा गया है) 


८-५ का 





परिशिष्ट २३ 


बावन अखरी 


डक 


कि जौ 


बावन अच्षर ओर तीन लोक--इन्ही स॑ समस्त स॒ठ्ि है । कितु थे अक्षर नष्ट हो 
जायेंगे क्योकि वह अक्षर (ब्रह्म) इन बावन अक्तरो मे नहीं है। जहां श्वनि ह, वही 
अक्तर 6 ओर जहा ध्वनि नही है, वहां मन का स्थिरता नहीं है । कित्‌ ब्रह्म व्वान! 
ओर अ-ध्वनि? के मध्य में हे। वह जसा है, उसे उसी हूप मे काई नही: दइखता । 
यदि तुमने अल्लाह (ईश्वर) को पा लिया तो क्या कहेंगे * (उस ब्रद्मानद मे नोन ही 
रहना होगा ।) ओर यदि कुछ कहोंगे भी तो किसका उपकार करागे / जिसका तीन 
लोक में विस्तार है वह तो बट के वीज ही मे यृक्ष्म रूप से रमणा कर रहा है । अल्लाह 
को पाने के छः भेद है, उस भेद को कुछ कुछ जन सी लिया जा सकता हैं। कितु 
यदि उस भेद को उलठ कर तुम केवल अपने मन को बेंच ले! तो उस अनंग ओर 
अछेद (जिसको विभाजित नहीं कर सकते ओर जिसका छेदन नहीं कर सकते) ब्रह्म 
को पाओंगे | तुक (मुसलमान) 'तरीकत! जानता है ओर दिदू वेद और पुराण पढ़ता 


। ये लोग अपना मन समककान के लिए थाड़ा बहुत जान पे । भन सब से 
प्रारंभ में आ! ध्वाने से परिपूण ओकार का हा जाना है । कितु (लोग) उस लिख कर 
मिटा दत है ओर उसे मानते भी नहीं है । वर्तव में जा आओ! ध्वनि के ओकार को 


देख पाते हैं उसे दखने के अनंतर फिर किसी तरह से भी उनका विनाश नहीं 

हो सकता । 

क--से (सहस्तदल) कमल में कडलिनी-किरण का प्रवेश हुआ। और सहब्लार के चंद्र 

उदय होने पर भी पंखुड़ियां संपुटित नहीं हुई' | ओर दहा जो उस सहस्र 

दुल कमल का रस (अमृत) प्राप्त हुआ उनका आनंद अकथनीय हे। उसे कह 
कर क्या समकाया जाय : 

ख--से खोड़ि (अथांत्‌ पदचक्र) की अनुभूति हुइ। ओर उन पदचक्रा को छोड़ कर 
दसों दिशाओं मे दोड़न की आवश्यकता नहों रहीं। जब जीव खसम (स्वार्मी) को 
पहिचान कर क्षमा धारण कर लता है तर्मी तो बह मुक्त आर स्वनत्र होकर 
अक्षय पद की ग्राप्ति करता है । 

ग--से गुरु के वचन की पहिचान होनी चाहिए और उस वचन के अतिरिक्त कोई 
दुसरी वात सुननी भी नहीं चाहिए। पक्षी की सा।त (किसी वस्तु का सार रूकर ) 
कही न जाय। केवल अगह (जो पकड़ा न जा सक्कि ऐसे ब्रह्म का) पकड़ कर गान 
में (क्ह्यम-रध्र या शून्य में) निवास कर । | 

ध--से वह (त्रह्म) घट घट में नित्रास करता है । अं 
से भी वह कभी घटता (कम हीता) । यदि 
जाओ तो उस घट को छोड़ कर आबद ( 
श्यकता 


न 


घट (वस्तु या गरीरी के फूटन 
उस घट के किनारे तुम लग 


प्रा 
ध्ट्‌ 
विकट रथान भें) दोइन की क्‍या आव- 


२४ संत कबीरे 


ढ--से निग्रह (आत्म-संयम) में स्नेह कर अपने संदेह का निवारण करो। किसी 
प्रकार का निषेध देखकर न भागना यही सब से बड़ा चातुर्य है । 

च--से ही यह (संसार का) बड़ा भारी चित्र बनाया गया है। इस चित्र को छोड़कर 
चित्रकारी की ओर चैतन्य बनो। यह (संसार की) उलमन तो चित्र-विचित्र 
(रंग-बिरंगी) है। इस चित्र को छोड़कर इसके चित्रकार में ही चित्त लगाओ। 

छ--यह तो छत्रपति (ईश्वर) के पास है। इसी “छ? में छुक कर और सारी आशाओं 
को छोड़ कर क्यो नही रहते १ रे मन, मैने तुझे क्षण क्षण सममाया । तूने उसे 
(ईश्वर) को छोड़कर अपने आपको क्‍यों (संसार के) बंधन में डाल दिया है ! 

ज--से यदि जीते-जी हम शरीर (की इंद्रियो) को जला दें तो यौवन के जलाने से 
उसे (ब्रह्म से मिलने की) युक्ति मिल जायगी । इस प्रकार सुलग कर जब आदमी 
जल जाता है तब कही जाकर वह उज्ज्वल ज्योति ग्राप्त करता है। 

मक-से (इस संसार से) उलक-छसुलम नही जाना चाहिए। हमेशा इससे मिकक कर 
ही रहना चाहिए क्योकि इसका कोई प्रमाण या विश्वास नही है । खीक खीम 
कर दूसरों को सममाने की क्या आवश्यकता | झगड़ा करने से कगड़ा ही हाथ 
आवेगा। 

ञ--जो तेरे शरीर के अत्यंत निकट है उसे छोड़कर दूर क्‍यों जाता है! जिस कारण 
(तूने) ससार को खोजा, वह तो निकट ही मिल गया ! 


ट--इस घट में (इंद्रियो के) बड़े भयानक घाट हैं। तू (ब्रह्म-रंधर का) दरवाज़ा खोल 
कर (सहस्तार के) महल में क्‍यों नहीं चला जाता ? उस स्थान को अठल देखकर 
तू कही वहां से टल न जा। जब तू उसी से लिपट कर रहेगा तो तू अपने घट 
(शरीर) का परिचय ग्राप्त कर लेगा । 

ठ--से समीप रहने वाला ठग (इंद्रियों का विषय) दूर हो जाता है और ठग के 
दूर होने पर कठिनता से मन में घैये आता है। जिस ठग ने सारे संसार को ठग 
कर खा लिया उस ठग को ठगने वाला मन स्थल पर आ गया। 

ड--डर उत्पन्न होता है और डर विनष्ट होता है। उसी एक डर में (दूसरा) डर समा 
कर रहता है। यदि तू एक बार डरेगा तो फिर (सदैव) तुझे डर लगेगा; 
किंतु यदि तू एक बार निंडर हुआ तो डर तेरे हृदय से (सदैव के लिए) भाग 
जायगा। 

ढ--यदि तु ढढ़ता है तो ढिय (अपने समीप ही) ढेंढ़, दूसरी जगह क्यों ढढ़ता है! 
(दूसरी जगह) ढढ़ते ढढ़ते तेरे प्राण ही ढह गए (नष्ट हो गए)। जिस समय 
सुमेरु (मेरु दंड) पर चढ़ कर तू ढंढ़ने आया तो जिसने इस गढ़ को गढ़ा है, वही 
उस गढ़ में पाया गया। 

ण--रण में सम्मुख होकर जूफने की भॉति मनुष्य को स्नेह करना चाहिए उस (अहम) 
से जो न मरता है न जीता है। ओर उसी का जन्म धन्य सममना चाहिए जो 
केवल एक (मन) को मारता है और अनेक (इंद्रियों) को यों ही छोड़ देता है। 


परिशिष्ट २९ 


(क्योकि वह सममता हे कि मन को मारने से इंद्रियां स्वय मर जायेंगी १) 
त--(त्रह्म तो) अ-तर हैं जो किसी प्रकार तरा नहीं जा सकता । उसका शरीर समस्त 


त्रिभुवन में समाया हुआ ह। यदि समस्त त्रिभुवन मन में समा जावे तो तत्व से 
तत्व मिल कर सुख प्राप्त हो सके । 


थ--( ब्रह्म) अथाह है, उसकी थाह नहीं पाई जा सकती । वह तो अथःह है कित यह 
(संसार) स्थिर नही रहता । जो थोड़े ही स्थल में (झन्य में) अपने स्थान को 
बनाना आरभ करता है वह विना ही सहारे मदिर (शरीर) को स्थिर कर लेता है । 

द--इस विनाश होने वाले ससार को देख कर उसमें, न देखें जाने वाले (ब्द्म) के 
समान ही विचार रखना चाहिए। जब दशमद्वार (ब्रह्म-रत्री में (कइलिनी की) 
कंजी दोगे तभी दयालु (ब्रह्म) का दशन कर सकागे । 

ध-अध (नीचे) ओर ऊर्ध्व (ऊपर) का निर्णय करते हुए देखोगे कि अं भाग ऊध्व 
भाग में निवास करना चाहता है । कितु यदि अध भाग के बदले ऊध्व भाग 
(मिलने के लिए) गतिशील हो तो अब भाग ओर ऊध्व भाग दोनों ही मिल जायें 
(और मिल कर एक हो जावे) तथा मुख की प्राप्ति हो । 

न--(उस ब्रह्म की ओर) रात दिन निरखते (निरीक्षण करते) ही व्यतीत होता है। 
और निरखते निरखते नेत्र लाल हो जाते हैं। जब दखन के इस अभ्यास से 
(उस ब्रह्म की) प्राप्ति हुईं तब (मेने) दश्य ओर दर्शक दोनो को एकाकार कर 
लिया । 

प--अपार (जो ब्रह्म) है उसका पार नहीं पाया गया तो (उसकी) परम ज्योति से परि- 
चय प्राप्त किया गया । जब पांचों इद्वियों का निग्रह किया गया तो पाप ओर 
पुराय दोनों से निस्तार या छुटकारा मिल गया । 

फ--बिना फूल के फल (पट चक्र) होत हैं, उसके फंको (खडो) को जो कोई दख ले 
तो उस पर विचार करते ही (संसार की) घाटी में नही पड़ना पड़ता ओर उस 
फल के खंड-खड सारे शरीर को खड-खंड कर दत है | (शारोरिक वासनाएँ 
न४-श्रष्ट हो जाती हैं ।) 

ब--जब त्रह्म-विदु उस महाविदु (ब्रह्म) से मिलाय' तो दोनों विदुओ के मिलने से 
कभी वियोग की अवस्था आ ही नही सकी । जो सच्चा बदा (सेवक) है उसे इश्वर 
की बंदना ही अहण करनी चाहिए ओर स्वयं बदक (बंधन करनवाला या बाधन 
वाला) होकर बंधन की वास्तविकता का अनुभव करना चाहिए। 

भ--अब मैन जीवन का (भेद) रहस्य उस (ईश्वरीय) रहस्य से मिला दिया हू इस 
लिए भय का नाश होकर मेरे हृदय में भरोसा (विश्वास) आ गया हैं । जो बाह्य 
था वही अंतरंग हो गया और रहस्य के प्रकट होने से मेने उस भृषति (ससार 
के स्वामी) को पहचान लिया । 

म--(संसार के) मूल को ग्रहण करने से ही मन को सतोपष होता ह और जो वास्तव 
में मर्मी (रहस्य को जानने वाला) होता ह वही मन को जान सकता हैं। मिलते 


२६ संत कबोर 


हुए मन के मिलने में कोई देर न लगावे। अंत में (मन के मिलने पर) लीन 
होने में वह (सच्चे) सुख को प्राप्त करेगा। (वास्तव में) मन से ही मनुष्य का 
काम है, उसी मन के साधने से सिद्धि होगी । अपने मन में कबीर मन से ही कहते 
हैं कि मन-सी उसे और कोई वस्तु नहीं मिली । यही मन शक्ति है और यही 
मन शिव है। यही मन पंच तत्व का जीवात्मा है। इसी मन को लेकर जो 
“उन्मन! (हृठयोग की एकाग्रता में) रहता है, वह तीनों लोकों का रहस्य प्रकट 
कर सकता है । 

य--को यदि तू जानता है तो दुबु द्धि को नष्ट कर अपने शरीर रूपी गाँव ही में निवास 
कर । ओर (संसार से) युद्ध में प्रदत्त होकर कभी पीठ सत दिखला, तभी तेरा 
नाम 'शूर? होगा। 

र--जिसने (संसार के) रस को नौरस रूप में समझा उसी ने (नीरस) बवीतरागी 
होकर वास्तविक (त्रह्मानंद के) रस को पहिचाना | इस (ससार के )रस को 
छोड़ने से वह (ब्रह्मानंद का) रस प्राप्त हो जाता है। उस रस के पीने से इस 
(ससार) का रस कभी पसंद नहीं आ सकता । 

ल- से मन में इस प्रकार की लव (चाह) लाना चाहिए जिससे अन्य किमी वस्तु से 
आकर्षित न होकर या अन्य किसी स्थान में न जाकर अत्यंत सुख प्राप्त हो। 
यदि इस प्रकार की वहां (ब्रह्म में) प्रेम की लौ लगाई जायगी तो तुम अल्लाह 
को प्राप्त कर शोंगे ओर अल्लाह को प्राप्त कर उसके चरणों में लीन हो जाओगे । 

व--से बार बार विष्णु (ब्रह्म) की सेवा करो। विष्णु की सेवा करते हुए (तुम कमी 
न थकोगे या) तुम्हें कमी पराजय न मिल्लेगा। मै उनको बार बार बलि जाता हूँ 
जो विष्णु संबंधी यश-गान करते है। विष्णु (ब्रह्म) की प्राप्ति होने पर सभी 
प्रकार का सुख प्राप्त होगा । 

“व? से उसी (ब्रह्म) को जानना चाहिए । उसी के जानने से यह शरीर (सफल) 
होगा। जब यह (शरीर) और वह (त्रह्म) मिलेगा तो इन दोनो को मिलते हुए 
कोई भी न जान सकेगा । 

स--(श) से तुम्हें ठीक तरह से खोज करनी चाहिए और तुम शरीर ओरे ब्रह्म-परिचय 
के बीच की अवस्था में निरोध करो ! यदि शरोर ओर ब्रह्म-परिचय इन दोनो 
का भाव उत्पन्न हो गया तो (तुम्हारे शरीर में) त्रिभुवन-पति संपूर्ण रूप से व्याप्त 
हो जायगा । 

ख--(ष) जो कोई उस ब्रह्म की खोज में (पूर्णतः) लग जाता है वह उसी खोज में 
(लीन हो जाता है) और फिर उसका जन्म नहीं होता। जो सममते-बूमते 
हुए उसकी खोज पर विचार करता है उसे संसार-सागर पार करते हुए देर 
नही लगेगी। ४ 

स--जो उस ब्रह्म की सेज अपनी सेज के साथ सुसजित करता है। वही वास्तव में 
(इस संसार के) संदेह का निवारण करता है। वह (संसार के) क्षणिक सुखो को 


परिशिष्ट २७ 


छोड़ कर (ब्रह्म का) परम सुख प्राप्त करता है ओर तब इस आत्मा रूपी खत्री का 
ब्रह्म) स्वामी कहलाता है । 

दे--(वह ब्रह्म इस ससार में) अनेक रुपो मे (प्रकट) होता है कितु उसे (प्रकट) होते 
हुए कोई नहीं जानता । जब उसे (प्रकट) होते हुए (देख सको) तभी मन को संतोष 
होता है। इस प्रकार वह (ब्रह्म संसार में) तो है कितु यदि उसे इस (प्रकट होते 
हुए) रूप सें कोई दख सके तब ससार में केवल वही होगा (उसी की सत्ता 
रहेगी ।) और यह (मनुष्य) कुछ न होगा । 

ल--(ल) इस समार में “लव? लव? (चाह) करते हुए सब लोग फिरते है । इसीलिए 
उन्हें बहुत दुःख सहन करना पडता है। कितु जो लक्ष्मीपति (विष्णु बा ब्रह्म) 
से अपनी लव लगाते है उनका सारा दु.ख मिट जाता है ओर ते सब प्रकार का 
सुख प्राप्त करते 

ख-(ज्ष) (इस संसार में) कितने लोग (यो ही) नष्ट और समाप्त हले चले गए कितु 
वे न४ ओर समाम होते हुए भी नहीं चेते। (उनकी आँखे नहीं खुली ।। अब यदि 
तेरे मन में आबे तो इस संसार को पहिचान और जिस स्थान से (ब्रद्य से) तेरा 
वियोंग हुआ है, वही स्थिर रह । तने इस प्रकार बावन अज्नर जोड़ कर बनाये 
कितु त इनमे से एक अक्तर भी नहीं पहिचान सका | कबीर तो केदल सत्य का 
शब्द कहता है । यदि (कोई) पडित हो तो (उस अब्द कोसमक्क कर भय रहित 
(ससार मे) रहे । पडित ओर ज्ञानवान लोगों का यह व्यवद्वार होता है कि वे 

तत्व का विचार करे । फिर जिसके हृदय में जेसी बुद्धि होगी, कबीर कहता है, 
वह उसी प्रकार जानेगा । 


हैं कित कबीर कहता है कि इनका वार-पार 
सि रहस्य को देख पाने है वे स्वय 


पद्रह तिथियां और सात दिन होते 

नहीं | (य अपरपार है ।) जो साधक अ'र 

कर्ता और देवता हो जाते # 

थिती । अमाव्रन में अपनी आशा का निंदारण करना चाहिए ओर अंतयांगी राम 
की सेठा करनी चाहिए। जीने जी मेज्ष-द्वार पर जाओ आर अपनी आत्मा के 
सार ओर शब्द-तत्व का अनुभव करों। में गोविंद के चरण-कमले के रंग में 
रंग गया। महात्माओं के प्रसाद से मेरे मन (के समस्त भाव) निमल हो गए 
ओर हरि के कीत॑न में में प्रतिदिन जागता रहा । 

परिवा--(प्रतिपदा के दिन) प्रियतम (ग्र८ु) का विचार करो। (देखोंगे कि) घट (शरौर) 
में अपार अघट (निराकार प्रभु) क्री करेंगा। काल (मृत्यु) की कल्पना उसे 
कभी नही खा सकेगी और वह आदि पुरुष में लीन होकर रहेगा ! 


श्८ संत कबीर 


द्वितीया--की (साधक) अपने अंगों का सार खीचना जाने और माया और ब्ह्न के 
साथ समान रूप से रमण करे । (परिणाम-स्वरूप) वह साधक न तो (अपने हप 
में) बढ़ेगा और न घटेगा । वह कुल-रहित और माया-रहित निरंजन से समझ 
होकर रहेगा । 

तृतीया--को तीनो ग्रुण (सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण) को समान हुप से 
स्थिर कर ले। (फलतः) वह आनंद का मूल परम पद प्राप्त करेगा। साधु- 
संगति से उसके हृदय में विश्वास उत्पन्न होगा और उसे आंतरिक और बाह्य 
प्रकाश मिल्लेगा । 

चतुर्थी --कों चंचल मन को पकड़ो और काम, क्रोध के साथ कभी न बहो । जल और 
थल में तुम अपने आपको देखोंगे ओर अपने मन में स्वयं अपना जाप करोगे। 

पंचमी--को पंच तत्वों के विस्तार में कनक ओर कामिनी दोनों का व्यवहार देखो। 
(इन्हें देखकर) जो पवित्र' प्रेमा-सुधा का रस पान करता है उसे बृद्धावस्था और . 
मरण का दुःख नही होता । 


पष्ठी--को (साधक) छः चक्रों की छहों दिशाओं में दोड़ता है किंतु बिना (उन चक्कों के) 
परिचय के वह स्थिर नही रहता । यदि तुम द्विविधा को मिठाकर क्षमा को पकड़े 
रहो तो कर्म और धर्म की पीड़ा न सहोगे । 

सप्तमी--को अपनी वाणी को पवित्र बनाना जानो और आत्म-बह्म को प्रमाण हप पे 
मानो । इससे समस्त संशय छूट जायगा और दुःख का नाश होगा । तुम (न्न- 
रंप्र के) शून्य-सरोवर में (ब्रह्मानद का) खुख पाओगे । 

अध्मी--अश्धातु से बना हुआ यह जो शरीर है उसमें परम ऐश्वर्यवान कुल-हित 
निरंजन ब्रह्म है। गुरु से पहुँचा हुआ ज्ञान यह भेद बतलाता है कि यदि इस 
काया में (साधक) उल्टा रहै अर्थात्‌ अपनी बहिमु खी इंद्वियों को अंतमु खी कर 
ले तो वह अभंग और अछेद (जो भंग न किया जा सके और जिसके टुकड़े न 
किए जा सके) हो जायगा। 

नवमी--को नवो द्वारों की साधना करनी चाहिए ओर चंचल मनोदइत्तियों को बंधन में 
रखना चाहिए। लोभ, मोह और अन्‍य विकारों को भूल जाना चाहिए ओर युग 
युगान्तर जीते हुए अमर (ज्ञान का) फल खाना चाहिए । 

दशमी--भूम छूटने पर जब गोविद से मिलाप होगा तो दसों दिशाओं में आनंद छा 
जायगा। वह गोविंद ज्योति-स्वरूप है और उपमा रहित तत्त्व है। वह 'मल' 
और “अमल! से परे है। (न उसके समीप) छाया है, न धूप है। 

एकादशी--को एक ही दिशा में प्रधावित होना चाहिए। उससे शरीर-जन्म का संकट 
फिर न आने पावेगा। (फलतः) शरीर शीतल और निर्मल हो जाता है और दूर 
बतलाया गया (प्रभु) समीप पाया जा सकता है। 

द्वादशी--को (शून्य में) बारह सूर्य उद्ति होते हैं और रात दित अनाहइत नाद का 
तू (मंगलमय बाजा) बजने लगता है। उस समय तीनो लोकों का स्वामी इश्गित 


परिशिष्ट रे है 


सब ओऔ ही 4. के 
लि 


होता हैं ओर फिर आश्चर्य की बात यह होती ह कि जीव स्वयं शिव (ब्रह्म) बन 
जाता हे | 

त्रियोदशी --को अगम (त्रह्म) के यश-गान मे प्रद्नन हो जाओं। अध ओर ऊध्व के 
बीच में उस एक रूप से (सम) पहिचानना चाहिए । न वह नीचा है, न ऊँचा; न 
बह मानी है, न अमानी । इस प्रकार राम समान रूप से सब कही व्यापक है । 

चतुर्दशी--को (देखो कि) मुरारि (अह्म) चोदह लोकों के मध्य रोम रोम में निवास 
करते हैं। समत्त्व ओर संतोष का ध्यान धरो ओर इस प्रकार ब्रह्म-ज्ञान को एकत्र' 
कर (नथनी कर) कहना चाहिए। 

पूर्णिमा--में पूर्ण चद्र आकाश में शोमित होता हैं। उसकी कलाओं का विकास होता 
हैं ओर सहज प्रकाश फैल जाता है । कबीर कहता है कि आदि ओर अंत के मध्य 
में स्थिर होकर रहना चाहिए तभी (साथक) सुख-सागर में लीन ह।ता है। 


वार 


्ऊ 


रोज़ रोज़ (या बारंबार) हरि के गुण गाओ ओर गुरु से श्राप्त किये गए रहस्य 

से हरि को प्राप्त करो । 

आदित्य--(रविवार) को भक्ति का आरंभ करो ओर शरीर रूपी मंदिर को संकल्प के 
स्तंभ से सहारा दो । यद्यपि (वजन में) रात-दिन अखंड (सर्गीत) म्वर हृदय में 
प्रवेश करता रहे तथापि वायु का अनाहत वेखु सहज में (मानस की स्वाभाविक 
ओर अंतरंग प्रददनि में) अवश्य होता रहे । 

सोमवार--को (सहसखार के) चद्र से अम्दत का स्राव होना चाहिए जिसके स्वाद-मात्र 
से (मूलाधार चक्र का) समस्त विष नष्ट हो जाता हैं । जब (मुख) द्वार में वाणी 
रुकी रहेगी तभी मन उस अम्त को पीकर मतवाला बना रहेगा । 

मंगलवार--को माहित्र ऋचा का जाप करें । पांच (इद्विय रूपी) चोरों (कों वॉधने) की 
रीति सम के | अपना घर छोड़ कर वाहर न जाय, नहीं तो राजा (राम) रुध् हो 
जायगा। 

बुधवार--कों अपनी इस बुद्धि का प्रकाश करना चाहिए कि हृदय स्थित कमल 
(विशुद्ध चक्र) में हरि का निवास हैं। उस दरि में शुरु को मिलः कर दोनीं को 
समान भाव से जानना चाहिए। ओर ऊर्ध्व पंकन (सहखदल कमल) को सीधा 
करना चाहिए। (उसके रंध्र-द्वार को कंडलिनी से खोल कर सीधे अन्त की धार 
को शरीर में गिराना चाहिए ।) 

बृहस्पतिवार--को अपने शरीर से (इद्वियों का) विप दूर बहा देना चाहिए ओर तीनों 
देवताओं (ब्रह्मा, विप्णु और महेश) को एक साथ ज़द्य) के रूप में लाना चाहिए। 
बिना यह समझे और बिना इंद्रियों का विष दूर बहाये त्रिकुटी में (भृकुटी का मध्य 

० 


३० संत कबीर 


स्थान जहाँ आज्ञा चक्र है) तीनों नदियाँ (इडा, पिगला और सुषुम्णा) मिल कर 
भी हृदय का कल्मष (पाप) नही धो सकती । 

शुक्रवार-के सहारे (अथवा सुकृत करने वाले सात्विक जनों के सहारे) इस जत पर 
आरूढ़ होना चाहिए और श्रति दिन अपने-आप से (अपनी कलुष भावनाओं से) 
युद्ध करना चाहिए । पाँचो इंद्रियो को (प्रभु के अनुराग से) सदैव सुर्त्र (अरुण) 
रखना चाहिए तभी (प्रभु को ओर आकषित दृष्टि के अतिरिक्त) दूसरी दृष्टि कभी 
शरीर के भीतर प्रवेश न करेगी । 

थावर--(शनिवार या शनीचर जो चर न हो अथवा शीघ्रगामी न हो, इसलिए शनि 
को “मंद? नाम दिया गया है ।) को जो अपना (हृदय) स्थिर करके रखता है 
वह अपने शरीर में ज्योति के दीपाघधार को प्रज्वलित करता है। उससे शरीर के 
बाहर और भीतर प्रकाश हो जाता है ओर फल-स्वरूप सभी कर्मों का नाश होता 
है। जब तक शरीर में (ब्रह्म-ज्ञान के अतिरिक्त) दूसरी टेक है तब तक इस 
(शरीर रूपी) महल से कोई लाभ नही। राम में रमण करते हुए जब उसका 
रंग लग जाता है तभी, कबीर कहता है, अंग निर्मल होते हैं । 


रागु आसा 
१ 


श्री गुरु के चरणों का स्पर्श करके में विनय करता हूँ ओर पूछता हूँ कि मैंने यह 
प्राण क्‍यों पाये हैं ? यह जीव संसार में क्‍यों उत्पन्न और नष्ट होता है १ कृपा 
कर मुझे समझा कर कहिए। हे देव, दया करके मुझे; सन्‍्मा्ग पर लगाइए जिससे भय 
का बंधन दृट जाय और (मैं) जन्म-मरण के दुःख से, फिर कर्म के (मिथ्या) खुख 
से और जीव की योनियों से छूट जाऊँ । मेरा मन माया-पाश के बंधन को नष्ट 
नहीं करता और शून्य को पाने की चेथ्ा नही करता । अपने आत्म-पद निवांण को 
नहीं पहिचानता और इस प्रकार ढीठ होने से नहीं चूकता । उससे जो कुछ भी कहा 
जाता है, वह प्रतिफलित नहीं होता और यदि प्रतिफलित होता भी है तो वह उसको 
जानता नही है, इस प्रकार भाव और अभाव दोनों से रहित है। उदय (उत्पन्न 
होने) और अस्त (नष्ट होने) की बुद्धि मन से नष्ट हो गई है फिर भी वह (मन) सदैव 
अपनी स्वाभाविक (कलुषित) मनोद्त्तियों में लीन रहता है। (आपकी कृपा से) जब 
प्रतिविब (जीवात्मा) विंब (परमात्मा) में मिल जायगा और यह जल से भरा हुआ 
घड़ा (शरीर) नथ्ट होगा तब, कबीर कहता है, (तुम्हारे) ऐसे गुण से श्रम भाग 
जायगा और तभी मन शून्य में लीन हो जायगा । 

२ 


(बनारस के संतों का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं--) साढ़े तीन-तीन गज़ को 
धोती पहने हुए,पैरों में तिहरे तागे लपेटे हुए, गले में जपमाला डाले हुए और हाथ में 


परिशिष्ट ३१ 


सोटे लिए हुए इन कम्बड़्तों को हरि के सत नहीं कहना चाहिये । ये लोग तो बनारस 
के ठग है। मुझे ऐसे संत अच्छे नही लगते जो टोकरे भर-भर के पेड़ा गठक जाते 
हैं। बतन मॉज कर ऊपर खाना खाते ह (कि कही किसी की भोजन पर छाया न पड़ 
जाय) ऑर लकड़ी धो कर जलाते है। प्रथ्वी को खोद कर दो चून्हे बनाते दे ओर 
फिर सब आदमी मिल कर खाते हैं। वे पापी (अपराध करके) अपराधी बने हुए 
सदा (यहाँ से वहाँ) घूमत रहते है ओर मुख से ही वे एक दूसरे को अछूत कहते 
(अर्थात्‌ किसी का मुख ही देखकर व छूत मान लेते है ओर स्नान करते हैं।) इस प्रकार 
वे अभिमानी हमेशा फिरते रहते है और अपने सारे कुद्ध व को (अपने साथ ही पाप 
में) इवाते है। वे जहाँ से (द्रव्य आदि) लाते है, वह (उसी प्रकार से वही या वसे ही 
कामों में) नथ्टठ हो जाता हँ ओर वे उसीके अनुसार कम भी करते फिरते हें। कबीर 
कहता हे, (बनारस के इन सतो को छोड़कर) जो सतगुरु से मेट करता ह बह फिर 
जन्म लेन के लिए (ससार में) नही आता । 
र३े 

मरे पिता ने मुझे आश्वासन दिया। मुझे सुखदायक सेज दी ऑर मुख में 
अम्गत (के समान भोजन) दिया। उस पिता को में अपने मन से केसे भुला दूँ ! मे न 
(इस मयांदा के) आगे जाऊँगा और न अपनी बाजी हार्रूगा । (न जीवन में असफल 
होऊँगा।) मरी माता मर गई कितु में फिर भी सुखी हूँ। में दगली (मोटे वन्न 
की अंगरखी) भी नहीं पहनता फिर भी मुझे; पाला (ठंड) नहीं लगता। (अथांत्‌ 
पिता के दुलार ने माँ के अभाव की पूर्ति कर दी है।) में उस पिता की बलि जाता 
हूँ जिनसे में उत्पन्न हुआ हूँ । उन्होने पंच (इंद्रियों) से मेरा साथ छुड्डा दिया हैं । अब 
मैने पंच (इंद्रियों के विष) को मार कर पैरों के नीचे दबा दिया हैं ओर हरि-स्मरण 
ही में मेरा तन और सन भीन रहा हैं। हमारा पिता बहुत बड़ा गोसांई (अतीत या 
जितेंद्रिय) ह। में (पापी) उस पिता के पास क्‍यों कर (किस भ्रकार) जार्ऊँ ! यदि मुझे 
सतगुरु मिल जायें तो वे मेरा पथ-प्रद्शन कर देंगे विधप रूप से जब जगत-पिता 
मेरे मन को अच्छे लगने लगे है। (हे पिता) में तुम्हारा पुत्र हैँ और तुम मरे पिता 
हो | एक ही स्थान पर हम दोनों निवास करते है । कितु सेवक कबीर ने तो दोनों को 
(अपने को ओर पिता को) एक ही समझ रक्‍्खा है क्योकि गुरु के प्रमाद से मुझे 
सब कुछ ठीक तरह से दीखने लगा है । 


है. 


(यह माया का वर्णन हैं ।) एक पात्र या पत्तल भर खाने के ठुकड़े (उरकट-कुरकट ) 
और एक पात्र' भर पानी हैं । उसे खाने के लिए चारों ओर से पच जोगी बैठे है और 
बीच में एक नकटी रानी है । (तात्पय यह कि केवल एक शरोर हूँ ओर उसका उप- 
भोग करने के लिए पॉच इंद्रियोँ है ओर बीच में माया ६ ।) वाह (हर ) इस नकटा का 
नीखरा बहुत बढ़ यया है ! किसी विवेकी (ज्ञानवान) को तो तूने नही काटा $ इस नकटी 


३२ संत कबीर 


(मर्यादा-हीन) माया का निवास सभी स्थानों में है और इसने सभों का शिकार (अहेर) 
कर मार डाल। है। यह (माया) सब संसार की बहन और भांजी बन कर बैठी है 
(जिसके सभी लोग पैर पड़ते है ।) किंतु जिन लोगो ने इसे वरण करके ज्नी बना लिया 
है उनकी यह दासी हो गई है । हमारा स्वामी (गुरु) बहुत विवेंक-पूर्ण है और स्वयं 
संत-रूप से असिद्ध है। वही हमारे माथे पर स्थित है। (अथांत्‌ रक्षक है ।) हमारे 
निकट (उसे छोड़ कर) और कोई नहीं आ सकता । (मेरे गुरु ने उस माया की) नाक 
काट ली, कान काट लिए और उसे न४-भ्रष्ट करके डाल दिया है। कबीर कहता है, 
यह तीनों लोको की प्रियतमा (माया) संतों की परम शत्रु है। 


है 


योगी, यती, तपस्या करने वाले और संन्‍्यासी अनेक तीथों में भ्रमण करते हैं। 
वे लुंजित (लंचित--जिनके शरीर के केश उखाड़ लिए गए हैं।) अथवा मंजित (मंज 
की मेखला पहने हुए हैं।) या मौन होकर जटा रखाए हुए हैं किंतु (इतना सब होते हुए 
भी) अंत में उन्हें मरना पड़ता है। इसलिए (केवल) राम की सेवा करनी चाहिए । 
जिसकी जिह् में राम-नाम का प्रेम है उसका यभ क्या कर सकता है? जो लोग शाख्र, 
वेद, ज्योतिष ओर अधिक से अधिक व्याकरण जानते हैं, और जो लोग तंत्र, मंत्र 
ओर सभी ओपषधियाँ पहिचानते हैं, उन्हें भी अंत में मरना पड़ता है। जिन लोगों 
को राज्य का उपभोग ग्राप्त है; छत्र, सिहासन और अनेक संदर स्त्रियों का संग सुलभ 
है और पान, कपूर और सुगंधित चंदन उपलब्ध है, उन्हें भी अंत में मरना पढ़ता 
है। मैंने वेद, पुराण और सभी स्मघतियाँ खोज डालीं, किसी के द्वारा भी उद्धार 
नहीं हो सकता इसलिए कबीर कहता है, केवल इस राम का जाप करो जिससे 
तुम अपना जन्म और मरण मिटा सको । 


६ 


हाथी रवाब बजाता है, बैल पखावज और कौआ ताल (या करताल) बजाता है। 
गधा लंबा वस्ध॒ पहन कर नाचता है और भेंसा भक्ति करता है। राजा राम ने ककड़ी 
के बड़े पकाये हैं। किन्हीं (वास्तव में) सममभने वाले ने उन्हें खाए हैं। सिह घर में बैठ 
कर पान लगा रहा है, घीस (बड़ा चूहा) उन पानो की गिलौरियाँ ला रहा है । चूहे का 
बच्चा घर घर में मंगल गा रहा है ओर कछुवा शंख बजा रहा है । यह सब उत्सव 
इसलिए हो रहा हे कि उच्च कुलोड्भव पुत्र (जीवात्मा) विवाह करने के लिए चला ञआा 
रहा है ओर उसके लिए सोने का मंडप (शरीर) छाया गया है। वेदी पर परम 
सुंदर कन्या (माया) है जिसका गुणा खरगोश और सिह गा रहे हैं । कबीर कहता है 
कि ऐ संतो, सुनो (यह आश्चर्य की बात है कि) कीड़े ने पंत खा लिया है ओर कछुआ 
कहता है कि (इस विवाह में) अंगार भी चंचल हो रहा है और उलृकी आध्यात्मिक 
उपदेश सुना रही है। [टिप्पणी--जीवों का यह रूपक कबीर के रूपक-रहस्य की 
विशेषता है। जीवात्मा और माया का विवाह होने पर इंद्वियाँ उत्सव मनाने लगती 


परिशिष्ट ३३ 


हैं । हाथी, बैल, कोआ, गधा और भेंसा ये कर्मेन्द्रियों के हप में हैं और सिह, धूस, 
चूहा, कछुआ ओर शशक ये ज्ञानन्द्रियों के रूप में है। यहाँ जिस क्रिया-कलाप का 
वर्णन विवाह से सबध रखता हैं । "कीड़े ने पवत खा लिया? का तात्पर्य 

ने आत्मा को निगल लिया, अगार भी चंचल हो गया? का तात्पय ह- आध्यात्मिक 
अनुराग ससार के विषयों की ओर आक्ृष्ट हो गया ओर “उलूकी आध्यात्मिक उपदेश 
सुना रही ह? का तात्पय ह--अन्नता धार्मिक स्वांग नर रही है। 'ककड़ी के बड़े! का 
तात्पर्य ह-सचा ज्ञान । अंतिम पक्ति का पाठ होना चाहिए : 'कछआ कह अंगार भि 
लोर उलूकी सबदु सुनाइआ? ।] 


हि 


बद़वा तो एक (शरीर) हे जिसमें बहत्तर (नाड़ियों की) अ'धारियां (लकड़ी की 
टेबकी जिसका सहारा लेकर साधू जन बैठते है।) है और जिसका एक ही (त्रद्य- 
रंध्र) द्वार (या मुंह) है । ऐसे बढुवे के साथ जो नो खंड की पृथ्वी (समस्त प्र॒थ्वी)माग 
लेता (अधिकार कर लेता) ह, वही सारे संसार में (सच्चा) योगी है। ऐसा योगी नवो 
निधि प्राप्त करता ह जो नीच (मूलाधार चक्र) का ब्रह्म ऊपर (सहत्नदल) में ले जाता 
ह। ऐसा योगी ध्यान ही को सुई बनाकर, उसमें शब्द का तागा भाँज कर डालता 
ओर ज्ञान रपी खिथे (वस्त्र) को सीता है। वह पंच तत्व का तिलक करता ६ ओर 
गुरु के दिखलाए हुए माग पर चलता हे । वह दया की फावड़ी (से जमीन साफ़ - 

) काया की धूनी (बनाता हे) ओर उसमें अपनी (ज्ञान) दृष्टि की आग जलाता 

उस (ब्रह्म) का भात्र हृदय के भीतर सेकर चारों युगो का त्राटक लगाता है।इस 
शरीर में जिसने ग्राण दिए है उस राम का नाम ही सब योग की सामझी हे । कबीर 
कहता है, जो उस राम की कृपा धारण करता है वही सच्चा निशाना लगा सकता 
है। (सच्चा योग कर सकता है।) 


कुण्क 
्ण्कु 


हिंद ओर मुसलनान ये (अलग अलग) कहाँ से आए १ और किसने चह (घर्म) पथ 
चलाया : ऐ मूर्ख, अपने हृदय मे विचार कर कि बहिश्त और दोज़ख किसने पाई : 
ऐ क्ाज़ी, तून किस कुरान का उपदरश दिया हैं £ तन पढ़त-सुनत हुए सब लोगा का 
(भुलावा द दे कर) इस प्रकार नष्ट किया कि किसी को अपने (विन'श् का) पता ही 
नहीं चल पाया। यदि तू शक्ति से स्नेह कर (अथात्‌ हिसा पूृवक) सुन्नत करता ह तो मे 
इसे स्वीकार नहीं करूँगा | यदि खदा मुझे मुसलमान बनायेगा तो मरों सुन्नत आप से 
आप हो जायगी । और यदि सुज्नत करने से ही कोई मुसलमान होता द तो ख्री का 
क्या करेगा १ (उसकी सुन्नति तो हो ही नहीं सकती ।) अधागिनी ख्री तो छोड़ी भी 
नही जा सकती, इसलिए हिंदू ही रहना उजित है। (ऐ क़ाजी ) त्‌ कुरान का पढ़ना 
छोड़ । अरे पागल, तृ राम का भजन कर । तु बहुत अत्याचार कर रहा हैँ । कबार न 
तो राम की टेक ही पकड़ी है। मुसलमान लोग (समका समझा कर) थक-पच्र गए 


३४ संत कबीर 


€ 
जब तक दिए के मुख में बत्ती ओर तेल है (अर्थात्‌ जीवन हैं) तब तक सब कु 
दिखलाई पड़ता है। जैसे ही तेल जल जाता है वैसे ही बत्ती (जलने से) रुक जाती 
है और सारा महल (शरीर) सूना हो जाता है। (फिर तो) ऐ पागल, तुझे एक घड़ी भी 
कोई नहीं रखता ! इसलिए तू उसी राम-नाम का जाप कर । कह, तू किसकी माता है 
किसका पिता है और किस पुरुष की ख््री है! जब तेरा शरीर नष्ट होता है तो कोई बात. 
ही नही पूछता । 'निकालो? “निकालो? (का शब्द) ही होता है । जब तेरे बधु-बांधव 
तेरी अरथी ले जाते हैं तो देहली पर बैठ कर माता रोती है और बाल बिखराए हुए 
ञ्री रोती है कितु यह जीवात्मा अकेला ही जाता है। कबीर कहता है, हे संतो, 
सुनो । इस भवसागर में रहते हुए, मुक सेवक के प्रति अत्याचार हो रहा है और हे 
गुसाँई, मेरे सिर पर से यम नही हटता । (या झत्यु नहीं टलती ।) 
१० 
सनक ओर सनंदन ने उसका अंत नही पाया । ब्रह्मा ने भी वेद पढ़-पढ़कर अपना 
जन्म गंवा दिया। इसलिए हे भाई, यदि हरि की खोज करनी है (अथवा उसके रहस्य 
का मंथन करना है) तो इस प्रकार मंथन करो कि हाथ से उसका तत्व न जाने पावे। 
(इस मंथन के लिए कही बाहर जाने की आवश्यकता नही है।) इसके लिए शरीर हो 
की मठकी करनी चाहिए और मन ही में मंथन होना चाहिए। इस मटकी में शब्द 
का रस ही सुसजित करना (भरना) चाहिए । यदि मन के (सात्विक) विचारों से हरि- 
मंथन किया जायगा तो गुरु की कृपा से अम्गत की धारा ग्राप्त होगी। कबीर कहता है, 
जो धामिक आचार्य निडर होकर इस प्रकार (मंथन का) कार्य करता है वह राम-नाम 
के सहारे इस भव-सागर के पार उतर जाता है। 
११ 
(जीवन की) बत्ती सूख गई और तेल समाप्त हो गया। (साँस का) बाजा नहीं 
बज रहा है। (जीवात्मा रूपी) नठ जो सो गया है |! अग्नि बुक गई और घधुआँ भी 
नही निकला । जीवात्मा एक परमात्मा में रम गया, अब कोई दूसरी वस्तु ही नही रह 
गई । तार के टूटने पर रबाब नही बजता । उस (परमात्मा) को भूल कर (जीवात्मा 
ने) अपना ही काम बिगाड़ा। (संसार का) कथन करना, बोलना, कहना ओर कहलाना 
वास्तविक हूप में मिथ्या समझते हुए भी (उस ईश्वर का गुण ) गाना भूल गया ! 
कबीर कहता है, जो अपनी पंच (इंद्वियो) को चूर कर लेते हैं;। उनसे परम पद दूर 
नही रह जाता । 
१२ 
पुत्र जितने अपराध करता है; उतने माता अपने हृदय में' नही रखती। है राम, 
में तेरा बालक हूँ | मेरे अवगुणों का नाश क्यों नहीं करता १ यदि (बालक) अत्यंत 
क्रोध कर (उस पर) दोड़ता भी है तो माता उसे अपने चित्त में स्थान नहीं देती। 
चिता के आवर्त्त में मेरा मन पड़ गया है। बिना (ईश्वर के) नाम के मैं कैसे पार उत- 


प्रिशिष्ट ३४ 


रूँगा ! (हे राम) मेरे शरीर में सदेव पवित्र मति दो जिससे सुख के साथ स्वाभाविक 
हूप से कबीर तुम में रमण करे। 
१३ 
हमारी हज तो गोमती के किनारे 6 जहां हमारा पीतांबर गुरु निवास करता 
वाह वाह, वह कितना अच्छा गाता है * (उसके द्वारा लिया गया) हरि का नाम मेरे 
मन को अच्छा लगता है। उसकी सेवा नारद और शारदा द्वारा होती है ओर उसके 
समीप ही उसकी स्त्री कमला दासी वन कर बैठती है। में अपने कंठ मे माला ओर 
जिह्दा में राम का नाम हजार बार लेकर उसे प्रणाम करता हूँ । कबीर कहता है, में 
राम के गुण गाता हूँ ओर हिंदू ओर मुसलमान दोनों को सम काता हूँ (कि दोनों का 
इेश्वर एक ही हे ।) 
१४ 
मालिनी (पूजा के लिए फूल) पत्ती तोड़ती ह, कितु (यह नहीं जानती) कि पत्ती 
पत्ती में जीवात्मा द। अ्रत्युत जिस पत्थर (की मूति) के लिय बह पत्ती तोडती है वही 
पत्थर (की मूर्ति) नि्जीव है । मालिनी यह भूल गई हू कि सतगुरु देव जागता है (जे 
उसे उसका दोप दिखला सकता हू ।) पत्ती में ब्रह्मा €, डाल में विष्णु ह आर फूल में 
शकर देवता है । जब यह (मालिनी) प्रत्यक्ष रूप से इन तीनों देवताओं को तोड़ती हैं 
तो सेवा किसकी करती हू “ (मूनिकार ने) पत्थर को गढ़ कर मृति बनाई। उसकी 
छाती पर पर रख कर (उसका निर्माण किया ।) यदि यह मूर्ति सत्य ह तो पहले 
(उसे) मूति गढ़ने वाले को खाना चाहिये। भात, दाल, लपसी ओर रचेदार पंजीरी तो 
भोग लगाने वाले ने उड़ा डाली, इस मूति के मुंह मे केवल धूल ही पढ़ी । (इस मूति 
का फिट्ट मेंह !) कबीर कहता है कि मालिनी भूल गई ओर उसके साथ सारा संसार 
मुलाबे में पड़ गया केवल में नही भूला ! मरे स्वामी राम ओर हरि ने कृपा कर मरी 
रक्षा कर ली । 
! हे 
(मेरी आयु के) बारह वर्ष बाल्यावस्था ही में कट गए । बीस वर्ष तक किसी प्रकार 
का तप नहीं किया । तीस वर्ष तक किसी देवता की पूजा नहीं की फिर वृद्ध होने पर 
केवल पछुताना ही (हाथ) रह गया। मिरी-मरी? करत ही सारा जन्म व्यतीत हो गया 
इस (शरीर रूपी) सागर का शोपण करके (काल) सप॑ बलवान हो गया । त्‌ सूख हुए 
सरोवर (शरीर) की मेड़ बॉथ रहा है, काट हुए खेत की रक्षा कर रहा हे । चोर 
(काल) आया ओर तुरंत ही (चोरी करके) ले गया ओर तू “मरी” कहता हुआ मूख 
बना घूमता है । तेरे चरण, शीश, हाथ कॉपने लगे ओर नरे नेत्रों को पुतलियों से 
व्यर्थ ही ऑसू बहते रहते हैं, तेरी जिड्डा से शुद्ध वचन भी नहीं निकलते तब तू धम 
कर्म की आशा करता है ! जब हरि जी कृपा कर तभी “हरि! का नाम लेकर लाभ- 
पूर्वक उनमें लो लगाई जा सकती है। मेने गुरु के प्रसाद से ही यह हरि (रूपी) 
थन पाया हें। अंत में नाढ़ी चली जाने पर (शरीर के निधन पर विना कष्ट के) 


३६ संत कबीर 


हम यहाँ से चल सकते हैं। कबीर कहता हे, रे संतो, अन्न, धन (अथवा धन-वनो 
यहाँ से कुछ भी नही ले जा सकते। जब गोपालराय (हैश्वर) का बुलावा आता है 
तब इस माया के मंदिर (शरीर) को छोड़कर चले जाना ही पड़ता है । 
१६ 
(ईश्वर ने) किसी को तो रेशमी वच्नर दिए, किसी को निवाड़ से बुने हुए पह्लेंग। 
किसी को नारियल और प्याज तक नही दी और किसी को खाने के लिए करेला 
दिया । इसलिए हे मन, भोजन के संबंध में विवाद मत करो, केवल सत्कर्म ही करते 
रहो । कुम्हार (ईश्वर) ने एक ही मिद्दी गृुध कर उसमें अनेक प्रकार की कांति उत्् 
की । किसी में मोती ओर मुकताहल सुसजित किए और किसी में रोग भर दिए। 
कंजूस को तो धन सुरक्षित करने के लिए दिया है, वह मूख कहता है कि यह धन मेरा 
है। जब यम का दंड उसके सिर लगता है तो पल भर में निर्णय हो जाता है (कि 
वास्तव में धन किसका है ।) ईश्वर का सच्चा भक्त वही कहलाता है जो (उसकी) आजा 
(मानने) में सुख पाता है । उसे जो अच्छा लगता है वह सत्य रूप से मानता है और 
अपना मन शरीर में नहीं लगाता। कबीर कहता है, रे संतो सुनो, इस संसार में 
'मेरी? मेरी? (की माया) झूठी है। कपड़े की पेटी की ज़ंजीर छूटने पर (काल) चीथड़े 
या गुदड़ी को फाड़ कर उसमें से चमकीला प्रकाशवान रत्न (आत्मा) ले भागता है। 
१७ 
ऐ काजी, तुमसे ठीक तरह बोलते नही बनता । हम तो दीन, बेचारे ईश्वर के 
सेवक हैं और तुम्हारे मन में राजसी बातें भाती हैं । (कितु इतना समझ लो कि) सब 
प्रथम इैश्वर, धर्म के स्वामी ने कभी अत्याचार करने की आज्ञा नही दी। तू रोज़ा 
रखता है, और नमाज़ गुज़ारता (पढ़ता) है कितु यह समम ले कि कलमा (जो वाक्य 
मुसलमान धर्म का मूल मंत्र है-ला इला इल्लिलाह मुहम्मद उरंसूलिल्लाह ।) पढ़ने 
से स्वर की प्राप्ति नही होती । जो (साधना) कर सकता है वह अपने शरीर के भीतर 
ही सत्तर काबा (के दर्शन कर सकता) है। नमाज़ का अर्थ है न्याय विचार और 
कलमा का अथ्थ है अक़्ल को जानना। जो पाँचों (इंद्रियों) को मार कर मुसल्ला बिल्वाता 
है वही तो सच्चे धर्म को पहिचानता है ! अपने स्वामी को पहिचान कर हृदय में दया 
का संचार कर, मारने का अहंकार ज़रा कम कर | जब तू स्वयं (धर्म को) जान कर 
दूसरे को भी जना दे तभी तो तू स्व का भागी होगा । “मिट्टी एक ही है, उसने ही 
अनेक रूप रख छोड़े हैं ओर उस (प्रत्येक रूप) में ब्रह्म है? यही पहिचानने की आव- 
श्यकता है। कबीर कहता है, वूने स्वर्ग छोड़कर नके से अपने मन को संतोष 
दिया है । 
१८ 
आकाश (ब्रह्म-रंध) के नगर से एक बूंद भी नहीं बरसती ओर यह नाद न जाने 
कहाँ समा जाता है? मैं तो समझता हूँ कि परअह्म परमेश्वर माधव परम हंस (जीवा- 
त्मा) को लेकर चल्ले जाते हैं। (नहीं तो) ये बाबा जो (कुछ देर पहले) बोलते थे और 


परिशिष्ट ३७ 


शरीर के साथ रहते थे, जो अपनी आत्मा में नृत्य करते थे ओर कथा-वार्ता कहते थे, 
वे कहाँ गए ! वह बजाने वाला कहाँ गया जिसने गरीर रूपी मंदिर में निवास 
किया ! उसकी आत्मा से अब साखी ओर गब्द नहीं निकलने क्योंकि उसका सब तेज 
जो खीच लिया गया है ! (उसी तरह) तेरे कान भी व्याकुल हो गए, तेरी इद्वियों 
का बल भी थक गया। तेरे हाथ ओर पैर शिथिल होकर इलक गए ओर तेरे मुख 
से बात भी नही निकलती | चोर की तरह ये पच दूत (पंच तत्व) अपन आप में भ्रमण 
करते हुए थक गए। मन रूपी हाथी भी थक गया, हृदय भी थक गया जो अच्छा 
तेज धारण कर रमरणा करता था। झतक होने पर दसो बद छठ जात हैं, और 
मित्र ओर भाई आदि सब को छोइना पड़ता हैं । कवीर कद्दता है, जो हरि का 
ध्यान करता हैं वह जीते जी अपने शरीर के (विषय) बंधन तोड़ दता हू । 
१६ 
सपिणी (माया) जिसने ब्रद्मा, विष्णु और महद्रिव को भी छला, उसके ऊपर कोई 
बलवान नहीं हैं । यह सपि णी निमल जल (आत्मा) में घुस गई है, उसे मारो, मारा! 
जिसने तज्रिभुवन को डस लिया, उसे मने गुरु के आशीवाद से देख लिया । ऐ भाई, तुम 
सपिणी' सर्पिणी! क्या कहते हो ! जिसने “सत्य” की परख कर ली है, उसीने सर्पिणी 
का नाश किया है| सर्पिणी से अधिक कोई दसरी चीज मिथ्या या सारहीन नहीं है । 
यदि सर्पिणी जीत ली जाय तो यम क्या कर सकता हैं! यह सर्पिणी तो उसी (जअह्य) 
की बनाई हुई है । इसके ऊपर बल”! ऑर “अबल” क्‍या हों सकता ह १ (यह तो 
सिर उसी ब्रह्म की इच्छा है कि यह सर्पिणी कर्मी शक्ति-सम्पन्न हो या झक्ति-हीन ।) 
यद्यपि वह शरौर की इसी बस्ती में निवास करती हैँ तथापि गुरु के प्रसाद से कबीर 
सरलता से उस (सपिणी से) मुक्ति पा गए । 
न््छ 
कुत्ते को स्म्रति सुनाने से क्या (लाभ) १ उसी तरह शाक्त (शक्ति के उपासक) के 
समीप ईश्वर के गुण गाने से क्या (लाभ) £ इसलिए तुम केवल राम में ही रमण 
करो ओर करते रहो । किसी शाक्त से भृत्त कर भी (उस राम के संबंध में) कुछ न 
कहो । कोवे को कपूर चुगाने से क्या (लाभ) ! सर्प को दूध पिलाने से क्या (लाभ) 
सत्संगति में मिल कर विवेक-वबुद्धि होती है जिस तरह पारन के स्पर्श से लोहा स्वर्ण 
हो जाता दे (किंतु इन शाक्तों में कभी परिवतन नहीं हो सकता !) ज्ञाक्तो और कुत्तों 
से सभी कुछ कर शुज़्रा (समम्ो )) प्रारंभ से जैसा इनके भाग्य में लिख गया हैं 
वही कम ये करते हैं । (ये सत्संगति आदि से नहीं सुधर सकते ।) यदि अम्त ले ले 
कर नीम को सींचो तो कबीर कद्दता है, उसका (कड़वा) स्वभाव कभी नहीं ज्ञा सकता । 
५१ 
जिस रावण ने (अपनो रक्षा के लिए) लंका जैसा किला बनाया जिसके चारों ओर 
समुद्र की खाई-सी वनी थी, उस रावण के घर की ख़बर भी आज किसी को नहीं है । 
इसलिए (ईश्वर से) क्या माँगते दो, कुछ भी तो स्थिर रहने वाला नहीं हैं। आँखों 
४१ 


इ८ संत कबीर 


देखते यह सारा संसार चला जा रहा है । जिस रावण के एक लाख पुत्र और सवा 
लाख नाती थे, उस रावण के घर में आज दिया-बत्ती भी नही है। चंद्र और सूर्य. 
जिसका भोजन पकाते थे और अप्नि जिसके कपड़े घोता था (वह रावण कहाँ है?) ' 
गुरु की आज्ञा से (हृदय में) राम-नाम ही को स्थान दो जो इस प्रकार स्थिर रहता 
है कि वह कभी नही जाता (उसका कभी विनाश नहीं होता ।) कबीर कहता है, रे 
लोगो सुनो, राम-नाम के बिना मुक्ति नही होती । 

२२ 

पहले पुत्र हुआ पीछे माता उत्पन्न हुईं और गुरु अपने शिष्य के चरण-स्पर्श करता 
है। हे भाई, तुम यह आश्चर्य सुनो कि तुम्हारे देखते हुए गाय सिह को चरा रही है। 
जल में रहने वाली मछली पेड़ पर जाकर जनती है और आँखों के सामने कुत्ते को 
बिल्ली ले जाती है। एक पेड़ है जो नीचे तो बैठा हुआ है अथवा जिसके नीचे तो पत्ते 
हैं और ऊपर जड़ है, ऐसा पेड़ फूल-फलो से परिपूर्ण है । घोड़ा चरता है और भेंस 
उसे चराने ले जाती है, बैल तो बाहर ही खड़ा रहता है और गोनि घर के भीतर 
(अपने आप) चली आती है। कबीर कहता है, जो इस पद्‌ को समभता है, वह राम 
में रमण करता है और उसे (संसार का) सारा रहस्य सूम पड़ता है। [टिप्पणी--यह 
कबीर की एक उल्टबासी है ओर इसके सारे रूपकों में काय-व्यापार की परिस्थिति 
उलटी बतलाई गई है। आध्यात्मिक पक्ष में इस रूपक में आए हुए नामों का निम्न- 
लिखित अर्थ लेने से अर्थ-संगति स्पष्ट हो जाती है :-- 

[पुत्र--जीव । माता--माया । गुरु--शब्द । चेला--जीवात्मा । सिह-द्ञान। 
गाय--वाणी । मछली--कडलिनी । तरुवर--मेरुदंड । कुत्ता--अज्ञानी | बिल्ली-- 
माया । पेड़--सुषुम्णा नाड़ी । फल फूल--चक्र और सहख्रदल कमल ।। घोड़ा--मन। 
भेंस--तामसी द्त्तियां । बैल----पच प्राण । गोनि--स्वरूप की सिद्धि ।] 

२३ 

जिस माता ने तुझे बिंदु से पिड का रूप दिया ओर उदर-ज्वाला से (बचा कर, 
सुरक्षित करके) अपने पेट में दस मास रकखा (उस माता के कष्टों पर ध्यान न देते 
हुए) तू माया के वशीभूत फिर हो गया * रे प्राणी, (संसार-खुखो के) साधारण लोग 
के लिए तू अपना रल्लरूपी जन्म क्यो खो रहा है ! (ज्ञात होता है कि) पूर्व जन्म की 
कर्म-भूमि में तूने बीज नही बोया । बाल्यावस्था से तू बृद्धावस्था को प्राप्त हुआ। जो 
होना था सो तो हुआ कितु जब यमराज आकर तेरे केश पकड़ता है तो वू क्यो रोता 
है ! जब तू जीवन की आशा करता है तब यमराज तेरी साँसों (की गिनती करता 
हुआ तुक) को देखता है । कबीर कद्दता हे, यह संसार एक इद्रजाल है । तू अब भी 
संम्हल कर अपने (कर्मो' का) पासा फेक । 

रेड 

तन ओर मन को बार बार सुगंधित पराग-करों में परिवर्तित कर मै पाँचों तत्वो 

को बराती बनाऊगी और राजा राम के साथ भाँवर (विवाह कर) लुंगी क्योकि मेरी 


परिशिष्ट ३६ 


च्ट 


आत्मा उन्हीं के रंग में रँंगी हुई है। हे सॉसाग्यगालिनी नारियों, मंगल गीत गाओ 
क्योंकि मेरे घर स्वामी राजाराम आए हैं।जिस राम के नासि-कमल से उत्पन्न 
होकर (ब्रह्मा ने) वेदों की रचना की और (संसार में) ज्ञान का विस्तार किया, उसी 
राम को मेने पति रूप में पाया हैं, मेरा इतना बड़ा भाग्य है ! इस अवसर पर कितने 
ही देवता, मनुष्य ओर मनिजन आए है। में तो जानती हूँ कि उनकी संख्या तेतीसों 
करोड़ है। (उन्हीं के सामने) मुझे एकेश्वर भगव्रान विवाह कर ले चले ह--ऐसा 
कबीर कहता है। 
२५ 
में सास (माया) से प्रताड़ित हूँ कितु ससुर (गुरु जिन्होंने माया पर अधिकार कर 
लिया हैं) को प्रिय हूँ। जेद (असाधु) के नाम से में बहुत डरती हैं । सखी सहेली 
(कर्मेन्द्रिय) ओर ननेंद (ज्ानेन्द्रिय) ने मुझे पकड़ रखा हे कितु में देवर (साथ पुरुषों) 
के सत्संग के बिना व्याकुल और विदग्थ हो रही हूँ । मेरी मति पागल है” गई क्योंकि 
मेंने राम को भुला दिया । अब में अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करूँ / अपन राम 
के साथ में एक ही सेज पर सोई (हृदय में ईश्वर सदैव वर्तमान रहा) कितु में उन्हें 
आँख से देख भी नहीं सकी । आह, में यह दःख किससे कहूँ ! मरा बाप (अहंकार) 
सदेव लड़ाई करता रहता ह ओर मेरी माँ (प्रकृति) बहुत मतदाली है । (तब झुमे 
केस शांति मिले १) जब में अपने बडे भाई (सहज) के साथ थीं तब में अपने प्रियतम 
ईश्वर) को अत्यंत प्रिय थी। कबीर कहता है, इन पांचों इंद्रियों का (बहुत बढ़ा) 
फगड़ा है और मेंने उनसे ऋगड़ते हुए सारा जन्म गेंवा दिया। इस ऋछूठी माया ने 
सब संसार को बॉध रक्खा है लेकिन मेने तो राम में रमण करते हुए सुख पाया हैं । 


हु 


५ 


|४+8 


हु 


हम अपने घर में नित्य सूत का ताना तानते हैं (कपड़' बुनते हैं) आर 
कर जा चे हम! 


या 
| ५्ट 
4] री 


गोविद का निवास हैं। (त्‌ कहता है) मेरी जिह्ा ही विष्णु तु है, नेत्र नारायण 
हृदय में गोविद का निवास हैं लक्नि जब यम नरे दरवाजे आकर प्रद्द रह' द्व (जब 
तू वृद्ध हो गया) तब ऐ पागल, त्‌ क्‍या मंकंद का नाम ले रहा ३! हम गाय-वैल 
(आदि जानवर) है तो (है प्रभु) तुम ग्वाले हो जो जन्म जन्म में हमारी रज्ता करत 
हो । जब तुम हमें संसार-सागर से पार उतार कर नहीं चराते तो तुम हमारे स्वामी 
केसे हो ? तू ब्राह्मण है, में काशी का जुलाहा हैं, मेरा तःन तू गमक । तने तो संसार 
के भूपालों ओर राजाओं से याचना की हैं लेकिन मेरा ध्यान स्देव हरि में ही (लगा 
रहता) हैं 


[१ /त] ५ 
८॥ 
/र् 


री] 
संसार का जीवन (ठीक) वैसा ही है जैसा स्वप्त । इस प्रकार जीदन ओर स्वप्न 
समान हैं। लेकिन हमने परम निधान (ब्रह्म) को छोड़ कर उस स्वप्न को सच मानते 


४३० संत कग्ीर 


हुए उसमें गॉठ दे दी है। बाबा (हे गुरु) माया और मोह ने मेरा यह भला (]) किया 
है कि उसने मुमसे मेरा ज्ञान रूपी रत्न छीन लिया है। (जलती हुईं चमकदार ज्वाता 
को) आँख से देख कर पतंग उससे उलम जाता है कितु वह मूर्ख यह नहीं देखता... 
कि यह आग है जो उसे जला डाल्लेगी। उसी तरह से यह मूर्ख मनुष्य कनक और 
कामिनी में लगा हुआ काल के फंदे से सजग नहीं होता । (विवेक) विचार करते हुए 
* तू अपने विकारों को छोड़ । स्वयं तरने वाला और दूसरों को तारने वाला वही (ब्रह्म) 
है । कबीर कहता है, (यह अनुभव होने पर) तू देखेगा कि संसार का जीवन ऐसा 
है जिसकी समता कोई दूसरी चीज़ नही कर सकती । 
श्र 
चाहे मैंने अभी तक अनेक रूप (जन्म) रकखे हो कितु अब फिर मेरा कोई हूप 
नहीं होगा । (में आवागमन से मुक्त हो जाऊँगा।) मेरा तो तागा, तंतु और सभी 
साज थक गया (जुलाहे के-सभी कार्यो को छोड़ दिया।) अथवा मेरी सॉस (तागा)त॑तु 
(आत्मा) और सभी साज (इंद्वियाँ) थक गई हैं क्योंकि मै राम-नाम के वशवर्ती हो गया 
हूँ । अब मुझे न तो नाचना ही आता है ओर न मेरा मन मेंदला (बाजा) ही बजाता 
है। मेंने काम-कोध की माया जला डाली और तृष्णा के घड़े को फोड़ दिया। काम 
से भरा हुआ मेरा शरीर भी पुराना हो गया और मेरा सारा भ्रम छूट गया। मैंने 
सभी प्राणियों को एक समान जान लिया है और वाद-विवाद करना भी छोड़ दिया 
है। कबीर कहता है, राम के अनुकूल होने पर मैंने संपूर्णता आ्रात्त कर लो है। 
२६ 
तू रोज़ा रखता है ओर अल्लाह को मनाता है फिर भी अपने स्वाद के लिए 
जीवों का नाश करता है। तू केवल अपना स्वार्थ देखता है, किसी दूसरे के हित को 
नहीं । इस प्रकार (व्यर्थ ही) त्‌ क्यों मख मारता है १ ऐ क्वाज़ी, साहब (स्वामी) तो 
एक है, वह तेरा है ओर तुझ्ी में है। यह सोच-विचार कर तू नही देखता ! ऐ पागल, 
तू दीन से सहानुभूति नहीं रखता इसलिए तेरा जन्म भी किसी काम का नहीं है। 
कुरान तो यह स्पष्ट और सत्य कहता है कि अल्लाह जो है, न वह कोई पुरुष हैन 
ञ्री।ऐ पागल, न ॒तुने पढ़ा है, न चितन किया है इसीलिए तो तेरे हृदय में दया 
ओर सहानुभूति नहीं है। अल्लाह परोक्ष रहते हुए भी सारे शरीर के भीतर है यह 
अपने हृदय में विचार कर ले | कबीर पुकार कर कहता है, हिंदू और सुसलमान 
दोनों में वह एक ही है। 
३० 
मैंने मिलने के लिए “ंगार किया कितु इस सांसारिक जीवन के स्वामी हरि नहीं 
मिले । हरि ही मेरे प्रियतम हैं ओर में हरि की ही ग्रेयसी हैँ । राम बड़े हैं मे उनसे 
कुछ छोटी हूँ । (आश्चर्य है कि) ञ्री (आत्मा) और स्वामी (परमात्मा) एक साथ ही 
रहते हैं--एक ही सेज पर--(शरीर पर) कितु उनमें मिलाप दुःसाध्य और कठिन 


परिशिष्ट ३१ 


(हो रहा) हैं। वही सोभाग्यश्ञालिनी धन्य हे जो प्रियतम को अच्छी लगती हैं । कबीर 
कहता हैं, फिर उसे जन्म लेने के लिए (ससार में) नहीं आना पड़ता। (वह ग्रिय- 
तम में लीन हो जाती है ।) 


३२१ 
होरे (आत्मा) से हीरा (परमात्मा को) वेध कर (उसमें प्रवेश कर) पवन (प्राणा 

याम) द्वारा मरा मन सहज (रूप) में समा कर रह गया हैं। इस हीरे (आत्मा) ने सभी 
(सूय, चद्र आदि) ज्योतियों को बेघ कर उनमे प्रवेश पत्या दे, यह (ज्ञन, मेने सत- 
गुरु के वचनो से पाया है। हरि की कथा तो अनाहत नाद के समान है | ऐ जीव / त्‌ 
हीरा (शुद्ध आत्मा) बन कर उसे पहिचान ले। कबीर कहता है, उसने तो उस हीरे 
(परमात्मा) को इस प्रकार देखा हें कि वह सारे संसार में लीन हो रहा हैं। यह गुप्त 
हीरा तो तब प्रकट हुआ जब गुरु की शक्ति ने मुझे मार्ग दिखला दिया । 


३२ 


(मैने दो विवाह किए।) पहली ब्ली (माया) तो कुहूप, कुनात और कुलनणी थी 
जो मरे स्त्रामी के द्वारा भी वुरी समकी गई । दसरे वार की स्त्री (भक्ति) रुपवती 
सुजाता और सुलक्षणी हे जो सरलता से गर्भवती हुई (जिससे सदगुण आदि उत्पन्न 

हुए ।) अच्छा हुआ, मरे पहले विवाह की सड़ी स्नी नष्ट हो गई। मेरे दसरे बार 
की स्वीकार को हुईं स्त्री (ईश्वर करें) अनेक युगों तक जीवित रहे । कबीर कहता 
है, जब छोटी स्री (दूसरे बार की स्री) आई तो बड़ी (पहले बार की स्लरी) का 
सोभाग्य तो स्वभावतः टल गया (नष्ट हो गया) अब तो छोटी सत्री (भक्ति) मेरे 
साथ हो गई हैं आर बड़ी न किसी दूसरे व्यक्ति को ग्रहण कर लिया है। [यदि इस 
पद्‌ का आध्यात्मिक अथ न लिया जाय तो यह कहा जा सकता हे कि कबीर ने अपने 
जीवन में दो विवाह किए थे। पहली स्त्री कुलक्षणी थी जो इन्हें छोड़ कर दूसरे के 
पास चली गई आर दसरी सुललणी थी जो इनके पास रही और उससे इन्हें संतान 
भी भ्राप्त हुई ।] 


कि 
हर 


मेरी स्ली का नाम “वर्निया? था। उस नाम के बदले इन सनन्‍्यासियों ने उसका नाम 
'राम जनिया? रख लिया । (ज्ञात होता हूं, कबीर के समय में 'रामजनिआ? बतमान 
अथ “वेश्या? के अथ में प्रचलित न था)। इन संन्यासियों ने मेरे घर से आग लगः दी 
है (धूँँ से भर दिया ह।) मरे बेट को भी (अपने सप्रदाय में दीक्षित कर सगुण ) राम 
का भक्त बना लिया हैं । कबीर कहता हैं, ऐ मरी मा, सुन । इन मेंडे हुए सन्यासियों 
न मरा जाति नष्ट कर दी है। [इस पद में कबीर के जीवन की परिस्थितियों का चित्र 
है। रामानद के अनुयायी संगुगोपसक अवधूतों ने कबीर के लड़के (कमाल) को 
कबीर के सिद्धांतों मे हटा कर सगुण संप्रदाय में मिला लिया था। तभी तो कबीर 
को कहना पड़ा, बूड़ा वंसु कबीर का उपजिओ पृतु कमालु ।) 


धरे संत कबीर 


३४ 


अरी नव वधू, तू ठहर। घघट मत काढ़ । अंतिम समय में तेरी रक्षा न हो 
सकेगी । क्या घूघट काढ़ने से तेरे हदय की आग बुक सकी १ कही उनका (मुँडे हुए 
संन्‍्यासियों का) मार्ग तुके न लग जाय (तू उनके मार्ग पर न चली जाय |) घघट 
काढ़ने का गौरव तो दस पॉच दिन ही है कि यह बहू अच्छी आई है। तेरा घचट 
तो तभी सच्चा होगा जब तू (परमात्मा) का गुण गाते हुए (प्रसन्ञता से) कूदने और 
नाचने लगे कबीर कहता है, नव वधू की विजय तो तभी होती है जब वह हरि का 
गुण गाते हुए अपना जन्म व्यतीत करती है । 

[यहाँ नव वधू का अर्थ आत्मा से लिया जाना चाहिए ।] 


३७ 

करवत लेना (आरे से अपने को कटवा डालना) अच्छा है लेकिन (मुम से मेंह 
फेर कर) तेरा करवट लेना अच्छा नहीं है। ऐ प्रियतम ! तू मेरे गले से लग। यह 
मेरी प्रार्थना सुन | मैं तेरी वारी जाती हूँ, तू (मेरी ओर) अपना मुख फेर, मेरी ओर 
करवट दे। (इस प्रकार मुझसे उदासीन रह कर) मुमे क्यों मारता है ! यदि तू मेरा 
शरीर भी चीर दे तो मैं अपना अंग न मोड्गी और यदि मैं सगर्भा (सहज? ज्ञान 
सहित) भी हो जाऊँ तो तुम से प्रेम नही तोड़गी । हमारे और तुम्हारे बीच में कोई 
नहीं हों सकता । तुम मेरे स्वामी हो और मै तुम्हारी अच्छी स्त्री हूँ । कबीर कहता 
है, हे लोई, सुनो । अब मुमे तुम्हारा विश्वास नही है (क्योंकि मैं स्वयं राम कौ बऋ्री 
हो गया हैँ ।) 

३६ 


उस (ईश्वर रूपी) जुलाहे का रहस्य किसी ने नहीं जाना जिसने सारे संसार में 
अपना ताना तान दिया है । जब तक (ऐ पंडित) तुमने वेद पुराण सुने, तब तक 
मैने थोड़ा सा अपना ताना फैलाया | उस ईश्वर रूपी जुलाहे ने प्रथ्वी और आकाश 
का करधा बनाया और चंद्र और सूर्य को (डरकी-80750० (2००४ बना कर) साथ-साथ 
चलाया। मैंने पाई जोड़ कर (फैले हुए ताने को कची से माँज कर) उसे बराबर किया 
और तब तांती (रा) से मैं पूर्ण सतुष्ट हुआ । अब मुक्त जुलाहे ने अपना वास्तविक 
घर जान लिया और अपने शरीर में ही राम को पहिचान लिया। कबीर कहता है, मैने 
अपना करघा तोड़ दिया है और अपना सूत (सबंध) उस (परमात्मा रूपी जुलाहे के) 
सूत से मिला लिया है । 


३७ 
जिसके हृदय में मैल है, यदि वह तीथों में भी स्नान करे तो उसे बैकंठ-गमन प्राप्त 


न होगा । यदि समस्त संसार उस पर विश्वास भी कर ले तो कुछ न होगा क्योंकि 
राम इन बातों से अनजान नहीं हैं। (वे सब जानते हैं।) अतः केवल एक ही ईश्वर 


परिशिष्ट 8३ 


राम की प्रजा करो, गुरु की सेवा ही सच्चा स्नान है । जल में स्नान करने से यदि गति 
होती तो मेंढक तो नित्य ही स्नान करने है। जैसे मेढक दे, वेसे ही ये लोग ह, जो 
बराबर योनि में आते हैं। मन कठोर रखते हुए जो बनारस में मरता है, वह 
नरक से बच नहीं सकता । यदि ऊँचा जय-घोष करते हुए हरि का सत मर जाय 
(ओर उसमे मुक्ति हो जाय) तब तो सारा सेना जय-घोप करते हुए (संसार-सागर से) 
तर सकती है। निराकार प्रभु वहाँ निवास करता ह जहाँ न दिन हे न रात ह, 

ह नशासखत्र है । कबीर कहता हैं, हे नर, तू उसकी आराधना कर, यह समार तो 
पागल हू ! (इसके रास्ते न जा ।) 


रागु गूजरी 
] 

हरि- भजन के विना तू बैल होगा। वह भी दूसर का। उस समय चार पर, दो 
सीग आर गंगा मुख (होन से) त (ईश्वर का) गुण-गान केस कर सकेगा ( उठत-बठत 
तुक पर डंडा पड़ेगा तब तू कहा अपना सिर छिपावेग। / उस समय (नाथन से) तर 
नाक फटेगी, (बोक से) तेरे कब दृठ जावगे ओर खाने को तुमे मिलेगा कादों का 
भुस । सारे दिन (चरन हुए) जंगल में डोलता क्लिरंगा, फिर मी तरा पेट न नरेगा। 
तृन सच्चे नक्तो का कहना न साना इसलिए अपना किया पावेगा । दःख-सुख (का 
उपनोग) करते हुए तु अनेक श्रनों में हुव गया है इसलिए अनक योनियों मे घूमता 
फिरगा। रत्न के समान उज्ज्वल जन्म खो कर तूने अपने ईश्वर को भुला दिया है । 
फिर एसा अवसर तू कहा पावगा £ तृ बाजांगर के बदर का तरह घमता फरगा 
ओर बंध हुए ही रात्रि व्यतीत करेंगा। कबोर कहता हैं, राम-नाम के विना तु 
अपना सिर धुन कर पछतायगा । 


कण 


कवीर की मा छिप छिप कर रोती ह, हे राम, ये बच्चे केसे जियेंगे / कबीर ने 
तनना-बुनना सब छोड़ दिया ह और हरि का नाम अपने भरीर पर लिख लिया है । 
(अब खाने-पीन को पैसे कहाँ से आवे “) (लेकिन में कहता हूँ कि) जब तक में (इरकी 
के) छेद में तागा डालता हूँ तब तक में अपने स्नेहीं राम को भृल जप्ता हूँ। ओछी 
तो मरी मति ६ और जात का हूँ जुलाहा | मुझे तो हरि के नाम का लास ही सच्चा 
लाभ हैं । कबीर कहता हैं, हे मेरी मा, खुन, हमे ओर इन (बच्चों) को (खाने के लिए) 
दन वाला एक राम हो हे। (दहां हमार आर बच्चा के पंषण कः प्रबंध करगा ।) 
[कबीर ने अपने परिवार की दशा और परिस्थितियों का एक चित्र उपस्थित किया है ।| 


रांगु सोरढि 
१ 
मूर्ति की पूजा करते-करते हिंदू मर गए ओर सिर कुका-छुका कर (नमाज पढ़ते 
हुए) सुसलमान मर गए। वे (हिंदू वि मरने पर उसे) जला देते हैं ओर वे 


8४ संत कबीर 


(मुसलमान) गाड़ देते हैं कितु दोनो ने ही (ऐ मन) तेरे रहस्य को नहीं समझा।ऐ 
मन, यह संसार बहुत बड़ा अंधा है (जो यद्द नहीं देखता कि) चारों दिशाओं में मृत्यु 
का बंधन फैला हुआ है। कवि लोग संदर कपड़ों से सजे हुए सभा-भवनों में कवितत 
पढ़ते हुए मर गए और जटा रख-रख कर योगी मर गए फिर भी (ऐ मन) ये लोग 
तुझे नहीं पहचान सके (तुक पर विजय प्राप्त नही कर सके |) द्वव्य सचित करते हुए 
राजा मर गए जिन्होंने दुर्गों पर विजय प्राप्त कर बहुत-सा रबर एकत्रित किया। वेद 
पढ़-पढ़ कर पडित मर गए और रूप देख-देख कर नारी भी मर गई । अपने शरीर 
की ओर देख कर यह समम लो कि राम-नाम के बिना सभी लोग छुले गए हैं। कबीर 
यह उपदेश करके कहता है, हरि के नाम के बिना किसने गति पाई है ! 


२ 


इस शरीर का गोरव यही है कि जब जलता है तो भस्म हो जाता है, पड़ा रहता 
है तो इसे कीट-कृमि खा डालते हैं। कच्चे घड़े पर जब पानी पड़ता है, (तब उसके 
न४ट होने के समान ही यह शरीर है।) क्यो भैया, फूले-फूले फिर रहे हो ! जब दस 
महीने ऑंधे मुख रहे थे, वह दिन केसे भूल गए १ जिस प्रकार मधुमक्खी रस एक- 
त्रित करती है उसी भाँति तुमने जोड़-जोड़ कर घन एकत्रित किया है। मरते समय 
लोग उसी धन को 'ले लो, ले लो” कह कर ले लेते हैं (और तुमे बाहर निकाल देते 
हैं।) भूत को घर में कौन रहने देता है ! घर की देहली तक तेरे साथ तेरी विवाहिता 
स्‍त्री रहती हे । इसके आगे नगर के सजन ओर संभ्रांत लोग रहते हैं। श्मशान तक 
सब कुटंब के लोग रहते है, इसके आगे जीवात्मा श्रकेला जाता है। कबीर कहता है, 
हे प्राणी, सुन | तू काल से पकड़ा जाकर कूएऐँ में गिर पड़ा है। तूने भी माया में 
अपने आप को वैसा द्वी बैँधा लिया है जिस श्रकार सेमल की रंगीन फली के भ्रम में 
तोता । (वह सममता है कि इस रंगीन फल में बहुत स्वाद होगा किंतु जैसे ही वह 
उसमें चाँच मारता है, वैसे ही उसमें से रुई निकल पड़ती हे ।) 

३ 

वेद पुराण आदि सभी धामिक प्रंथों के सिद्धांत सुन कर तूने कम की आशा को (कि 
उससे तेरा निस्तार होगा) किंतु जिस समय काल ने लोगों को खाना शुरू किया तो बे 
चतुर (१) लोग निराश होकर गुरु के पास चले ! रे मन, इस (ढंग) से एक भी कार्य 
सफल नहीं हो सकता यदि तूने रघुपति राजा का भजन नहीं किया । नादी (जो अना- 
हत नाद में विश्वास रखते हैं),वेदी (जो वेदों को मानने वाले हैं) शबदी (जो शब्द-ह्म 
के उपासक है) और मौनी (जो जीवन पर्यत मौन-जत धारण करते हैं) साधुओं ने वन- 
खंड में जाकर योग और तप किया और चुन कर सात्विक कंद और मूल का आहार 
किया कितु उनसे भी यमराज का पद्चा ही लिखाया गया (अर्थात्‌ वे भी यम के अधि- 
कार-पत्र से शासित हुए ।) जिनके हृदय में नारदी भक्ति नही आई और जिन्होंने अपने 
शरीर को भक्ति के आडंबरों से बहुत अच्छी तरह सजाया और राग एवं रागनी 


परिशिष्ट 2५ 


अलापते हुए आडंबरी रूप रक्खा, उन्होंने हरि से क्या प्राप्त किया : समस्त संसार 
के ऊपर काल की छाया पड़ी हं ओर उसमें ज्ञानी जन श्रम से चित्रवत्‌ लिखे हुए हैं। 
कबीर कहता है, वे ही कुछ संवक खालसे (शुद्ध) हो सके जिन्होंने प्रेम ओर भक्ति 
को वास्तविक हूप से समका है । 
डे 
मेने अपने दो दो नेत्रों से अवलोकन किया हं--हरि के बिना और कुछ नहीं 

देखा। मेरे नत्र उन्हीके अनुराग में अरुण हैं। उनके अतिरिक्त मुकसे अब क्या 

हा जा सकता है! हमारा सारा श्रम नष्ट हो गया, भय भाग गया जब राम-नाम से 
हृदय लग गया। बाजीगर (ब्रह्म) ने डंका बजाया ओर सारा ससार तमाशा देखने के 
लिए जुड़ गया । (तमाश के वाद) बाजीगर ने अपना सारा स्वांग इकट्ठा कर लिया 
ओर फिर अपने ही रग में (विचार में) रमण करने लगा । उपदेश-मात्र से प्रम नप्ट 
नहीं होता । ससार में तो सब लोग उपदेश द दे कर अपना मुख छिपा लेत 
कबीर कहता ह, मुझ पर स्वय गुरु ने कृपा की ओर उसके द्वारा उन्होंने सब प्रकार 
से मेरे तन-मन का हरण कर लिया। में उन्ही के रंग में रंगा हुआ हूँ क्योकि मुझे 
संसार के वास्तविक जीवन का प्रदाता मिल गया 


रैक 


जिसके वेद ही दूध के भंडार है ओर समुद्र ही मथने की मटकियां है उस (ब्रह्म) 
को तू अहीरिनि (मथने वाली) हो जा, फिर तरे तक को नष्ट करने की शक्ति किसमें 
है! ऐ दासी (आत्मा), तू जग के जीवन ओर प्राणों के आधार राम को अपना पति 
क्यो नही बना लेती तेरे गल्ले में तौक़ हे ओर पैरों में बेड़ी है (माया का बंधन है) 
ओर तू घरों-घर (योनियों म) रमती फिरती है । ऐं दासी, ठुमके अब भी चेत नहीं 
हुआ १ जान ले, तुक अभागी को यम ने देख लिया हैं । दासी न कहा--वस्तुतः प्रभु 
ही तो करने ओर कराने वाला हैं, वेचारी दासी के हाथ क्या हद £ सोते-सोते जागी हूँ 
आर जिस ओर प्रद्नल की गई हूँ उस ओर प्रवत हो गई हूँ !! कबीर ने कहा--'ऐ दासी, 
यह युबुद्धि तने कहाँ से पाई जिससे तने श्रम की रेखा मिटा दी है .... . अच्छा, 
वह रस मेने भी जान लिया है ओर गुरु के प्रसाद से मरा मन सनुष्ट हो गया हैं । 

जो बिना माया में उलमे हुए नहीं जी सकते और बिन' घाल मिले (सौदे के 
तौल या गिनती से ऊपर मिलने वाली वस्तु) नहीं अघाते उनका जीवन क्या अच्छा 
जीवन कहा जा सकता हैं ! वस्तुतः बिना झूत्यु के जीवन नहीं हं। अब क्या कह्दा 
जाय और क्या ज्ञान का विचार किया जाय १ अपनी ओर देखकर तो यह सारा (बाह्य) 
व्यवहार नथ्ठ हो गया। मेने कंकम (इंद्रियों को) घिस कर, चंदन (आत्मा) को रगढ़ 
कर बिना चर्म चत्षओं के यह संसार देख लिया द । जिसमें पुत्र (जीवात्मा) ने पिता ' 
(परमात्मा) को उत्पन्न किया है (अर्थात्‌ अपने हृदय में परमात्मा को अनुदृति से अकद 

४२ 


४४ संत कबीर 


(मुसलमान) गाड़ देते हैं कितु दोनों ने ही (ऐ मन) तेरे रहस्य को नहीं समझता । ऐ 
मन, यह संसार बहुत बड़ा अंधा है (जो यह नहीं देखता कि) चारों दिशाओ में मृत्यु 
का बंधन फैला हुआ है। कवि लोग संदर कपड़ो से सजे हुए सभा-भवनों में कवित्त 
पढ़ते हुए मर गए और जटा रख-रख कर योगी मर गए फिर भी (ऐ मन) ये लोग 
तुझे नही पहचान सके (तु पर विजय प्राप्त नही कर सके ।) द्रव्य सचित करते हुए 
राजा मर गए जिन्होंने दुर्गों पर विजय ग्राप्त कर बहुत-सा स्वर्ण एकत्रित किया। वेद 
पढ़-पढ़ कर पडित मर गए ओर रूप देख-देख कर नारी भी मर गई । अपने शरीर 
की ओर देख कर यह समम लो कि राम-नाम के बिना सभी लोग छल्ते गए है। कबीर 
यह उपदेश करके कहता है, हरि के नाम के बिना किसने गति पाई है ! 


२ 


इस शरीर का गौरव यही है कि जब जलता है तो भस्म हो जाता है, पड़ा रहता 
है तो इसे कीट-कृमि खा डालते हैं। कच्चे घड़े पर जब पानी पड़ता है, (तब उसके 
नष्ट होने के समान ही यह शरीर है ।) क्यो भैया, फूले-फूले फिर रहे हो ! जब दस 
महीने औंधे मुख रहे थे, वह दिन केसे भूल गए १ जिस प्रकार मधुमक्खी रस एक- 
त्रित करती है उसी भाँति तुमने जोड़-जोड़ कर घन एकत्रित किया है। मरते समय 
लोग उसी धन को 'ले लो, ले लो” कह कर ले लेते हैं (और तुमे बाहर निकाल देते 
हैं।) भूत को घर में कौन रहने देता है! घर को देहली तक तेरे साथ तेरी विवाहिता 
स्त्री रहती है। इसके आगे नगर के सजन ओर संभ्रांत लोग रहते है। श्मशान तक 
सब कुटंब के लोग रहते है, इसके आगे जीवात्मा अकेला जाता है। कबीर कहता है, 
हे प्राणी, सुन | तू काल से पकड़ा जाकर कूएँ में गिर पड़ा है। तूने भ्कूठी माया में 
अपने आप को वैसा ही बँधा लिया है जिस श्रकार सेमल की रंगीन फली के भ्रम में 
तोता। (वह समभता है कि इस रंगीन फल में बहुत स्वाद होगा किंतु जैसे ही वह 
उसमें चाँच मारता है, वैसे ही उसमें से रुई निकल पड़ती है ।) 


रे 

वेद पुराण आदि सभी धार्मिक ग्रंथों के सिद्धांत सुन कर तूने कर्म की आशा को (कि 
उससे तेरा निस्तार होगा) किंतु जिस समय काल ने लोगों को खाना शुरू किया तो वे 
चतुर (१) लोग निराश होकर गुरु के पास चले ! रे मन, इस (ढंग) से एक भी कार्य 
सफल नहीं हो सकता यदि तूने रघुपति राजा का भजन नहीं किया। नादी (जो अना- 
हत नाद में विश्वास रखते हैं),वेदी (जो वेदों को मानने वाले हैं) शबदी (जो शब्द-बह्म 
के उपासक हैं) ओर मोनी (जो जीवन पर्यत मौन-जत धारण करते हैं) साधुओ ने वन- 
खंड' में जाकर योग और तप किया ओर चुन कर सात्विक कंद ओर मूल का आहार 
किया कितु उनसे भी यमराज का पद्मा ही लिखाया गया (अर्थात्‌ वे भी यम के अधि- 
कार-पत्र से शासित हुए ।) जिनके हृदय में नारदी भक्ति नहीं आई ओर जिन्होंने अपने 
शरीर को भक्ति के आडंबरों से बहुत अच्छी तरह सजाया और राग एवं रागनी 


परिशिष्ट ४९ 


अलापते हुए आडंबरी रूप रक्खा, उन्होंने हरि से क्या ग्राप्त किया १ समस्त संसार 
के ऊपर काल की छाया पड़ी है और उसमें ज्ञानी जन श्रम से चित्रवत्‌ लिखे हुए हैं। 
कबीर कहता है, वे ही कुछ सेवक खालसे (शुद्ध) हो सके जिन्होने श्रेम और भक्ति 
को वास्‍्तविक रूप से समझा है । 

है. 


मैने अपने दो दो नेत्रों से अवलोकन किया है--हरि के बिना और कुछ नहीं 
देखा । मेरे नेत्र उन्हीके अनुराग में अरुण हैं । उनके अतिरिक्त मुझसे अब क्या 
कहा जा सकता है! हमारा सारा श्रम नह हो गया, भय भाग गया जब राम-नाम से 
हृदय लग गया । बाजीगर (ब्रह्म) ने डंका बजाया और सारा संसार तमाशा देखने के 
लिए जुड़ गया । (तमाशे के बाद) बाजीगर ने अपना सारा स्वांग इकट्ठा कर लिया 
ओर फिर अपने ही रग में (विचार में) रमण करने लगा । उपदेश-मात्र से श्रम नष्ट 
नही होता । संसार में तो सब लोग उपदेश दे दे कर अपना मुख छिपा लेते है । 
कबीर कहता है, मुझ पर स्वयं गुरु ने कृपा की और उसके द्वारा उन्होंने सब प्रकार 
से मेरे तन-मन का हरण कर लिया। मैं उन्ही के रंग में रँगा हुआ हूँ क्योंकि मुमे 
संसार के वास्तविक जीवन का प्रदाता मिल गया है । 

५ 

जिसके वेद ही दूध के भंडार हैं और समुद्र ही मथने की मटकियाँ हैं उस (ब्रह्म) 
की तू अहीरिनि (मथने वाली) हो जा, फिर तेरे तक को नष्ट करने की शक्ति किसमें 
है ! ऐ दासी (आत्मा), तू जग के जीवन और प्राणों के आधार राम को अपना पति 
क्यो नही बना लेती तेरे गल्ले में तौक़ हे ओर पैरो में बेड़ी है (माया का बंधन है) 
और तू घरों-घर (योनियों में) रमती फिरती है। ऐ दासी, तुमे अब भी चेत नहीं 
हुआ १ जान ले, तुम अभागी को यम ने देख लिया है । दासी ने कहा--4वस्तुतः प्रभु 
ही तो करने और कराने वाला है, बेचारी दासी के हाथ क्या है ! सोते-सोते जागी हैँ 
ओर जिस ओरे ग्रवृत्त की गई हूँ उस ओर प्रवृत्त हो गई हैँ !! कबीर ने कहा--'ऐ दासी, 
यह खुबुद्धि तूने कहाँ से पाई जिससे तूने भ्रम की रेखा मिटा दी है !.... ..अच्छा, 
वह रस मेंने भी जान लिया है ओर गुरु के प्रसाद से मेरा मन संतुष्ट हो गया है । 


८ 


जो बिना माया में उलमे हुए नहीं जी सकते और बिना घाल मिल्ले (सौंदे के 
तौल या गिनती से ऊपर मिलने वाली वस्तु) नहीं अघाते उनका जीवन क्या अच्छा 
जीवन कहा जा सकता है ? वस्तुतः बिना झत्यु के जीवन नहीं है। अब क्या कहद्दा 
जाय ओर क्या ज्ञान का विचार किया जाय $ अपनी ओर देखकर तो यह सारा (बाह्य) 
व्यवहार नष्ट हो गया। मैंने कंकम (इंद्रियों को) घिस कर, चंदन (आत्मा) को रगड़ 
कर बिना चर्म चक्चुओं के यह संसार देख लिया है। जिससें पुत्र (जीवात्मा) ने पिता 
(परमात्मा) को उत्पन्न किया है (अर्थात्‌ अपने हृदय में परमात्मा को अलुभूति से प्रकट 

४२ 


४ दै संत कबीर 


किया हैं ।) बिना ही स्थान के (ब्रह्म-रंध्र या शून्य में) नगर (सारे ब्रह्मांड) को स्थिर 
किया है । पुनः जीवात्मा रूपी याचक ने ऐसा दाता (परमात्मा) प्राप्त किया हैजो न तो 
दिया जा सकता है, न खाया (उपभोग किया) जा सकता है।न वह छोड़ा जा सकता 
है, न अलग किया जा सकता है। वह किसी दूसरे के पास भी नही जा सकता । जो 
जीवन ओर मरण की वास्तविकता समभता हे वह पंच प्राणी के पव॑तो पर चढ़ने 
में सुख का अनुभव करता है । कबीर को वह हरि रूपी घन मिल गया है जिसके मिलने 
पर उसने अपने आपको मिटा दिया है । 


हि 


क्या पढ़ा जाय, क्या गुना जाय ओर क्या वेद पुराण सुना जाय ! पढ़ने ओर 
सुनने से क्या होता है यदि स्वाभाविक रूप से उस ब्रह्म से मिलन न हो। ऐ गँवार, तू 
हरि का नाम नहीं जपता, बारबार क्‍या सोच रहा है! तुमे अधकार में एक दीपक 
चाहिए जिससे तुमे इद्रियो से ग्रहण न की जा सकने वाली वस्तु की प्राप्ति हो। तुझे 
वह अगोचर वस्तु मिल सकती है क्योंकि तेरे शरीर में ही वह दीपक समाया हुआ 
है। कबीर कहता है, अब तूने जाना! जब जानेगा तो तेरा मन भी सतुष्ट होगा। 
लेकिन मन संतुष्ट होने पर भी लोग विश्वास नही करते । यदि वे विश्वास नही करते 
तो फिर किया क्या जा सकता है १ 


पद 


हृदय में तो कपट है और सुख में ज्ञान! भ्ूठमूठ तू क्या पानी (माया) को मथ 
रहा है १ इस शरीर में ऐसे क्या गुण हैं जो तू इसे बार-बार मॉज रहा है (साफ़ 
कर रह! है १) और फिर जब तेरे शरीर के भीतर भी मल भरा हुआ है ! लौकी को 
अड्सठ तीर्था' में भल्ले ही स्नान करा दिया जाय कितु उसका कड़॒वापन फिर भी नही 
जा सकता। कबीर तो विचार पूर्वक यही कहता है, केवल मुरारी (ब्रह्म ही) भव- 
सागर से तार सकता हे । 
& 


तू अनेक प्रपंच कर दूसरे का धन लाता है और उसे अपने पुत्र ओर स्त्री के 
समीप लुटा देता है। ऐ मन, तू भूल कर भी कपट न कर, अत सें तेरे जीवात्मा से 
ही सब वसूल किया जायगा। क्षण-ज्षण में तेरा शरीर क्षीण हो रहा है और बृद्धा- 
वस्था का अनुभव होता हैं। (तू इतना निर्बल हो जायगा कि) तेरी अंजुली से कोई 
पानी भी न पा सकेगा । कबीर कहता है, तेरा कोई नही है। तू शीघ्र ही हृदय में 
राम का जाप क्‍यो नही करता £ 


१० 


है संतो, पवन-साधन (प्राणायाम) से मेरे मन में खुख का बानक बन सका है और 
में इसे योग-प्राप्ति के फल-स्वरूप ही सममता हूँ। गुरु ने मुझे योग का सूक्ष्म-मार्ग 


परिशिष्ट ४७ 


दिखलाया जिसमें इंद्रिय पी चंचल झ्ग आकर चोरी से चरा करते हैं। मैंने अपने 
(शरीर के) दरवाजे बद कर लिए और (उन झूगो को स्थिर करने के लिए) अनाहत 
बाजे की ध्वनि की । कभ के कमल (सहस्नद्ल कमल) में जो जल भरा हुआ था, उसे 
नष्ट कर मैने उसे चेतन्य ओर ऊँचा किया। जन कबीर कहता हे, मैंने यह जान 
लिया और जब जान लिया तो मेरे मन को संतोष हुआ। 

११ 


मैं भूखे आपकी भक्ति नही कर सकता । आप अपनी यह माला लीजिए। मै संतो 
की चरण-धूल (की शपथ लेकर) माँगता हूँ। मुझे किसी का कुछ देना नही है। हे 
माधव, मेरी तुम्हारे साथ इस तरह केसे बन सकती हे ? यदि तुम स्वय मुझे नहीं देते 
तो मै तुमसे माँग के लेना चाहता हूँ । मैं दो सेर चून (आठा) माँगता हूँ. और पाव 
भर घी के साथ नमक । आध सेर दाल माँगता हूँ । इससे मुझे दोनों वक्त (दिन और 
रात में) भोजन करा लो । एक चार पैर की खाट माँगता हैँ । एक तकिया ओर एक 
रुई से भरा हुआ दोहरा कपड़ा । ऊपर (ओढ़ने के लिए) में एक कंबल चाहता हैँ । 
फिर यह भक्त तुममें लीन द्ोकर तेरी भक्ति करे। मैने किचिन्मात्र' भी किसी से कुछ 
नही लिया, एकमात्र तेरे नाम से में शोभा पाना चाहता हूँ । कबीर कहता है, इसी 
से मेरा मन संतुष्ट होता है ओर जब मेरा मन संतुष्ट होता ह तो मैं हरि को जान 
लेता हूँ । 


रागु धनासरी 


] 


सनक, सनंदन और महेश के सब्श (शक्तिशाली) तथा शेष नाग भी (हे राम) तेरा 
रहस्य नहीं जानते । मैने तो संत-सगति से ही राम को हृदय में बसा लिया है | (यदि) 
हनुमान के सदृश (बली) ओर गरुड़ के समान (गतिशील) भी हरि के गुण नही जानते 
(तो) सुरपति (इंद्र) और नरपति राजागण भी नहीं जान सकते। चारो वेद्‌,स्म्रतियाँ 
ओर पुराण (केसे जान सकते है) जब स्वयं कमला (लद्॒मी) कमलापति (ब्रह्म) के गुणा 
नही जान सकतीं । इसलिए कबीर कहता हे, यह मनुष्य भ्रम में न पड़े । राम के 
चरणों से लग कर उनकी शरण में पड़ रहे । 

२ 


दिन से प्रहर ओर प्रहर से घड़ी में आयु घटती रहती है ओर शरीर क्षीण होता 
रहता है। काल रूपी शिकारी वधिक की भाँति घूमता रहता है। (उससे बचने का) 
क्या उपाय किया जा सकता है ? (म्॒त्यु का) दिन समीप आने लगा है । माता, पिता, 
भाई, पुत्र ओर श्री कहाँ कौन किसका है? जब तक शरीर में ज्योति निवास करती 
है पशु को भी अपनेपन का ज्ञान नही होता । जीवन-रक्षा के लिए वह लालच करता 
रहता है और उसे आँखों से कुछ भी नही सूक पड़ता । कबीर कहता है, रे आणी, 


श्ष घंत कबीर 


सुन, तू अपने मन की भांति छोड़ दे | तू एक-मात्र नाम का जाप कर और उस एक 
(ब्रह्म) की शरण में पड़ा रह । 

३ 

जो सेवक कुछ भक्ति-भाव जानता है, उसे (म्र॒त्यु का) आश्चर्य कैसा ! जिस प्रकार 

जल में जल मिल कर अलग नहीं होता, उसी भाँति यह जुलाहा (कबीर) भी उस ब्रह्म 
में दुलक कर--एक रूप होकर--मिल गया है। हे हरि के भक्तगण, मै तो बुद्धि का 
भोला हँ--मुझ में अल्प बुद्धि है (लेकिन मै पूछता हूँ कि) यदि कबीर काशी में शरीर 
छोड़ कर (मुक्ति पा जाय) तो इसमें राम का क्‍या अनुग्नह ? कबीर कहता हे, हे 
लोगो सुनो, तुम लोगों मे से कोई भूम में न भूले । यदि हृदय में राम है तो (मरने के 
लिए) क्‍या काशी, और क्या ऊसर मगहर !! (दोनों ही समान हैं ।) 

है. 


यदि मैंने साधारण तप किया तो मैं इंद्रलोक और शिवलोक जाऊँगा और फिर 
वहाँ से लौट कर आ जाऊँगा। मै (ईश्वर से) क्या माँग ? कुछ स्थिर ही नहीं है। मैं 
तो केवल राम-नाम ही अपने मन में रखता हूँ। राज्य की शोभा, वैभव ओर बड़ाई, 
अंत में किसी को सहायता नहीं करती । पुत्र, सञ्री, लक्ष्मी ओर माया इनसे कहो 
किसने सुख पाया है ! कबीर कहता है, (राम के अतिरिक्त) दूसरा मेरे किसी काम का 
नहीं है । हमारे मन में तो राम का नाम ही (बहुत बड़ा) धन है । 

५ 

हे भाई, राम का स्मरण करो, राम का स्मरण करो, राम का स्मरण करो । राम- 
नाम के स्मरण के बिना तुम अधिकाधिक इूबते ही जाओगे । स्त्री, पुत्र, शरीर, घर 
ओर सुख देने वाली संपत्ति इनमें से कुछ भी काल की अवधि (अंत) के समय तेरी 
नहीं होगी । अजामिल, गज ओर गणिका ने निकृष्ट कर्म किये कितु वे भी राम का 
नाम लेने से (भवसागर के) पार उतर गए। तूने शूकर और कुत्ते की योनि में भ्रमण 
किया फिर भी तुझे लजा नहीं आईं? तूने राम-नाम रूपी अम्गत छोड़ कर क्यों विष 
खा लिया १ तू विधि-निषेध के कर्म का भ्रम छोड़ कर राम नाम ले। सेदक कबीर 
कहत। है, वू गुरु के प्रसाद से राम को अपना स्नेही बना । 


रागु तिलंग 
१ 
हे भाई, वेद ओर कुरान ये कूठे हैं, इनसे हृदय की चिता नहीं जाती । यदि एक 
क्षण भर के लिए हृदय में थोड़ी स्थिरता ले आओ तो सर्व॑-स्वामी ईश्वर तुम्हारे 
सामने ही उपस्थित ज्ञात होगा। ऐ बंदे, तू अपने हृदय में प्रतिदिन खोज और व्यर्थ 
की व्याकुलता में मत फिर | यह जो संसार है वह एक नगर-मेले की तरह है जिसमें 


परिशिष्ट ४६ 


विपत्ति के समय हाथ पकड़ने वाला कोई नही है। तू भ्कूठ-मूठ पढ़-पढ़ कर प्रसन्न होता 
है और निश्चित होकर ईश्वर के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर वाद-विवाद बकता 
फिरता है। (सत्य तो यह है कि) सर्वश्रेष्ठ ईश्वर ही सच्चा है। वह सुश्िकर्ता सृष्टि के 
बीच में ही है किंतु वह श्याम मूर्ति के रूप में नही | आकाश के बीच में जो आकाश- 
गगा है उसी में उसने स्नान किया था। उसी का सदैव चिंतन कर ओर अपनी अंत- 
हद ष्टि से देख कि वह यत्र-तत्र-स्त्र विद्यमान है। अल्लाह (ब्रह्म) ही पूर्णा पवित्र हे । 
उस पर संदेह तो तब किया जाय जब वह एक से भिन्न (दूसरा) हो। कबीर कहता है, 
वह कृपालु ही जिस पर कृपा करे, वही उसे जान सकता है । 


रागु सही 
१ 


इस संसार में अवतरित होकर तुमने क्‍या किया | तुमने राम का नाम कभी नहीं 
लिया । तुम किस बुद्धि में फँसे हुए हो जो राम का जाप नहीं करते १ ऐ अभागे, मरते 
समय के लिए क्‍या कर रहे हो ! तुमने दुःख और सुख उठा कर परिवार का पोषण 
किया किंतु मरते समय तुमने अकेले ही दुःख उठाया। जब तुम्हारा गला पकड़ा 
जायगा तभी तुम्हें पुकार करना है। कबीर कहता है, पहले से ही अपनी सँभाल क्‍यों 
नही करता १ 
२ 


नन्‍्हा सा जीव थर-थर काँप रहा है। में नहीं जानती कि मेरा प्रियतम (ईश्वर) 
मेरे साथ क्‍या व्यवहार करेगा ! रात (मेरा यौवन) व्यतीत हो गया, कहीं दिन (इद्धा- 
वस्था) भी इसी प्रकार व्यतीत न हो जाय | श्रमर (काले बाल) तो उड़ गए । उनके 
स्थान पर बक (श्वेत केश-जाल) बैठ गया। कच्चे घड़े (शरीर में) पानी (अवस्था) 
स्थिर नही रहती । जब हस (जीवात्मा) चलने लगता है तब यह शरीर कुम्हला जाता 
है। मैने वेसा ही शंगार किया है जैसे कुमारी कन्या »४ंगार करती हे। उसके साथ 
जो भी (देवता) रमण कर उससे आबद्ध (बाक) हो जाय, वही स्वामी या आराध्य 
मान लिया जाता है। कौवों (सांसारिक अभिलाषाओं) को उड़ाते हुए मेरी भुजा 
दुखने लगी है । कबीर कहता है, इसी भाँति सॉँसारिक व्यवहारों में जीवन को कथा 
समाप्त हो जाती है । 


३ 
शासनाधिकार समाप्त हो गया, अब सारा लेखा देना होगा। उसे लेने के लिए 
यम के निर्दय दूत आ पहुँचे । तुमने क्या सुरक्षित किया है और क्या खो दिया है, शीघ्र 
ही चलो, दीवान (धर्मराज) ने बुलाया है। दीवान के बुलाने से इसी समय चलो क्योंकि 
ईश्वर के दरबार का आज्ञा-पत्र आया है। निवेदन के साथ जो कुछ भेट देना है दो 


कक संत्त कबीर 


ओर यदि कुछ कहना शेष ह तो उसे गा दो । आज की रात भर हे जो कुछ सुलमाना 

से सुलका थो। जो कुछ भी तुम्हारा खच हुआ हं, उसको पूर्ण रक्षा कर लो। 
प्रातःकाल की नमाज सराय में जाकर गुजारना, अदा करना । साधु-संगति से जिसे 
हरि का र॒ग॒ लग गया हे, वह भाग्यशाली पुरुष धन्य हैं। ईत (साधारण जन) और 
ऊत (निगसतान) बडे सुखी ओर संदर है जिन्होंने (सब कमटो से रहित होकर) जन्म 
का अनमोल फल प्राप्त किया ह | (अन्यथा ससारों मनुष्यों ने) जागते-सोते अपना 
जीवन खो दिया ह ओर सपत्ति जोड़ कर वे दूसरों (अपनी ज्री ओर बच्चो) के वश में 
हो गए है । कबीर कइता है, ऐस ही मजुष्य भूले हुए है क्‍योंकि वे अपने स्वामी को 
भूल कर मिद्ठी (सदर स्त्री ओर घन आदि) में उतक गए है। 

है. 


(देखते देखते) नेत्र थक गए, सुनते सुनते कान थक गए ओर (कार्य करते हुए) 
सदर शरीर थक गया । इद्धावस्था की हुकार से सब वुद्धि थक गई केवल एक माया 
हो नही थकी। रे पागल, तू ज्ञान का विचार नही कर पाया। तूने व्यर्थ ही जन्म 
गँवा दिया । ग्राणी तब तक (सुख के) सरोवर की तृष्णा करता रहता है जब तक कि 
उसके शरीर में सॉस रहती है । यदि वह हरि के चरणों में निवास करने के लिए 
अपना दारीर ले भी जाता है ता उसके साथ भक्ति-भाव नही जाता । जिसके हृदय के 
भीतर शब्द? निवास कर लेता है, उसकी (सांसारिक वासनाओं के प्रति) प्यास जाती 
रहती है। वह (ईश्वर का) आदेश समक कर जीवन की चौपड़ खेलता है और मन 
लगा कर अपने (भावों का) पॉसा डालता है। जो भक्त अविगत (ईश्वर) को जान कर 
उसका भजन करते हैं, उनका किसी प्रकार भी नाश नही होता । कबीर कहता है, वे 

वक कभी नहीं हारत जो पॉसा डालना जानत है । 


न 


एक दुग (शरीर) है, उसके पॉच विश्वसनीय ओर बलवान रक्षक (पंच प्राण) 

वे पॉचों सुकसे केफ्रियत तलब करते है। मैने किसी की जमीन तो जोती-बोई नही 
ह। (ऐसी स्थिति में) केफ़ियत देना दुःखप्रद मालूम होता है। ऐ हरि भक्तों, मुझे इस 
दुग के पटवारी (मन) की नीति डसती या दुःख देती है । जब मेने भुजा उठा कर गुरु 
को रक्षा के लिए पुकारा तब उन्होने मेरा उद्धार कर लिया । उस दुर्ग में नो तो दंड 

वाले जमादार (नव द्वार) है ओर दस दौड़ने वाले मंसिफ्र (दस इंद्वियाँ) हैं। वे 
किसी (भक्ति-भाव की) प्रजा का निवास करने नही देते । वे (बुद्धि की) पूरी डोरी 
नापते भी नहीं है और बहुत बेगार लेते हैं। बहत्तर कोठे वाले घर (शरीर) में एक 
पुरुष (अहकार ) समाया हुआ हे, उसी ने मेरा नाम (बेगार में) लिखा दिया है । जब 
घधमराज का चिटा देखा गया तो मेरे ऊपर न पावना था न देना । अतः सतो की कोई 
निदा न करे क्योंकि सत और राम एक ही है। कबीर कहता है, मैने वह गुरु पा 
लिया हे जिसका नाम विवेक है । 


परिशिष्ट ४१ 


रागु बिलावलु 
१ 


यह ससार ऐसा तमाशा है कि इसमें कोई ग्थायी रूप से रहने नहीं पायेगा । तुम 
सीघे-सीधे अपने रास्ते चलो नहीं तो यह ससार तुम्हे बहुत बुरा धक्का ढंगा। 
बालक, बूढे और तरुण होते हुए सभो को यह यम ले जायगा। यह वेचारा मनुष्य 
तो चूहा बनाया गया दे जिसे झात्यु रूपी विज्ली खा जायगी । चाह मनुष्य धनवान हो 
चाहे निर्धन हो, इसकी कोई मर्यादा नहीं है । काल इतना बली है कि वह राजा ओर 
प्रजा को समान रूप से मारता है। ईश्वर के सेदक जो उनके कृपा-भाजन है, उनकी 
तोबात ही दूसरी है । वे न आत है, न जाते है, न कभी मरते है क्योकि वे परब्रह्म के 
साथी है पुत्र, स्त्री, लद्मी ओर माया इन्हे (अपने वारतविक रूप मे) जान कर छोड़ 
दो | कबीर कहता है, हे संतो, (इस त्याग से) सारंगपारि ब्रह्म तुम्हें अदश्य मिल 
जायगा । 


हु 
ञ 


मैं न विद्या पढता हूँ ओर न वाद-विवाद्‌ करना जानता हूँ । मैं तों हरि के गुण 
कहते-सुनते पागल हो गया हैँ । मेरे बाबा, सारा संसार चतुर है, केवल मै पागल हैँ । 
में तो बिगढ़ ही गया हूँ । (मेरे साथ) कोई दूसरा न बिगड़े । भें स्वयं पागल नही हुआ 
हूँ, राम ने मुझे पागल कर दिया है ओर मेर सतगुरु ने मेरा सारा श्रम जला दिया 
है। मैं अपनी बुद्धि खोकर विगड़ गया हूँ । मेरे भम से कही कोई दसरा सुलावे में न 
पड़ जाय । असली पागल तो वह हे जो अपने को न पहिचाने । जो अपने को पहि- 
चानता है वहीं केवल एक (ब्रह्म) को जानता है। जो इस अवसर पर (ईश्वर फी 
अनुभूति से) मतवाला नही हुआ, वह कभी मतवाला नहीं हो सकता | कवीर कहता 
हैं, में तो राम ही के रंग में रंग गया हैँ । 


३ 


घर छोड़ कर वन-खड में चले जाओ ओर चुन-चुन कर सात्विक कद-मूल खाओ | 
कितु मूर्ख मन बहुत पापी है जो अपना विकार अभी तक नही छोड़ता । मैं इस संसार 
से केसे छट और इस बड़े भव-सागर से केसे पार पाऊं ! हे मेरे विद्व॒ल, मेरी रक्षा करो, 
यह सेवक तुम्हारो शरण में है। भिन्न-भिन्न विषयों को वासना छोड़ी नही जाती। 
अनेक यत्नों से अलग हटाता हूँ फिर भी यह बार-बार लिपट ही जाती हं। थोवन 
व्यतीत हो गया, अब बुढ़ापा है, मेने कुछ भी भला नहीं किया। मैंने इस अमूल्य 
जीव को कोड़ी मोल फेक दिया । कबीर कहता है, हे मेरे माधव, तुम सवन्यापी हो 
तुम्दारे सदृश कोई दयालु नही हे ओर मेरे सद्दश कोई पापी नही है । 


रे संत कबीर 


है. ५ 
[इस पद्‌ में कबीर की माँ का मनस्ताप वर्णित है ।] 

प्रति दिन जुलाह्ा (कबीर) जल भर कर घड़ा लाता है। भूमि को लीपते हुए 
इसका जीवन व्यतीत होता है । इसे ताना बाना आदि कुछ नही सूकृता, यह तो एक- 
मात्र हरि के प्रेम में लिपट गया है। हमारे कुल में किसने “राम? नाम कहा है ! जब 
से इस निपूते ने माला ली है तब से कुछ भी खुख प्राप्त नही हुआ । हे जिठानी, हे 
देवरानी, एक अचरज जो हुआ वह तो सुनो । इन मंडियो (साधुओं) ने सात सूत 
(अपने शरौर की सप्त धातुएँ) तो नध्ठ कर दी कितु इस मृंडिया (साधू बने हुए मन) 
को किसी ने नही मारा । (सुनते हैं कि) गुरु ने सब सुखों के एक-सात्र' स्वामी हरि 
का नाम इसे दिया है । उसी हरि ने संत प्रह्नाद की प्रतिज्ञा रक्खी और हिरण्याक्ष को 
नख से विदीर्ण किया । इसने घर के देवताओं और पितरों की पूजा छोड़ दी है और 
गुरु का शब्द-मात्र अंगीकार किया है । कबीर कहता है, यह सब पापों के नाश करने 
वाले संतों को लेकर अपना उद्धार कर रहा है । 


ण्‌ 
हरि के समान कोई राजा नही है । संसार के ये सभी राजे तो चार दिन के हैं 
जो भू-मूठ ही शासन करते हैं | तेरा सेवक भर हो, वह कही भी घूमें, वह तीनो 
लोको में मान्य है। उस सेवक की ओर कोन हाथ उठा सकता है ? उसके गौरव का 
तो कोई अनुमान भी नही कर सकता | हे मेरे अचेत मूढ़ मन, तू अब भी चेत जा, 
उस (ब्रह्म का) अनाहत संगीत बज रहा है। कबीर कहता है, संशय और श्रम से 
रहित ध्रव और प्रह्मद पर उसी ने कृपा की थी । 
६ 
(हे प्रभु) तुम्ही मेरी लजा रकक्‍्खो, मुझ से तो वह बिगड़ ही गई । शील, धर्म, 
जप ओर भक्ति-मैने कुछ भी नहीं किया । मेरी तो अभिमान से टेढ़ी पगड़ी हो रही 
है। मैने इस शरीर को अमर मान कर सुरक्षित रक्खा कितु यह तो अंत में म्ूठा 
और कच्चा घड़ा निकला। जिन (पुत्र और सत्री) को हमने अनुग्रह पूर्वक (जीवन में) 
सँवारा, उन्होने ही हमें भुला कर दूसरा मार्ग पकड़ा । संधिक (सन्निपात) रोग में पढ़े 
हुए के समान बकने-फकने वाले को साधु नहीं कहा जा सकता । इस लिए मैं (साधु 
बन कर) तुम्हारी ज्योढ़ी की शरण में पड़ा हुआ हैँ । कबीर कहता है, मेरी यह 
विनय सुन लो कि हम पर यम-यातना मत डालो । 


(हम) थके हुए तुम्हारे दरबार में खड़े हुए हैं । तुम्हारे बिना हमारा ध्यान कौन 
रकखे १ किवाड खोल कर कृपा पूर्वक दर्शन दो। तुम्हीं धन हो, तुम्हीं धनी हो, उदार 
हो, त्यागी हो, कानों से तुम्हारा सुयश झुनता हूँ । मै किससे मॉगू ? मुझे तो सभी 
निर्धन दिखाई देते हैं। मेरा निस्तार तो तुम्ही से है। जयदेव, नामदेव और ब्राह्मण 


परिशिष्ट औै है 


सुदामा इन पर तुमने अपार कृपा की है। कबीर कहता है, तुस समर्थ दानी हो। 
चारो पदार्थ (अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष) देते हुए तुम्हें देर नही लगती । 


प्द 
डंडा, मुद्रा, खिंथा (गुदड़ी) ओर आधारी (बॉह टेकने की लकड़ी) लिए हुए ऐ 
बेशधारी जोगी, तू भ्रम के भावों ही में घूम रहा है। ऐ पागल, तू आसन और 
प्राणायाम को दूर कर ओर कपट छोड़ कर हरि का भजन कर । जिससे तू याचना 
करेगा हा तीनो भवनों का स्वामी है। कबीर कहता है, वही केशव संसार में सच्चा 
जोगी है। 


& 
हे जगदीश गुसाईं, यह माया तुम्हारे चरणों को (हमारे मन से) भुला देती है । 
फिर यदि मनुष्य के हृदय में तुम्हारे ग्रति प्रीति उत्पन्न नहीं होती तो वे बेचारे क्‍या 
करें इस तन, धन और माया को घिक्कार है । मति और धूत॑ बुद्धि को भी बारं- 
बार धिक्‍कार है। यदि इस माया को दृढ़तापूर्वक बाँध कर रखोंगे तभी इससे बच 
सकोगे । क्या खेती और क्या ल्ेना-देना (व्यापार)! यह सब झूठे अभिमान का 
प्रपंच है। कबीर कहता है, ये (स्ूठा उद्यम करने वाले) अंत में किंकर्तव्य-विमूढ़ हो 
जायेंगे और उनका रुत्यु-मय आ जायगा। 
१० 
इस शरौर- सरोवर के भीतर एक अनुपम कमल (सहल्लनदल कमल) है। उसमें 
परम ज्योति पुरुषोत्तम (का निवास) है जिसके न कोई रूप है, न रेखा। इसलिये रे 
मन, भ्रम छोड़ कर जगजीवन राम और हरि का भजन कर। न तो इस संसार में 
कुछ आता हुआ दिखलाई देता है, न जाता हुआ । यह संसार पुरइन के पत्तें की 
तरह जहाँ उत्पन्न होता है वही विनष्ट हो जाता है। कबीर कहता है, मेंने खुख से 
“हज? का विचार करते हुए माया को मिथ्या जान कर छोड़ दिया। तुम भी अपने 
मन के मध्य में निवास करते हुए मुरारी की सेवा करो । 
११ 


मेरे जन्म और मरण का भूम चला गया ओर गोविंद से मेरी लो लग गई । गुरु 
के उपदेश की जागृति से मैं जीते-जी शून्य में लीन हो गया। हे पंडित, (तुम कहते 
हो कि) काशी से ही ब्ह्म-नाद उत्पन्न होता है ओर काशी ही में लीन हो जाता है। 
(मैं पूछता हूँ) जब काशी का ही विनाश हो जायगा तब यह ब्रह्म-नाद कहाँ समायगा 
मैंने तो इस ब्रह्म-नाद को त्रिकुटी के संधि-भाग में देखा है ओर उसी की ध्वनि संसार 
के अगु-अरा में जाग रही है। अतः मुममें ऐसी बुद्धि का संचार हो गया कि मैं अपने 
शरीर में ही त्यागी हो गया हूँ । मैंने अपने आप (में खोज कर) उस ब्रह्म को जान 
लिया है और मेरी आत्मा का तेज उस महातेज में लीन हो गया है। कबीर कहता 
है, अब मैंने गोविद को जान लिया है ओर मेरा मन संतुष्ट हो गया है। 

डरे 


५४ संत कबीर 


१२ 

हे देव | जिसके हृदय में तुम्हारे चरण-कमल निवास करते है वह यहाँ, वहां 
क्‍यों घूमता फिरे १ उसके पास तो जैसे सभी सुख और नवो निधियाँ है । वह सरलता 
से तुम्हारे यश का गान करता है। हे देव, जब तुम उसके हृदय से कुटिलता की गॉठ 
खोल देते हो तब उसकी ऐसी मति हो जाती है कि वह सब।जीवों में तुम्हीं को देखने 
लगता है । और जब बारबार माया उसे बाधक प्रतीत होती है तो वह अग्रसन्नता से 
अपने मन ही को तोलता है। इस प्रकार जहाँ जहाँ वह जाता है, वही से उसे सुख 
मिलता है। तब माया उसे मटका नही दे सकती। कबीर कहता है, राम के प्रति 
प्रीत की ओट में मेरा मन पूर्ण संतुष्ट हो गया । 


रागु गोंड 


१ 

संत के मिलने पर उससे कुछ सुनना-कहना चाहिए । यदि असंत मिल्ले तो चुप 
हो रहना चाहिए । बाबा, उससे क्या बोलना और क्या कहना ! चुप होकर जैसे राम 
नाम में ही लीन हो जाना चाहिए। संतो से बोलने में तो उपकार होता है कितु मूर्ख 
से बोलना मानो कख मारना है। बोलते बोलते ही तो बुराई बढ़ती है। न बोलने से 
वह बेचारा क्या कर सकता है ! कबीर कहता है, खाली घड़ा ही आवाज करता है; 
जो भरा होता है उसका पानी हिलता भी नहीं है (और वह शब्द भी नही करता ।) 

२ 

मनुष्य मर कर मनुष्य के भी काम नहीं आता । पशु मर कर दस काम सँवारता 
है। फिर मैं अपने कर्मों की क्या गति समझ ! हे बाबा, मैं क्या समझ ! हड्डियाँ इस 
तरह जल जाती हैं जैसे काठ और केश इस तरह जल जाते हैं जैसे घास का पूला। 
कबीर कहता है, मनुष्य तो (अपनी मोह-निद्रा से) तभी जागेगा जब यम का दरंड 
उसके सिर पर लगेगा। 


रे 

आकाश में गगन है, पाताल में भी गगन है, चारों दिशाओं में गगन रहता है। 
वही आनंद-मूल चिरंतन पुरुषोत्तम है। इसलिए शरीर के विनष्ट होने पर गगन 
विन नहीं होता । यही देख कर मुझे वैराग्य हो गया । यही जीवात्मा यहाँ आकर 
कहाँ चला जाता है ! (पुरुषोत्तम ने) पंच तत्वों को मिला कर शरीर का निर्माण किया, 
इसमें जीवात्मा जो तत्व है. उसका निर्माण किस वस्तु से किया ? तुम जीब को कर्म- 
बद्ध कहते हो तो कर्म को किसने जीवन प्रदान किया ? हरि में ही पिंड है और पिड ही 
में हरि है, वही हरि सवंमय और निरतर है । कबीर कहता है, मैं राम-नाम को नहीं 
छोड़गा । जो कुछ स्वाभाविक रीति से हो रहा है, उसे होने दो । 


डं 
[कहा जाता है कि सिकंदर लोदी ने कबीर को दंड देने के लिए उन्हें बाँध कर 


प्रिशिष्ट द्ज्‌ 


हाथी के सामने फेक दिया था। किंतु हाथी चिंघाड़ मार कर दर भाग गया था। उसी अब- 
सर का यह पद ज्ञात होता है।] मेरी भुजाएँ बाँध कर, मुझे पिंड बनाकर (हाथी के 
सामने) डाल दिया किंतु हाथी ने क्रद् होकर अपना सिर पृथ्वी पर दे मारा । फिर 
भाग कर चीत्कार करने लगा। में प्रभु के रूप की बलिहारी जाता हूँ । तू मेरा स्वामी 
है और यह तेरी ही शक्ति है (के हाथी चीत्कार करता हुआ भाग गया। दूसरौ 
ओर क़ाजी क्रुद्ध होकर बक रहा है कि 'हाथी चलाओ ।) रे महावत, मैं तुके काट 
डालूगा, इस हाथी को मार कर जल्दी आगे बढ़ा / हाथी आगे नही बढ़ता | वह 
(प्रभु का) ध्यान धरता है क्योंकि उसके हृदय में भी भगवान निवास करते हैं। भला, 
(संत ने क्या) अपराध किया है कि उसकी पोटली (गठरी) बनाकर हाथी के सामने 
रख दी । हाथी उस पोटली को ले लेकर नमस्कार करता हे । क़ाजी अज्ञानांधकार में है 
अतः वह इस रहस्य को नहीं समक सकता । तीन बार उस क्राजी ने अपनी प्रतिज्ञा 
भरी (और हाथी के सामने संत को डाला) मन कठोर होने के कारण उसे फिर भी 
(ईश्वर की शक्ति में) विश्वास नहीं हुआ। कबीर कहता है, हमारा (स्वामी) गोविंद 
है। भक्त की आत्मा का निवास तो सदैव चौथे पद (मुक्ति) में है । 
्ज 


(इस शरीर में जो आत्मा है) यह न तो मनुष्य है, न देव । न यह यति कहलाती 
है, न शिव । न यह योगी है, न अवधूत । न इसके कोई माता है, न पुत्र । इस महल 
(शरीर) में कौन निवास करता है, उसका अंत किसी ने भी नहीं पाया। न यह गृही 
है, न उदासी । न यह राजा है, न भीख माँगने वाला । न इसके पिंड है, न लाल रक्त । 
न यह ब्राह्मण है, न बढ़ई । न यह' तपस्वी कहलाता है, न शेश्न । न इसे कभी जीते देखा 
है, न मरते । इसके “मरने? पर जो कोई रोता है वह अपनी मर्यादा ही खोता है । गुरु 
के प्रसाद से मैने रास्ता पा लिया है ओर मैने जीवन-मरण दोनों को नष्ट करा लिया 
है। कबीर कहता है, यह जीवात्मा राम (परमात्मा) का अंश है और यह उसी प्रकार 
नहीं मिट सकता जिस प्रकार काग्रज़ पर स्याही का चिह्न नहीं मिट सकता। 

प्‌ 

(कबीर की भक्ति पर व्यंग्य करते हुए उनकी स्त्री लोई कहती है :) पानी के कम 
हो जाने से करवे का धागा दृट-दुट जाता है और वह दूसरी ओर बाहर होकर मानों 
अपने कान हिलाता हुआ निकल पड़ता है। बेचारा कूच फूल गया है और उस पर 
फफूंदी चढ़ गई है ओर मंडीआ (हत्था जो रा्व के ऊपर रहता हैं) के सिर काल 
चढ़ने वाला है अर्थात्‌ शीघ्र ही नष्ट होने वाला है । इसी मंडिया (हत्था) के खरीदने 
में सारा पैसा लग गया था। ओर इसके आने-जाने के प्रयोग में कभी कसर नहीं होती 
थी (अर्थात्‌ सदैव करघा चलता रहता था ।) कितु अब तुरी (तोड़िया) ओर नरी की 
बात ही छोड़ दी गई है क्‍योंकि उनका (कबीर का) मन राम-नाम ही में रंग गया है । 
लड़की और लड़कों के खाने के लिए कुछ भी नही है। हाँ; ये मुंडिया (साथु संन्यासी) 


४९६ संत कबीर 


प्रति दिन संतुष्ट किये जाते हैं। एक दो (मंडिया) घर में हैं, एक दो रास्ते में हैं (जो 
घर की ओर आ रहे हैं ।) हम लोग तो ज़मीन पर बिस्तर डाल कर सोते हैं और इन 
लोगों के लिए खाट का प्रबंध किया जाता है। ये लोग सिर धोकर कमर में पोधी 
बाँध लेते हैं, बस इसी बात पर ये तो मेरे घर में रोटी खाते हैं ओर हमें चबैना हो 
मिलता है। ये मडिया (संन्यासी) ओर मुंडिया (संन्‍्यासी-- हमारे पति) एक हो गए 
हैं। इन संन्यासियों ने हमें डुबाने ही की ठानी है। (यह सुन कर कबीर ने कहा /) 
ऐ अंधी और निर्दयी लोई, इन्हीं मुंडियों के भजन करने से तो कबीर को (भगवान) 
की शरण मिली है। 


हि 


स्वामी (मनुष्य) मर जाय, फिर भी स्त्री (माया) नहीं रोती क्‍योंकि उस स्त्री 
(माया) को रखने वाला फिर दूसरा (मनुष्य) हो जाता है । जो-जो उस स्त्री को रखता 
है उसका विनाश तो हो ही जाता है। उसके लिए आगे तो नरक है, यहाँ भले ही 
भोग-विलास हो । यही स्त्री एक अमर सुहागिनी है, क्योंकि यह सारे संसार की प्रिय- 
तमा है और समस्त जीव जंतुओं की नारी है। इस सुहागिनी (माया) के गल्ले में सदैव 
हार (सौंदर्य) सुशोभित होता है किंतु यही हार संत के लिये संसार में विष उत्पन्न 
करता है। यही पसखियारी (कगड़ालू औरत) #ंगार करती रहती है यद्यपि यह बेचारी 
संत के सामने हमेशा ठिठक रहती है। संत भागता है तो यह उसके पीछे पड़ जाती 
है (हाँ, एक बात अवश्य है कि) गुरु के प्रसाद से यह (संत की) मार को डरती रहती 
है। यह नारी शाक्त की शरीर-रक्षिका हे।किंतु हमें तो यह भूखी-प्यासी डायन ही 
दृष्टि पड़ती है। हमने इसका भेद (रहस्य) अनेक प्रकार से जान लिया जब गुरुदेव _ 
कृपालु होकर हमसे मिल्ले। कबीर कहता है, अब तो यह मुझसे दूर बाहर निकल 
गई है किंतु यह संसार के अंचल में (मोती की) लड़ी की भाँति शोभित हो रही है। 


] 


जिस घर में शोभा (वास्तविक वैभव) नहीं है, उस घर से अतिथि भूखे चल्ले 
जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के हृदय में संतोष नहीं होता | उसे तो जैसे बिना सुहागिनी 
(माया) के दोष लगता है। ऐसी महा पवित्र (!) सुहागिनी को धन्य है ! जिसे देख 
कर तपस्वी और तपस्वीश्वरों का चित्त भी चंचल हो जाता है । यह सुहागिनी (माया) 
तो कृपरों की पुत्री है (बही इसको सुरक्षित रखते हैं) यह सुहागिनी (ईश्वर के) 
सेवकों को तो छोड़ देती है और (विलासी) संसार के साथ शयन करती है । वह साधुओं 
के दरबार में खड़ी रहती है और प्रार्थना करती है कि "मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा 
निस्तार करो |? यह सुहा गिनी बहुत संदरी है, उसके पण्ों में नूपुर है और वह मधुर 
ध्वनि करके नृत्य करती है। जब तक शरीर में प्राण हैं तमी तक वह साथ रहती है 
नहीं तो वह नंगे के सामने से शीघ्र ही उठ कर चली जाती है| इस सुहागिनी ने तीनों 
भुवन (लोक) अपने अधिकार में कर लिए हैं। इसने अठारहों पुराण और तीथों में 


परिशिष्ट ७ 


बड़ा विलास किया है। इसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को (अपने रूप में) आबद्ध 
कर लिया है ओर बड़े बड़े राजाओं का हृदय विदीणं कर दिया है। इस सुहागिनी का 
वार-पार नहीं है। पहले तो नायक नारद के सामने विधवा सदृश रही बाद में उसी 
नारद के (संयम के) घड़े को इसने फोड़ डाला । कबीर कह्दता है, मैं तो गुरु की पा 
से ही (इसके जाल से) छूट सका हैँ । 
& 

जिस प्रकार बलद्दर (परोपकारी व्यक्ति) घर में स्थिर नही बैठ सकता उसी प्रकार 
प्रभु के नाम के बिना तू (संसार-सागर से) कैसे पार उतर सकता है? बिना घड़े के 
जल ठहर नहीं सकता इसी तरह बिना साधु के अविगत (ब्रह्म) मनुष्य के पास से 
यो ही चला जाता है। जो राम की ओर सचेत नहीं होता उसे मे जला देना चाहता 
हुँ। (मनुष्य को तो) तन और मन से राम में रमण करते हुए कर्म-्षेत्र ही में रहना 
चाहिए । जिस भाँति बैल के बिना जमीन नही बोई जा सकती, उसी भॉति बिना सूत 
के मणि कैसे पिरोई जा सकती है ! बिना घु डी के वच्च में क्‍या संग्रह किया जाय उसी 
भाँति बिना साधु के अविगत (ब्रह्म) मनुष्य के पास से यों ही चला जाता है। जिस 
प्रकार माता पिता के बिना बालक नहीं होता उसी प्रकार बिना बिब (रीठा) के कपड़े 
कैसे धोये जा सकते हैं ! जिस प्रकार बिना घोड़े के सवार नहीं हो सकता उसी 
प्रकार बिना साधू के प्रभु के दरबार में प्रवेश नही हो सकता। जैसे बिना बाजे के 
विवाह की फेरी नही ली जाती उसी भाँति अवहेलना करके स्वामी अभागिनी ज्नी 
को छोड़ भी देता है। कबीर' कहता है, मुझे तो (अपने को ओर प्रभु को) एक ही 
करना है और गुरु से दीक्षित होकर मुझे फिर नहीं मरना है । 

१० 

कूटना वही है जो मन को कूटा जाय । यदि मन को कूठा जाय तो यम से छुट- 
कारा मिल सकता है। मन को कूट कूट कर यदि कसौटी पर कसा जाय तो उस कूटने 
पर शाघ्र ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इस संसार में 'कूटना? किसे कहते हो ! अपने 
कथोपकथन में सब लोग इस पर विचार करो। नाचना वही है जो मन से नाचा 
जाय | भ्ूूठमूठ ही विश्वास न कर सच्चा परिचय प्राप्त करना चाहिए। इस मन के 
आगे ही ताल का सम? आना चाहिए तभी मन इस नाचने का रक्षक हो सकता है। 
बाजारी (व्यापारी) वही है जो बाज़ार (संसार) में खोज करता है और पाँच धूर्तों 
(इंद्रियों) को समझा सकता है। वह नौ स्वामियों (पॉच प्राण और चार अंतःकरण) 
की भक्ति पहिचान सकता है। ऐसे ही व्यापारी को हम गुरु मानते है। चोर वही है जो 
बात नही करता, इंद्वियो को यत्न पूर्वक चुराता है और (प्रभु के) नाम का उच्चारण करता 
है। कबीर कहता है कि हममें इन्ही (कूटने वाले, नाचने वाल्ले व्यापारी ओर चोर) 
के लक्षण थे । श्री गुरुदेव को धन्य है कि उन्होने इन्हीं रूपों को विचच्तणा बना दिया । 


११ 
श्री गोपाल को धन्य है, श्री गुरुदेव को धन्य है, श्री अनादि को धन्य है जो 


श्प संत कबीर 


भूखे को (ग्रास) सरकाते (देते) हैं । वे संत भी धन्य हैं. जिन्होंने इस बात को जान 
लिया है, उन्ही को सारंगपाणि (प्रभु) मिलेंगे। जो आदि पुरुष हैं, वे ही अनादि हैं। 
उनका नाम भोजन के स्वाद को भाँति जपना चाहिए । नाम का जाप करना चाहिए 
और अन्न का जाप करना चाहिए जो जल के साथ अच्छा बन जाता है। जो मनुष्य 
अन्न का बहिष्कार करते है वे तीनो लोको में अपनी मर्यादा खोते हैं। थे अन्न छोड़ 
कर पाखंड करते हैं। न वे सुहागिनी की भाँति हैं ओर न अभागिनी की भाँति । वे 
लोग अपने को संसार में दूधाधारी (दूध के आधार पर रहने वाले) घोषित करते हैं 
कितु गुप्त रूप से आपस में बाँट कर कसार (भुना हुआ आटा जिसमें शकर और मेवे 
मिले रहते हैं) खाते हैं । (ये लोग यह नही जानते कि) बिना अन्न के सु-काल नही हो 
सकता, अन्न को छोड़ देने से गोपाल (प्रभु) भी नही मिलते हैं । कबीर कहता है, हमने 
रा इसी रा समा है और उस अनादि स्वामी को धन्य है जिससे मेरा मन संतुष्ट 
हो सका है । है 


रागु रामकली 
१ 


काया रूपी मद्र बेचने वाली ने (आत्मा के) लाभ के लिए गुरु का शब्द ही गुड़ 
किया ओर उसमें तृष्णा, काम, क्रोध, मद ओर मत्सर को काट-काट कर उसका 
खिंचा हुआ अक मिला दिया। क्या कोई ऐसा संत है जिसके हृदय में 'सहज' का 
सुख है ! उसे मैं अपना समस्त जप दलाली के रूप में दे सकता हूँ । वह मेरे मन और 
शरीर को (उस मद की) एक बूंद भर ही दे दे । हा, वह संत उस मद्र बेचने वाली से 
वह मद प्राप्त भर कर सके । उस मद्यवेचने वाली ने चौदहों भुवनों को तो भट्टी बनाया 
ओर उसमें ब्रह्मामि किंचित्‌ मात्र ही जलाई। उसमें मुद्रा रूपी मदक मिलाई गई और 
सहज?” की ध्वनि से ओत-प्रोत सुषुम्णा नाड़ी उस मद को पोंछने वाली (या निचोड़ने 
वाली) बनी । उसके मूल्य में तीर, अत, नेम और पवित्र' संयम तथा (शरीर के अंत- 
गत) सूर्य ओर चंद्र हूपी आभूषण भी दे दो और आत्मा रूपी प्याले में इस अमृत 
का मीठा रस, जो महारस है, उसे पियो। उसकी बहती हुईं धारा अत्यंत निर्मल होकर 
चू रही है, इसी रस में मेरा मन अनुरक्त हो गया है। कबीर कहता है, अन्य सभी 
रस सार-हीन हैं, एक यही महारस सच्चा है। 

२ 

ज्ञान को गुड़ करो ओर ध्यान को महुवा बनाओ, संसार को भट्टी बना कर मन में 
धारण करो । उसमें सहज? भाव में रमी हुईं सुषुम्णा को नैली बनाओ, तब पीने 
वाला (संत) उस महारस को पी सकेगा। हे अवधूत, मेरा मन मतवाला हो गया है। 
इन मदों के रस को चख कर वह उनन्‍्माद पर चढ़' गया है और उसे समस्त त्रिभुवन 
मेंप्रकाश दीख पढ़ता है। दोनो पुरों (लोक और परलोक) को जोड़ कर मैंने अपनी 


पार. 


भष्टी में रस उत्पन्न किया और तब इस सारी महा रस का पान किया। काम-क्रोध इन 
दोनों को मैने जलने वाली लकड़ी बनाया जिससे मुक्त से सांसारिकता छूट गईं। गुरु 
के द्वारा अनुभूत ज्ञान का स्पष्ट प्रकाश फैल गया और सतगुरु से मैने स्मृति प्राप्त की 
(कि मुक्त में और उसमें कोई अंतर नही है।) दास कबीर तो उसी मद से मतवाला 
है जो कभी उछल (उतर) नही जाता। 


३ 


हे स्वामी, तू मेरे लिए मेरु पर्वत के समान है। मैने तेरी ही ओठट (शरण) ली 
है। न तो तुम अस्थिर होते हो और न मेरा पतन होता है । इस भाँति हे हरि, तुमने 
हमारी (लज्जा) रख ली है। अब, तब, जब और कब (सभी समय) तुम ही तुम हो। 
ओर तुम्हारे प्रसाद से हम सदैव ही सुखी है। तुम्हारे ही भरोसे पर मै मगहर बसा 
और मेरे शरीर की सारी जलन बुक गई। पहले मैंने मगहर के दर्शन पाये, इसके 
बाद में काशी में आकर बस गया। मेरे लिए जैसा मगहर, वैसी ही काशी ! हमने तो 
दोनो को एक ही समझा है। हम तो निर्धन जीव है पर हमने (ज्ञान का) यह ऐसा 
धन पा लिया है जिसको पाकर अभिमानी लोग अपने गुमान में फ़ूल कर मर जाते। 
यदि में अभिमान करूँ तो मुझे! ऐसा शूल चुमता है जिसके निकालने के लिए कोई 
(व्यक्ति) नही है। अभी तक (पूर्व जन्म के शूल की) तीखी चुमन से मैं बिलबिला 
रहा हूँ ओर घोर नारकीय यंत्रण मैं पड़ा हुआ सड़ रहा हूँ । क्या नक है ओर क्‍या 
बेचारा स्वर्ग है, संतों ने दोनों ही को देख डाला (नक॑ संसार में आर स्वर्ग ईैश्वरा- 
राघन में)। हम भी अपने गुरु की कृपा से दोनों में से किसी की मर्यादा नही रखते । 
अब तो हम (भक्ति के) सिहासन पर जा चढ़े हैं और हमें सारंगपाणि (प्रभु) मिल 
गए हैं। राम ओर कबीर दोनो मिल कर इस प्रकार एक हो गए हैं कि (भिन्नता को) 
कोई पहिचान ही नहीं सकता । 


ढ 


हे संतो, तुम मुझे अपना सेवक मानों ओर मेरी सेवा की यही सीमा है कि रात 
दिन मैं तुम्हारे चरण धोऊँगा और केशों (सिर) पर चैंवर फेरूँगा। हम तो तुम्हारे 
दरबार के कुत्ते हैं। तुम्दारे आगे हम मेँह फाड़ कर भोंकते हैं। पूर्व जन्म से ही हम 
तुम्हारे सेवक हैं, अब इस जन्म में तो (पूर्व जन्म के अंक) मिट नहीं सकते । तुम्हारे 
दरवाज़े पर सहज” की ध्वनि से मेरा माथा दाग्म दिया गया है (उसका चिह मेरे 
मस्तक पर है) जो इस प्रकार का चिह्न मस्तक पर रखते हैं वही (संसार) संग्राम में जूफ़ 
सकते हैं ओर जिनके मस्तक पर यह' चिह्न नही है, वे भाग जाते हैं। जो साधु होता 
है वही भक्ति को पहिचान सकता है ओर हरि रूपी खज़ाने को ग्राप्त कर सकता है। 
कोठे (शरोर) में एक कोठी (सहस्र दल कमल) है और उस कोठी (सहस्न दुल कमल) 
में भी एक सुक्षम कोठी (ब्ह्म-रंध्र है) उस पर विचार करो । उसी स्थान की वस्तु (ब्रह्म) 
गुरु ने कबीर को दी है और कबीर ने उस वस्तु को सेंसाल कर ग्रहण की है। फिर 


ददै० संत कबीर 


कबीर ने वही वस्तु संसार को दी कितु वह उसी ने ली जो भाग्यवान है। यह 
(बह्मानंद रूपी) अम्गत का रस जिसने पाया उसी का सोभाग्य स्थिर है। 
ण्‌ 

जिस ब्राह्मण के मुख से वेद और गायत्री उच्चरित होती है वह बाह्मण (प्रभु को) 
क्यो भूल जाय १ सारा संसार जिस ब्राह्मण के चरण-स्पर्श करता है, वह हरि-स्मरण 
क्यों न करे ! मेरे ब्राह्मण, तू हरि-नाम क्यो नही कहता १ तू राम-नाम क्यों नहीं 
लेता ? पडित तू व्यर्थ (अपने से) नक को (और) भरता है ! जब तू स्वयं उच्च है तो 
नीच (अ-ब्ाह्यण) के घर भोजन क्यों करता है १ तू निकृष्ट कर्म करके अपना पेट भर 
रहा है। तू चोदस और अमावम (का ढोंग) रच रच कर दान मॉगा करता है। हाथ 
में दीपक लेकर तू केए में गिर रहा है। तू ब्राह्मण है, मैं काशी का जुलाहा हैँ । मेरी 
ओर तेरी बराबरी केसे बन सकती है! हमारे (साथ वाले) तो राम-नाम कह कर 
उद्धार पा गए और पंडित वेद के भरोसे डूब कर मर गए ! 

६ 

एक तरुवर (शरीर) है जिसके अगरणित डालियाँ और शाज्तरें (नाड़ियाँ) और रस 
से भरे हुए पुष्प-पत्र (चक्र) हैं। यह तो अमृत (रस) से भरा हुआ एक बाग्म है और 
इसे पूर्ण करने वाला (इसका रक्षक) दरि है। अब तो मैंने राजा राम की कहानी 
जान ली है। राम ने मेरी अंतज््योति प्रकाशित कर दी है जिसे बिरला शिष्य ही 
जान सकता है। पुष्प (चक्र) के रस में अनुरक्त एक म्रमर (जीवात्मा) है जिसने 
(हृदय स्थल में स्थित) अनाहत चक्र" (जिसमें बारह दल होते हैं) को हृदय में धारण 
कर लिया है। इससे विशुद्ध चक्र (जिसमें सोलह दल होते हैं) में पवन (प्राणायाम) 
संचरित होने लगा है और आकाश में फल (सहस्न दल कमल) विकसित होने लगा 
है। 'सहज' शक्ति से संपन्न शून्य में एक छोटा-सा पौदा (कंडलिनी)3 उत्पन्न (इृश्टिगत) 


१ इस चक्र पर जो चिंतन करता हैं, वह अपरिमित ज्ञान प्राप्त करता है। भूत, भविष्य 
और वर्तमान जानता है। वह वायु पर चल सकता है अर्थात्‌ उसे खेचरी शक्ति (आकाश 
में उडने की शक्ति) प्राप्त हो जाती है। 

शजो इस चक्र पर चिंतन करता है वह योगीश्वर हो जाता है । वह चारों वेदों 
को उनके रहस्यो सहित समझ; सकता है। इस चक्र पर ध्यान करते ही साधक का संबंध 
बाह्य जगत से छूट कर श्रांतरिक जगत से हो जाता है। उसका शरीर कभी निबल नहीं 
होता और वह १००० वष तक शक्ति-संपन्न जीवन व्यतीत करता है । 

3मूलाधार चक्र में स्थित क'डलिनी नाडी जो हठयोग की बडी महत्वपूर्ण शक्ति 
है और जो सप॑ के समान सोती हुई अपनी ही ज्योति से आलोकित है, सुषुम्णा नाडी 
के सदारे छ; चक्रों को पार करती हुई सदृस्धदल कमल के मध्य ब्रह्म-रंश्र मैं पहुँचती दे । 


प्रिशिष्ट ६१ 


हो गया। इसने पए्रथ्वी (मूलाघार चक्र) और सागर (सहस्न दल कमल) ,का शोषण 
कर उन्हें एक कर दिया। कबीर कहता हे, ये उसका सेवक हूँ जिसने इस बिरवें 
(कंडलिनी) को दख लिया है । 
० 

मुद्रा (हठयोग में अंग-विन्यास जैसे खेचरी, भूचरी आदि) को ही मोनि (पिठारी) 
बनाओ, दया को कोली बनाओ, विचार ही को पत्रका (हाथ में पहिनने का आभूषण) 
बनाओ, इस शरीर को सीते (पंयम करते) हुए खिथा (कबल या गुदड़ी) बनाओ 
ओर नाम ही को आधार (आधारी लकड़ी जिसकी टेक देकर गोरख-पंथी साधु एथ्वी 
पर बैठते है) बनाओ । है जोगी, तुम ऐसे योग की सिद्धि करो ओर गुरमुख (सच्चे 
शिष्य) होकर जप, तप और संयम का उपभोग करो | बुद्धि को ही भस्म बना कर 
अपने शरीर पर चढ़ाओ ओर अपनी सुरति (आत्मा) को ही सिगी (मुँह से बजाने 
का बाजा) के स्वर में मिलाओ तथा वेराग्य लेकर मन की सारंगी बजाते हुए 
दरार हूर्पी नगरी में ही परिभ्रमण करो। पच तत्वों (आकाश, पवन, तेज, जल और 
पृथ्वी) को लेकर हृदय में अधिडित करो जिससे तुम्हारी योग-दृष्टि निरालम्ब 
होकर स्थतत्र बनी रहे। कबीर कहता हे, ऐ संतो सुनो, इस योग में धर्म ओर दया 
को ही (अपने चारों ओर का सुख शांतिदायक) उपवन बना लो। (कहने का तात्पये 
यह है. कि योगी बाह्य आडंबरो को छोड़ कर आंतरिक भाव से योग-साधन करे ।) 


ष 


हमारा निर्माण ससार में किस उद्देश्य से हुआ और हमने इस जन्म का कौन-सा 
फल पाया इसका मैंने मन में कभी विचार नहीं किया तथा संसार-सागर के तरण- 
तारण प्रभु (जो चिंतामणि के समान इच्छाओ को पूर्ति करने वाले हैं) उन्हें भी क्षण 
भर के लिए मन में स्थान नही दिया। हे गोविंद, हम ऐसे अपराधी है कि जिस प्रभु 
ने शरीर में प्राण दिए उसकी शुद्ध भावना से भक्ति-साधना नहीं की। पराये घन, 
पराये शरीर, परायी स्री की निदा तथा परायी अपकीति मु कसे नही छूटी । फलस्वरूप 
बार बार (ससार में) मेरा आवागमन होता है और (जन्म-मरण का) यह प्रसंग कभी 
नही दहृटता । जिस घर में हरि ओर संतों की कथा होती हे, उसकी ओर मेने एक 
क्षण भर भी गमन नही किया । मैने सदैव लंपट, चोर और भस्‍स्त सेवकों का ही साथ 
किया। मेरे पास काम, क्रोध, माया, मद और मत्सर हैं और यही मेरो सपत्ति है । 
दया, धर्म ओर गुरु की सेवा ये मेरे निकट स्वप्न में भी नहीं हैं। हे दीनो पर दया 
करने वाले, कृपालु, भक्ततत्सल और मय हरण करने वाले दामोदर, इस सेवक को 
आपति ओर संकट से सुरक्षित रक्खो | हे हरि, में तुम्हारी सेवा करूूँगा। 


इसी रंध्र में प्राण-शक्ति संचित की जाती हे । यहो आत्मा शरीर से स्वततन्न होकर सोड5हं 
अनु भव करती है । 
४४ 


६३ संत कबीर 


& 


जिस स्मरण! से मुक्ति-द्वार से होकर तू संसार की उपेक्षा करते हुए बैकु'ठ 
जाता है, तथा निर्भयता से अपने घर में तूर्य (एक भ्रकार का मंगलमय बाजा) बजाता 
है, जिसके साथ अनाहत संगीत होता रहता है, उस “स्मरण” को तू अपने मन में कर 
क्योकि बिना स्मरण” के कहीं भी मुक्ति नही है । जिस “स्मरण? में किसी प्रकार का 
निषेध नहीं है, जो संसार से मुक्त कर देती है, जिससे तेरे (सुख-दुःख का) बहुत बड़ा 
भार उतर जाता है, उस स्मरण? को तू हृदय में नमस्कार कर । ऐसा करने से तू बार 
बार संसार में आने से बच जायगा । जिस “स्मरण? से तू (अलौकिक) कीड़ाएँ कर 
सकता है, वह स्मरण बिना तेल का सुसज्जित किया हुआ दीपक है। वह दीपक इस 
संसार में अमर है । वह शरीर से काम, कोध का विषय निकाल कर नष्ट कर देता 
है। जिस स्मरण से तेरी गति हो सकती है उस स्मरण को तू अपने कंठ में पिरोकर 
रख | उसी स्मरण को तू करता रह, उसे (गले से) उतार कर सत रख । गुरु के 
प्रसाद से तू अवश्य पार उतर जायगा। जिस स्मरण के करने में तेरे लिए कोई 
मर्यादा नहीं है और जिससे तू चदर तान कर अपने घर में निर्भय सो सकता है; सुख 
देने वाली सेज पर तेरे जीवन का विकास हो सकता है, ऐसे स्मरण का त ग्रतिदिन ही 
पान करता रह । जिस स्मरण से तेरी सारी बलाएँ नष्ट होती है, जिस स्मरण से तुमे 
माया बिद्ध नहीं कर सकती, उस स्मरण से तू बार बार हरि का गुण-गान कर; और 
यह स्मरण तुमे सतगुरु से ग्राप्त होगा । दिन रात तू सदैव स्मरण कर, उठते बैठते 
चन्द्रतअहण की भाँति तू उसे प्रहण कर | जागते सोते तू उसी स्मरण-रस का भोग 
कर । हरि के स्मरण से ही उनसे मिलने का तुझे संयोग प्राप्त होगा । जिस स्मरण 
से तुक पर (कुछ) भार भी नही पड़ता वही स्मरण राम-नाम का सहारा है। कबीर 
कहता है, जिस (स्मरण) का कोई अंत नहीं है, उसके आगे तंत्र मंत्र' कुछ भी 
नहीं हैं. । 

१० 

जब गुरु ने (वासनाओं की) अप्रि बुझा दी तो बंधन में पड़ते पड़ते ही सुक्ति 
मिल गई । जब मैंने सन को नख-शिख से पहिचान लिया तब मैंने अंतरंग होकर 
स्नान किया । और जब मै उन्मन मुद्रा में रह कर विशुद्ध हुआ तब मैने पवन 
(प्राणायाम) पर आधिपत्य प्राप्त किया तथा झत्यु, जन्म और इद्धावस्था से रहित हो 
गया। जब मैंने शक्ति के सहारे (अपनी प्रद्ृत्तियो को) उलट लिया (अन्तमु खी कर 
लिया) तब गगन (ब्रह्म-रंध्र) में प्रवेश पा सका | जब मैंने कु डलिनी (सर्प) से (बद ) 
चक्र बेध लिए तब मैं एकाकी स्वामी (ब्रह्म) से मेट कर सका। जब में मोहमयी 
आशा से रहित हो गया तब मेरे (सहस्धनदल स्थित) चंद्र ने (मूलाधार स्थित) सूर्य का 
ग्रास कर लिया। जब मैने भरपूर कुंभक (प्राणायाम में साँस-रोकना साध) लिया तब 
वहाँ (शून्य गगन में) अनाहत वीणा बज सको। मैं बकते-बकते (आध्यात्मिक ज्ञान 


प्रिशिष्ट ६३ 


का) शब्द सुना ही गया और मैने सुनते-सुनते उसे अपने मन में बसा ही लिया। तू 
भी कर्म करते-करते (भवसागर से) पार उतर ही जायगा। कबीर यह सार (शब्द) 
कहता है। 

११ 

चंद्र और सूर्य ये दोनों ज्योति के स्वरूप हैं । उस ज्योति के भीतर ही अनुपम 

ब्रह्म है । ऐ ज्ञानी, तू ब्रह्म का विचार कर । ज्योति के भीतर ही उसने अपना विस्तार 
किया है। निरंजन और अलख रूपी हीरे (पवित्र और ज्योतिपुज ईश्वर) को देख 
कर ऐ हीरे (संत), तू प्रणाम कर । यही कबीर कहता है। 

१२ 


हे भाई, यह संसार होशियार और बेदार (जागता) है कितु यह जागने वाले पर 
ही डाका डालता है ओर वेद रूपी होशियार पहरा देने वाले के सामने ही यम (म्रत्यु) 
जीव को ले जाता है। नींबू बड़ा होकर आम के बराबर हो गया और आम (सड़ कर) 
नींस के समान (कड़वा) हो गया, केला पक कर झड़ गया, नारियल और सेमल के 
फल भी पक गये (अर्थात्‌ इतना अधिक काल व्यतीत हो गया) कितु ऐ मूर्ख, तू अब 
भी मूढ़ ओर गँवार बना हुआ है । हरि शक्कर होकर रेत में बिखर गया हे, हाथी 
(रूपी अहंकार) से वह चुना नहीं जा सकता । कबीर कहता है, कुल और जाति-पॉति 
को छोड़ कर चीटी होकर उस (हरि) को चुन लिया जा सकता है । 


रागु मारू 
॥ 


हे पंडित, तुम किस कुमति में लगे हुए हो ! ऐ अभागे, यदि तुम राम का जाप 
न करोगे तो अपने समस्त परिवार के साथ डूब जाओगे । वेद-पुराण पढ़ने से तुमने 
क्या लाभ उठाया, वह जो जैसे गधे पर चंदन के भार की भाँति ही ज्ञात होता है। जब 
तुमने राम-नाम का रहस्य नहीं समझा तो पार केसे उतरोगे ? जीव का वध कर तुम 
उसे धर्म कह कर सम्मानित करते हो तो भाई, तुम अधर्म क्‍या कहोगे ! जब तुम 
परस्पर एक दूसरे को 'मुनि? कह कर प्रतिष्ठित करते हो तो कसाई किसे कहते हो £ तुम 
तो मन से ही अंधे हो, स्वयं कुछ सममते नही, फिर तुम सममाते किसे हो १ भाया 
(रुपये पैसे) के लिए तुम अपनी विद्या बेचते हो। तुम्हारा जन्म तो व्यर्थ ही जा रहा 
है। नारद के वचनों को कहने वाले व्यास और शुकदेव से जाकर पूछो (तब तुम 
जानोगे कि) राम में रम कर ही तुम (संसार के जजाल से) छूटोगे । नही तो, कबीर 
कहता है, हे भाई, तुम निश्चय ही डूब जाओगे । 

२ 


जब तक तू मन से विकार न छोड़ देगा तब तक वन में निवास करने से भी तुझे 


कु संत कबीर 


क्या मिलेगा ! संसार में उन्ही का कार्य पूरा होता है जिन्होंने घर ही को वन के समान 
कर लिया है। राम से ही वास्तविक सुख की प्राप्ति हो सकती है इसलिए अपनी अंत- 
रात्मा के रंग में रंग कर ही रमण करना चाहिए। (सिर पर) जठटा रख कर और 
(शरीर पर) भस्म रमा कर गुफा में वास करने से क्‍या होता है १ मन के जीतने से 
ही संसार जीता जा सकता है जिससे विषय-वासनाओं के प्रति उदासीनता होती है। 
(संसार के) सव लोग आँखों में अजन लगा कर किचित्‌ देखने में ही पथ-श्रष्ट हो गए 
कितु जिन लोगो ने ज्ञानांजन प्राप्त किया है, वही आँखे वारतदिक और आदर्श आँखे 
हैं। कबीर कहता है, अब मैने (सब रहस्य) जान लिया क्‍योंकि शुरु ने मुझे ज्ञान 
सममा दिया है। और जब मैने आंतरिक रूप से हरि से भेट कर ली है तब मेरा मन 
धन्यत्र' नहीं जावेगा । 


रे 


जिसको ऋद्धि-सिद्धि स्फुरित हो गई उसको अन्य किसी से कया काम ? फिर तेरे 
कहने की बात मैं क्‍या कहूँ ! मुझे बोलते ही बड़ी लज्जा मालूम होती है । जिछ आत्मा 
ने राम की प्राप्ति कर ली हें वह बार वार संसार में नहीं आती । यह झूठा संसार बहुत 
ठगता है वह भो दो दिन के सुखोपयोग के लिए। कितु जिस भक्त ने राम रूपी जल का 
पान कर लिया उसे फिर कभी प्यास नहीं लगी। गुरु के प्रसाद से जिसने (इस संसार 
को) समझा उसकी सांसारिक आशा निराशा में परिणत हो गईं । जब आत्मा (ससार 
से) उदास हो जाती है तब सभी सुख निर्भय होकर उसके पास चले आते है । कबीर 
कहता है, मैने राम-नाम का रस चख लिया है ओर हरि का नाम लेने से ही हरि 
ने मुझे (संसार-सागर से) तार दिया है। अब तो मै शुद्ध स्वर्ण के समान हो गया 
ओर मेरा म्रम समुद्र के पार (दूर) चला गया। 


हा 


समुद्र के जल में जल की भाँति और नदी में तरंग की भाँति (हम ब्रह्म में) समा 
जावेंगे ओर समदर्शी होते हुए शून्य (ब्रह्म में) शून्य (अवस्था रहित आत्मा) को 
मिला कर हम पवन के सदृश्य सूच्म और अदृश्य हो जावेगे। फिर हम (इस संसार 
में) क्‍यों आवेगे ! आवागमन तो उसी (बह्म के) आदेश से होता है । उस आदेश को 
समम कर हम (ब्रह्म में ही) लीन हो जावेगे। जिस प्रकार हम पंच धातु की रचना 
(मनुष्य-शरीर) से रहित द्वोंगे उसी प्रकार हम श्रम से भी रहित हो जावेंगे। जब 
हम “दरशेन” का परित्याग कर समदर्शो हो जावेंगे तब हम एक ही नाम की आराधना 
करेंगे । हम जिस कार्य के लिए प्रेरित किए जावंगे, उस ओर ही ग्रद्ृत्त हो जावेंगे। 
हम इसी भाँति कर्मार्जन करेंगे और यदि हम पर हरि अपनी कृपा करेंगे तो हम 
गुरु के शब्द में लीन हो जावेंगे। यदि जीवन ही में तुम में मरण (इंद्वियों की शक्ति 
न) हो जावे और फिर उस मरण ही में फिर जीवन (आध्यात्मिकता की जाशृति) हो 


प्रिशिष्ट ६५ 


जाबे* तो फिर तुम्हारा जन्म न होगा (तुम्हें मुक्ति मिल जायगी।) कबीर कहता है, 
जो नाम में लीन हो गए हैं उनकी लो शून्य (जह्म) ही में शयन करती है । 


हि 
(हे राम) जो तुम मुझे (अपने से) दूर करते हो तो फिर मेरी मुक्ति कहाँ हे, यह 
बतलाओ ? तुम एक होकर अनेक रूपो में सर्वत्र व्याप्त हो, अब मुझे केसे भ्रम में 
डालते हो : हे राम, तुम मुझे तार कर कहाँ ले जाओगे ? तुम मुझे शुद्ध मुक्ति क्या 
देते हो ! किसी भाँति मै तुम्हारा प्रसाद (अलुग्नह) पा सक्‌ ! तुम्हें तारण-तरण तभी 
तक कहा जा सकता है ज३ तक कि (दैश्वरीय) तत्व का ज्ञान नही होता । कबीर कहता 
है, अब तो मै अपने शरीर ही में पवित्र हो गया और पूर्ण संतुष्ट हो गया हूँ । 
ध्‌ 
जिस रावण ने अपना दुर्ग ओर प्राचीर स्वर्ण से बनवाया, वह भी उन्हें छोड़ 
गया फिर तुम अपना मनचाहा क्यों करते हो ! जब यमराज तुम्हे केशों के वल पक- 
डेगा उस समय केवल हरि का नाम ही तुम्हें मुक्त करा सकेगा । समय कु-समय तुमने 
इस बॉधने वाले अपंच (संसार) को अपना स्वामी क्यो बनाया कबीर कहता है, अंत 
में उन्हीं को मुक्ति मिलती है जिनके हृदय में राम-रसायन है । 


के 

इस शरीर हूपी गाँव में आत्मा महतो (मुखिया) है। उस गाँव में पाँच किसान 
(इंद्रियाँ) निदास करती हैं। उनके नाम हे नैनू (नेत्र) नकद (नाक) खबनू (कान) रस- 
पति (जिह्ला) और इब्री (स्पर्श)। ये सब महतो (आत्मा) का कहना नही मानते । इसलिए 
हे बाबा (गुर), अब मै इस (हारीर रूपी) गाँव में नही बसूगा । चेतू (चैतन्य मन) नाम 
का जो कायस्थ (पटवारी) है, वह सुमसे क्षण क्षण का लेखा मॉगता है। और जब 
धर्मराज मेरा लेखा मॉगता है तब (कर्मों का) काफ्नी बकाया निकलता है । पॉच किसान 
तो भाग ही गए और यह बेचारा जीव बॉध कर (धर्मराज के) दरबार में ले जाया 
जाता है । कबीर कहता है, हें संतो, सुनो | खेत ही से मुके अलग कर दो। इस बार 


तो इस सेवक को क्षमा करो, फिर में इस संसार-सागर में नही आऊँगा। 


[०] 
हे बैरागी, अनुभव को किसी ने नही देखा । वह अनुभव तो भय के बिना ही 





अनन-+-_म 


१ इस मारिफत (सफ़ीमत की साधना की अतिम अवस्था) में जाकर आत्मा और 
परमात्मा का सम्मिलन ढोता है | वहाँ आत्मा स्वय 'फना! होकर “बका' के; लिए प्रस्तुत 
होती है | इस प्रकार आत्मा में परमात्मा का अनुभव होने लगता है और 'अनल हक़ 
सार्थक हो जाता है। प्रेम मे चूर होकर आत्मा यह आध्यात्मिक यात्रा पार कर ईइवर 
मे मिलती है और तब दोनो शराब-पानी की तरब मिल जाते हे । 

कबीर का रहस्यवाद, १० २२ 


$ ६ संत कबीर 


होता है। मनुष्य अपनी भूल-चूक को दूर ही से देख कर भय पाता है। हे बैरागी, 
यदि वह (प्रभु का) अदेश समझ ले तो अवश्य निर्भय हो जावेगा । हे बैरागी, हरि पे 
पाखंड नहीं करना चाहिये, पाखंड में तो सारा संसार ही रत हैं। हे बैरागी, तू तृष्णा 
के पाश को नहीं छोड़ता, माया के जाल में तो सभी मनुष्य हैं । हे बैरागी, चिता कौ 
ज्वाला ने शरीर को जला दिया है इसलिये भन को म्ूतक हो जाना चाहिए। हे 
बैरागी, सतगुरु के बिना वैराग्य नही होता जिसकी अभिलाषा सभी लोग करते हैं। 
हे बैरागी, सत्कमम होने से ही सतगुरु मिलते हैं और उन्ही से 'सहजः प्राप्त किया जा 
सकता है। कबीर कहता है, हे बैरागी, एक बिनती है कि मुझे भव-सागर से पार 
उतार दो। [टिप्पणी--4णा हंबे? का तात्पय है “ठीक है? । इस शब्द का प्रयोग गीत 
के अंत में ठेक की तरद्द किया जाता है जिससे आलाप लिया जा सके ।] 


& 


हे राजन, तुम्हारे घर कौन आवेगा ? मैंने विदुर का ऐसा भाव देखा है, जिससे 
वह अकिंचन मुझे; बहुत अच्छा लगता है। तुम हाथी (आदि की सर्म्राद्धे) से ऐसे (मद 
में) भूल गए हो कि तुमने श्रीमगवान्‌ को नही जाना । तुम्हारे दूध से अधिक मैंने 
विदुर के पानी को अम्गत करके माना है। तुम्दारी खीर की तुलना में मैंने उनकी साग 
पाई जिसका गुण गाते गाते मैने सारी रात्रि व्यतीत कर दी । कबीर का स्वामी आनंद- 
मय विनोद करने वाला है जिसने किसी के जाति (बंधन) को नही माना । 

सलोक--(ब्रह्म-रंध्र के) आकाश में (अनाहत नाद का) नगाड़ा बजा और निशाने 
(बौंसे-अजपा जाप) पर चोट पड़ी । इस संकेत पर शूरवीर (साधक) रणात्षेत्र (संसार) 
में सन्द्ध हुआ कि संघर्ष लेने का यही अवसर है। शूरवीर (सच्चे संत) की पहिचान 
यही है कि वह दीन के हिता्थ (ससार से) युद्ध करे और अंग-प्रत्यंग के टुकड़े ठुकढ़े 
कट जाने पर भी संसार रूपी युद्ध-क्षेत्र से पराडमुख न हो । 


१० 


हे पागल, तूने दीन-दुखियों को भुला दिया है। तु अपना पेट भरता रहा और 
पशु की भाँति सोया। इस प्रकार हे मूखं, तूने अपना जन्म खो दिया । तूने साधु-संगति 
कभी नहीं को और भ्कूठा प्रपंच ही रचा । कुत्ता, सुअर और कौवे की तरह तू उठ 
कर (संसार में) भठकता हुआ चला। अपने ही (बंधु बांधवों को) तू महान करके 
मानता है ओर दूसरों को लघु-मात्र । मनसा, वाचा, कर्मणा मैंने (तेरे बंधु बांधवों को 
स्वर्ग के धोखे में) नके जाते हुए देखा है। वे लोग कामी, क्रोधी, चालाक, घोखेबाज़ 
ओर बेकाम हैं जिनका जन्म निदा करते ही व्यतीत हुआ ओर उन्होंने राम का 
स्मरण कभी नही किया। कबीर कहता है, ऐ मूखं, तू मूढ़ और गेवार है जो अभी 
भी रे चेतता | जब तूने राम-नाम ही नहीं जाना तो तू (भव-सागर के) पार कैसे 
उतरेगा 


परिशिष्ट ७ 


११ 

रे मन, राम का स्मरण कर, नहीं तो पछतायगा। तू पापी (धन-संपत्ति 
का) लोभ करता है (किंतु त यह नही जानता कि) वह आज-कल ही में (संसार से) 
उठ जायगा । तने लालच के लिए अपना जन्म खोया, अब तू माया ओर श्रम में 
भूलेगा । धन और यौवन का गबे मत कर, यह काग्रज़ की तरह गल जायगा। जब 
यमराज आकर तुमे; बाल पकड़ कर पदाड़ेगा, तब उस दिन तेरा कुछ भी वश नही 
चल्लेगा । यदि तूने स्मरण, भजन और दया नहीं की तो तू अपने मुख पर ही चोट 
खायगा । जब धर्मराज तुम से तेरे जीवन का लेखा माँगेगे तब उनके सामने तू क्या 
मुख लेकर जायगा? कबीर कहता है, रे संतो (यह मन) साधु-संगति के सहारे 
(ससार-सागर से ) अबश्य तर जायगा। 


रागु केदारा 
१ 


स्तुति और निंदा इन दोनों से रहित होकर मान ओर अभिमान दोनों को 
छोड़ दो । जो लोहे और सोने को समान रूप से जानते हैं, वे भगवान के प्रतिरूप हैं। 
(हे हरि) कोई एकाध ही तेरा सेवक है जो काम, कोध, लोभ ओर मोह को छोड़ कर 
तेरा पद पहिचानता है। रजोगुण, तमोगुणा और सतोगुण इन्हे तेरी माया (के 
रूप) ही कहना चाहिये। जो मनुष्य (इनसे परे) चौथे पद (अर्थात्‌ मुक्ति) को पहि- 
चानता है उसी ने परमपद प्राप्त किया है। तीथ,व्रत, नियम और पवित्र संयम से वह 
सदैव निष्काम रहता है। तृष्णा और माया के भूम से जो रहित हो जाता है वही 
आत्माराम (हृदय के अंर्तगत दैश्वरीय) बोध को ओर देख सकता है। जिस (घर) 
शरीर में (ज्ञान का) दीपक प्रकाशित हुआ, वहाँ (माया और मोह का) अंधकार नष्ट 
हो गया । कबीर कहता है, वह दास निर्भय होकर परिपूर्ण हो जाता है, उसका भूम 
भाग जाता है। 

२ 

किन्ही ने काँसे और ताँबे में व्यापार किया और किन्हीं ने लॉग और सुपारी में। 
संतों ने गोबिंद के नाम से व्यापार किया । (ओर संतों के इस व्यापार में) हमारी भी 
खेप है । इस प्रकार हम हरि के नाम के व्यापारी हैं। (इस व्यापार में) हमारे हाथ 
अमूल्य हीरा (भक्ति-भाव) लग गया है जिससे हमारी सांसारिकता छूट गई है । जब 
हम सच्ची वस्तु (व्यापार में) लाए है तो (उसका मूल्य भी) सच ही लगा क्योंकि 
हम सच्ची वस्तु ही के व्यवहारी है। सच्ची वस्तु की खेप ढोने से ही हम सीधे सत्य 
का भांडार रखने वाले के समीप पहुँच गए हैं। (वास्तव में बात तो यह हे कि) ईश्वर 
ही स्वयं रत्न, जवाहर और माणिक है तथा स्वयं रक्षक (फ्रा०-पासदार) है। स्वयं 
ही दशो दिशा रूप है और स्वयं ही (उन दिशाओ में) चलाने वाला है। व्यापारी बेचारा 


द्द संत कबौर 


तो निश्चल (अशक्त) है। तुम मन को तो बैल बनाओ और आत्मा (स॒रति को) भाग 
तथा ज्ञान से अपनी गोनि (शरीर) भर लो । कबीर कहता है, हे सतो | इसी भाँति 
हमारी खेप को सफलता मिली हे । 
३ 

अरी मूर्ख गेंवार कलवारिनि (आत्मा), तू पवन को उलट ल्ले (अर्थात्‌ प्राणायाम 
कर) और मतवाले मन के द्वारा मेर-दंड की चोटी पर रक्‍्खी हुई भट्टी से अमृत की 
धार को चूने दे । हे भाई, राम की दुह्३ बोलो । सदा मति (निरतर बुद्धिमान) संत 
होकर इस दुलंभ (रस) का पान करो जिससे सरलतापूर्वक प्यास बुकाई जा सकती 
है। इस (संसार के) भय में कोई बिरला ही भक्ति.माव समक सकता है और वही 
ईश्वर रूपी रस प्राप्त कर सकता है। यो तो जितने शरीर है, सभी में अग्गत है कितु 
जिसे तू पसंद करे, उसी को रस-पान करा। (उसी को अनुभव करा कि तुम में ही 
ब्रह्म-दव है।) एक नगरी (शरीर) है, उसके नो दरवाज़े हैं। उसमें दौड़ते हुए जो 
अपने को रोक सकता है ओर प्रिकुटी को छोड़ कर जो अपना दसवाँ द्वार (बह्वररंध्र) 
खोल सकता हे, हे भाई, वही सच्चा मनुष्य (मनखीवा) हे अथवा उसी में सच्चा मतवाला- 
पन (खीवा) ह । कबीर विचार कर कहता है, ऐसे मलुष्य को पूर्ण अभय-पद प्राप्त 
होता है और उसका संपूर्ण ताप नष्ट हो जाता है । वह इस (बत्रह्म-रस रूपी) मद का 
पान कर उसी नशे में ऊँची नीची (अटपट) चाल से जाता है जेसे नीद में खंद करता 
हुआ (पैर अस्त-व्यस्त रखता हुआ) कोई मनुष्य चलता है। 


है. 


काम, कोध और तृष्णा से अ्सित होकर तुमने (प्रभु की) एक गति न सममझी। 
तुम्हें फूटी आँखों से कुछ भी नही सूक पड़ता । (ज्ञात होता है) तुम बिना पानी के ही 
डूब कर मर गए । तुम ठेढ़े टेढ़े क्यो चलते हो! तुम अस्थि, चर्म ओर विष्ठा से ढके 
हुए हो ओर दुर्गधि ही के आवरण-मात्र हो। तुम किस श्रम में मूल कर राम 
का जाप नही करते १ तुमसे काल (मृत्यु) अधिक दूर नही है। तुम अनेक यत्नों से 
इस शरोर को रक्षा करते हो कि यह पूरी अवस्था (इंद्धावस्था) तक रहे । अपनी शक्ति 
से किया हुआ कुछ भी नहीं होता। (बेचारा) आणी कर ही क्या सकता है! यदि 
उस (ब्रह्म) की ही इच्छा हो तो एक नाम की व्याख्या करने वाले सतगुरु से भेट हो 
सकती है। ऐ मूख॑, तुम बालू के घर में रहते हुए अपने शरीर को फुला रहे हो 
कबीर कहता है, जिन्होंने राम को नही पहिचाना वे बहुत चतुर होते हुए भी अंत में 
(भव-सागर में) डूब ही गए। 


है 


(तुम) डेढ़ी पाग बॉघ कर टेढ़े चले और (पान के) बीड़े खाने लगे ! भक्ति-भाव 
से कुछ भी सरोकार न रख कर कहने लगे कि काम ही मेरा दीवान (मंत्री) है। तुमने 


प्रिशिष्ट ६ 8 


अपने अभिमान में राम को भुला दिया ! स्वर्ण ओर महा सुंदरी ञ्ली को देख-देख कर 
तुम सुख मानने लगे £ लालच, भ्कूठ ओर विकारों के महा मद में (तुम पड़े रहे) और 
इस प्रकार तुम्हारी अवधि (आयु) ही व्यतीत हो गई ! कबीर कहता है, अंत के समय 
में (सम क् लो कि) यमराज सामने आकर खड़ा हो गया ! 


६ 

जीवन के चार दिनों में तुम अपनी नौबत (वैभव और मंगल सूचक वाद्य) बजा कर 
चले । कितु खाट, गठरी, घड़े आदि में से इतना भी ( ज़रासा भी) तुम अपने साथ नही 
ले जा सके । देहरी पर बैठ कर ख्तरी रोती है, दरवाज़े तक माँ (रोते हुए) साथ जाती 
है। श्मशान भूमि तक सब कुटंब के लोग मिल कर जाते है। (बाद में) जीवात्मा 
अकेला ही जाता है । फिर लौट कर वे (जीवन काल के) पुत्र, संपत्ति, पुर और नगर 
देखने को नही मिलते। कबीर कहता है, तुम राम का स्मरण क्यों नहीं करते ! यह 
तुम्हारा नीवन व्यर्थ जा रहा है ! 


रागु भेरड़ 
१ 


हरि का नाम रूपी यही धन मेरे पास है। उसे में न तो गाँठ में बाँध कर रखता 
हुँ (कि कोई देख न ले) और न बेच कर खाता हैँ (कि नष्ट न हो जावे ।) न मेरे 
यहाँ खेती है, न बाड़ी। (हे प्रभु) मैं सेवक तो केवल भक्ति करता हूँ और तुम्हारी शरण 
में हूँ । न मेरे पास माया (संपदा) है, न पूजी। तुम्हें छोड़ कर और किसी को मै जानता 
भी नहीं । न मेरे बंधु-बॉधव हैं, न मेरे भाई हैं । न मेरे संगी-साथी हैं जो अंत तक 
मेरे मित्र बने रहें । जो (अपने मन को) माया से उदास रखता है, कबीर कहता है, मै 
उसका सेवक हैँ । 
२ 
इस संसार में नभ्॒ रूप से आना हे और नमन हूप से ही जाना है । (यहाँ) कोई नही 
रहेगा, चाहे वह राजा हो या राणा । मेरी नव निधि तो राजा राम ही है। संपत्ति के 
नाम से तुम्हारे पास श्री और धन है। साथी तुम्हारे साथ न आते हैं न जाते है, क्या 
हुआ यदि तुमने अपने द्वार पर हाथी बाँध लिया ! लंका गढ़ सोने से बनाया गया 
था कितु मूर्ख रावण अपने साथ क्या ले गया ? कबीर कहता है, (अभु के) गुणों 
का कुछ चिंतन करो, नही तो जुआड़ी की तरह तुम दोनों हाथ फाड़ कर (इस संसार 
से) चले जाओगे । 
रे 
ब्रह्मा मैला है, इंद्र मैला है, सूर्य मैला है और चंद्र भी मैला है। यह सारा संसार 
मैला और मलीन है। एक हरि द्वी निर्मल है जिसका न अंत हे, न पार है। ब्रह्मांडो 
के स्वामी भी मैले हैं, रात्रि और (महीने के) तीस दिन भी मैले हैं । मोती मैला है, 


है. 8 


७० संत कबोर 


हीरा भी मैला है। पवन, अभि ओर पानी भी मैला है। शिव शंकर महेश भी मैले 
हैं। सिद्ध, साधक और वेष-धारी भी मैले हैं । जोगी और जटाधारी जंगम भी मैले हैं 
ओर जीवात्मा सहित शरीर भी मैला है। कबीर कहता है, वही सच्चा सेवक है जो 
राम को जानता है । 

१.३ 


मन को तो मक्का कर ओर शरीर को किबला (पश्चिम दिशा--जिस ओर मुँह 
करके नमाज पढ़ी जाती है ।) कर । (तुकमे) जो बोलने वाला है यही तेरा सब से 
बड़ा गुरु है। ऐ सुज्ला, तू इस (शरीर रूपी) मसजिद के दसो दरवाज़ों से बाँग दे 
ओर नमाज़ पढ़ । तामसी ब्त्ति, भूम और मैलेपन (कदूरी) को तोड़-फोड़ (मिसमिल 
कर) दे । यदि तू पाँचों इंद्रियों से इेश्वर का नाम कहेगा तो तुम में थैर्य उत्पन्न 
होगा। हिंदू ओर मुसलमान का स्वामी एक ही है, इसके लिये मुल्ना क्या करे और 
शेख क्‍या करे | कबीर कहता है, में तो दीवाना हो गया हैँ । मेरा मन चोरी चोरी से 
'सहज? में लीन हो गया है । 

' 


(तुम कहते हो) गगा के साथ (मिलकर) नदी बिगड़ गईं। (मैं कहता हैँ) 
वह नदी गंगा ही होकर प्रवाहित हो गई । (उसी भाँति) मै राम की शपथ लेकर 
कहता हैँ कि कबीर भी बिगड़ गया, किंतु वह अब सच्चा हो गया और अन्यत्र 
कही नहीं जाता। (तुम कहते हो) चंदन के साथ वृक्ष ख़राब हो गया, (मै कहता हूँ) 
वह इच्च चदन ही होकर शुद्ध हो गया। (तुम कहते हो) पारस पत्थर के साथ 
ताँबा ख़राब हो गया, (मै कहता हूँ) वह ताँबा स्वर्ण होकर शुद्ध हो गया | इसी भाँति 
(तुम कहते हो) संतो के साथ कबीर बिगड़ गया (मैं कहता हूँ) वह कबीर राम ही 
होकर अपना उद्धार पा गया । 


ह्‌ 


माथे पर तिलक ओर हाथ में माला-यह वेष बना कर लोगों ने राम को खिलौना 
सममभ लिया । जो मे पागल हूँ तो हे राम, तेरा ही हूँ | संसार के लोग मेरा रहस्य क्या 
जानें ! में न पत्ती तोड़ता हूँ, न देवताओं की पूजा करता हूँ । में समझता हूँ कि राम 
की भक्ति के बिना सभी सेवा-कार्य निष्फल है। मैं सत्गुरु की पूजा करता हैँ और उन्हें 
सदैव मनाता रहता हूँ । ऐसी सेवा से मै दरगाह (सिद्ध पुरुष की समाधि-पूजा) का 
सुख ग्राप्त करता हूँ । लोग कहते है, कबीर पागल हो गया है कितु कबीर (के मन) का 
रहस्य केवल राम पहिचानता है। 


हि 


हमारी जाति ओर कुल दोनों ही उलटे हैं । इन दोनों को भुलाकर हमने शून्य 
में (सहज? रूप से) बुनने का कार्य किया है। अब हमारे जीवन का एक भी फगड़ा शेष 


परिशिष्ट ७१ 


नही रहा और हमने पंडित ओर मुल्ला दोनों छोड़ दिए है । मै स्वयं ही (सहज? हूप 
से) बुन बुन कर अपने को ही (वच्न) पहिनाता हूँ ओर जिस मनोभाव में अहकार नही है 
उस मनोभाव से (ईश्वर का गुण) गाता हूँ । पडित और मुज्ला ने मेरे जीवन (की गति- 
विधि) के लिए जो लिख दिया है उसे मैंने छोड़ दिया, उसमें से मैने कुछ भी नही 
लिया । ऐ सेथ्यद्‌ ! तू अपने हृदय के वास्तविक प्रेम (इख्ललास) को पहिचान ले । 
यदि तू स्त्रयं निज रूप में खोजे तो तुझे उस खोज में वह महान (कबीर) मिल जावेगा। 
व्द 

निर्धन को कोई आदर नही देता । वह लाख यत्न करे, उसकी ओर कोई ध्यान ही 
नही देता | यदि निर्धन धनवान के पास जाता है तो निधन को आगे बैठा देख कर 
धनवान पीठ फेर कर बैठ जाता है । यदि घनवान निर्धन के यहाँ जाता है तो बह निर्धन 
धनवान को आदर देता है और अपने समीप बुला लेता है। (लोग यह नदी समभते 
कि) निर्धन और धनवान दोनो ही भाई भाई हैं। (दोनो में जो अतर है) वह तो प्रभु 
का कौतुक है जो मिटाया नहीं जा सकता । कबीर कहता है, वास्तव में निर्धन तो वही 
है जिसके हृदय में राम-नाम रूपी धन नहीं हे । 


& 
जब मैंने गुरु की सेवा से भक्ति अजिंत की तब कही जाकर मैने यह मनुष्य का 
शरीर प्राप्त किया है । इस मनुष्य-शरीर की अभिलापा देवता तक करते हैं। इसलिए 
इस भनुष्य-शरीर से हरि का भजन कर उनकी सेवा करो । गोविन्द का भजन करो, 
उन्हें कमी भूल मत जाओ । मनुष्य-शरीर का यही तो बड़ा लाभ हैं। जिस समय तक 
तेरे शरीर में इद्धावस्था ओर रोग नही आया, जिस समय तकततरे शरीर को म्त्यु ने 
आकर नही पकड़ा, जिस समय तक तेरी वाणी बृद्धावस्था की शिथिलता से व्याकुल 
नहीं हुईं उस समय तक हे मन, तू सारंगपाणि (प्रभु) का भजन कर ले । हे साईं, यदि 
तू अभी (भगवान का) भजन नही करता, तो कब करेगा १ जब तेरा अंत समय आवेगा 
तब तुक से भजन करते न बन पड़ेगा । जो कुछ भी तू इस समय करेगा वही सार है, 
बाद में तू पछतावेगा और भव-सागर से पार नही जा सकेगा। वस्तुतः सेवक वही हे 
जो परिसेवना करता है, उसी ने निरजन देव को प्राप्त किया है । गुरु से मिल कर उसके 
(हृदय-मद्रि के) कपाट खुल गए हैं और वह फिर चौरासी लाख योनियो के माग में 
आने वाला नही है। यही तेरा अवसर है, यही तेरी बारी है। व्‌ अपने हृदय के भीतर 
विचार करके देख | कबीर कहता है, इस अवसर पर चाहे तू विजय प्राप्त कर ले या 

पराजित हो जा, मैंने अनेक प्रकार से पुकार-पुकार कर यही कहा है । 
१० 


(क्षिव की पुरी) बनारस में बुद्धि का सार रूप (गुरु) निवास करता है। वहाँ तुम 
उससे मिल कर (धर्म) विचार करो। बुरे (ईत) और निकम्मे (ऊत) की साधारण 
बातों में पड़ कर मेरा जुलाहे का कार्य कर करके अपना जीवन कौन नष्ट करे ! 


७३ संत कबीर 


मेरा ध्यान तो अपने वास्तविक पद के ऊपर ही लगा हुआ है और विश्व के स्वामी 
राम का नाम ही मेरा ब्रह्म-ज्ञान है। मूलाधार चक्र के द्वार को मैने बधन में बॉघ लिया 
है और उसके अंतर्गत सूर्य के ऊपर मैने सहख्नद्ल कमल के चंद्र को स्थिर कर रक्‍्खा 
है। पश्चिम के द्वार (इडा नाड़ी की मुख पर) मूलाधार चक्र का सूर्य तप रहा है, 
किंतु मुझे उसकी चिंता नही है क्योंकि उसके ऊपर मेरु-दंड की स्थिति है। पश्चिम 
द्वार (इडा नाड़ी) के सिरे पर एक ओट (आज्ञा चक्र) है। उस ओट (आज्ञा चक्र के 
ऊपर एक दूसरी खिड़की (बह्य-ंत्र) है । उस खिड़की के ऊपर दशम द्वार है। कबीर 
कहता है, न तो अंत उसका ही हे ओर न उसका पार ही पाया जा सकता है। 
११ 

वही (सच्चा) मुल्ला (बहुत बड़ा विद्वान्‌) है जो मन से लड़ता है और गुरु के उप- 
देश से काल से दन्द्व युद्ध करता है। वह काल-पुरुष (यमराज) का मान-मर्दन करता 
है। उस मुल्ला का (मैं) सदैव अभिनंदन करता हूँ। अंतर्यामी ब्रह्म तो सदैव समीप 
है उसे (तुम) दूर क्‍यों बतलाते हो १ यदि तुम (इस संसार के) संघर्ष (दु'दर) को वश 
में कर लोगे तो सदैव ही मंगल होगा। वह सच्चा क़ाजी (न्याय की व्यवस्था करने 
वाला) है जो अपनी काया पर विचार करता है और काया में अप्मि प्रज्वलित कर ब्रह्म 
को उद्भासित करता है। वह स्वप्न में भी बिंदु का स्लाव नहीं होने देता। ऐसे ही 
काज़ी को न तो इद्धावस्था आती है, न रत्यु । वही सच्चा सुल्तान (बादशाह) है जो 
दो शरों का संघान करता है। (एक से वह समस्त विकारों को अपने शरीर है बाहर 
निकाल देता है, (दूसरे से वह समस्त अनुभूतियों को) भीतर ले आता है। वह 
आकाश-मंडल (ब्रह्म-रंध्र) में अपना समस्त लश्कर (फ्रौज) अर्थात्‌ विचार-समूह केंद्री- 
भूत करता! है। ऐसा ही सुल्तान अपने सिर पर छत्र धारण करता है। जोगी “गोरख' 
“गोरख” की पुकार करता है, हिंदू राम-नाम का उच्चारण करता है, मुसलमान एक 
“्ुदा? की ही बॉग देता। है. किंतु कबीर का स्वामी तो (कबीर में ही) लीन हो कर 
रहता है । 

१२ 

जो पत्थर।को अपना देवता कहते हैं, उनकी सेवा व्यर्थ ही होती है। जो पत्थर 
के पैर पड़ते हैं उनके समीप।अज्ञाब (अजांई-संकट या विपत्ति) ही जाती है। हमारा 
स्वामी तो सदा ही बोलने वाला है, (पत्थर की तरह मौन नही है।) वह प्रभु सब जीवों 
को (जीवन) दान देने वाला है। ए अंधे, तू अपनी अंतरात्मा में बसे हुए प्रभु को नही 
पहिचानता, तू श्रम में मोहित होने के कारण बंधन में पड़ता है। न तो पत्थर कुछ 
बोलता है,।न देता ही है अतः समस्त (सेवा) कार्य व्यर्थ है ओर सेवा निष्फल है। जो 
(म्रतक) मूर्ति को चंदन चढ़ाता।है, उससे कहो किस फल को अ्राप्ति होती है ? जो उसे 
विष्ठा में घसीठता है, उससे उस मतक (मूर्ति) का क्या घट जाता है ? कबीर कहता 
है,में पुकार कर कहता हूँ कि ऐ गँवार शाक्त, तू (अपने हृदय में) समझ देख ! द्विविधा 
भाव ने बहुत से कुलों को नष्ट कर दिया है, केवल राम-भक्त ही सदैव सुखी हैं। 


प्रिशिष्ट ७३ 


१३ 

पानी में मछली को माया ने आबद्ध कर लिया है। दीपक की ओर उड़ने वाला 
पतंग भी माया से छेदा गया है। हाथी को भी काम की माया व्यापती है। सप॑ और 
भंग भी माया में नष्ट हो रहे हैं। हे भाई, माया इस प्रकार मोहित करने वाली है कि 
(संसार में) जितने ही जीव हैं, वे सभी (उसके द्वारा) ठगे गए हैं। पत्ती और झूग 
माया ही में अनुरक्त हैं । शकर मक्खी को (लोभ और तृष्णा के द्वारा) अधिक संतप्त 
करती है। घोड़े और ऊँट माया में भिड़े हुए हैं। चोरासी सिद्ध भी माया में ही कीड़ा 
कर रहे हैं। छः यती माया के सेवक है। नव नाथ, सूर्य ओर चढद्र, तपस्वी, ऋषीश्वर 
आदि सभी माया में शयन करते है। (वे यह नही जानते कि) माया में ही झत्यु और 
पंच (इद्नियों के रूप में उसके पंच) दूत हैं। कुत्ते और सियार माया में ही रंगे हुए हैं, 
साथ ही बंदर, चीते और सिह भी (उसी रंग में है।) बिल्ली, भेड़, लोसड़ी 
और बक्ष-मूल (जड़े) भी माया में पड़ी हुई हैं। देवगण भी माया के भीतर भीगे हुए 
है, सागर, इंद्र (बादल) ओर ए्थ्वी भी (माया ही में हैं )) कबीर कहता है, जिसके पास 
उदर है (झर्थात्‌ जिसे ज्ुधा लगती है ओर जिसे भोज्य पदार्थों की आवश्यकता ज्ञात 
होती है) उसी को माया संतप्त करती है। वह (माया) तभी छूट सकती है जब 
(सच्चे) साधु (की संगति) प्राप्त हो । 


१४ 


(हे मन), जब तक तू "मेरी? 'मेरी? करता है, तब तक एक भी कार्य सिद्ध नही 
हो सकता । जब तेरा यह “अहं भाव? नष्ट हो जायगा तब श्रभु आकर तेरा कार्य संपूर्ण 
करेगे। तू ऐसे ज्ञान का विचार कर । दुःख को नथ्ट करने वाले हरि का स्मरण तूक्यों 
नहीं करता १ जब तक सिह (यह बलशाली मन) इस वन (शरीर) में रहता है तब 
तक वह वन (शरीर) प्रफुल्लित ही नहीं होता। (अर्थात्‌ उसकी आध्यात्मिक शक्तियों 
का विकास नहीं होता ।) जब सियार (गुरु का शब्द) उस सिह (मन) को खा लेता है 
तो समस्त वन-राजि (शरीर के चक्र और कमल) प्रफुल्लित हो उठते हैं। जो (इस 
संसार में) जयी (समम्का जाता) है वह (वास्तव में इस भव-सागर में) डब जाता है 
और जो (इस संसार के खुखों से) हारा (हुआ समझा जाता है) उसका (इस भव- 
सागर से) उद्धार हो जाता है। वह गुरु के प्रसाद से पार उतर जाता है। दास कबीर 
यह समभा कर कहता है, केवल राम से ही लो लगा कर (इस संसार में) रहो । 

पु 

सत्तर सौ जिसके सालार (सेनापति) हैं, सवा लाख पैगरंबर (सदेश-वाहक) हैं, अद्टासी 
करोड़ जिसके शेख (पैग्ंबर के वंशज) हैं और छप्पन करोड़ जिसके अपने निजी कार्य- 
कर्ता हैं, उसके समीप मुझ ग़रीब की प्रार्थना कौन पहुँचा देगा ! उसकी मजलिस 
(सभा) में पहुँचना तो दूर, उसके महल के समीप ही कौन ज। सकता है ? (छप्पन 
करोड़ कार्य-कर्ताओं के अतिरिक्त) उसके तेतीस करोड़ सेवक और भी हैं। साथ ही 


७४ संत कबीर 


उसके (गुणों पर ही रीके हुए) चोरासी लाख मतवाले और भी घूमते फिरते हैं । (उस 
रहमान ने) बाबा आदम को कुछ निर्भयता दिखलाई तो (उसी के बल पर उन्होने भी) 
बहुत दिनो तक स्वर-भोंग भ्राप्त किया। जिसके दिल में ख़लल हो जाता है (अर्थात्‌ 
जिसका हृदय ईश्वर को छोड़ कर सांसारिक बातों में लग जाता है--पागल हो जाता 
है) ओर जिसका रंग पीला पड़ कर, वाणी लज्ित हो जाती है, वह करान छोड़ कर 
शैतान के वश में होकर कार्य करने लगता है। हे लोईं, यह संसार दोष और रोष से 
भरा हुआ है ओर इसलिए वह अपने किए का फल पाता है । (हे रहमान)),तुम दाता 
हो, हम सदैव भिखारी हैं । यदि में तुम्हें उत्तर देता हूँ तो बजगारी-जिस पर वज्च 
गिर पड़! हो--(एक गाली) होती है । इसलिए दास कबीर तो तेरी शरण में ही लीव 
हो रहा है। हे रहमान (कृपा करने वाले), मुझे स्वर्ग के (अर्थात्‌ अपने) समीप रख । 
१६ 
सभी कोई वहाँ (बैकंठ में) चलने की बात कहते हैं लेकिन मै नहीं जानता कि 
बैकंठ कहाँ है। ये (बाते करने वाले) स्वयं अपना तो रहस्य जानते नही और बातों ही 
में बैकंठ का बखान करते हैं। (मै कहता हूँ कि) जब तक मन में बैकुठ की आशा है 
तब तक (प्रभु के) चरणो में निवास नही हो सकता । न मैं बैकुठ की खाई, दुर्ग और 
प्राचीर का पत्थर जानता हूँ, न उसका द्वार । कबीर कहता है, अब क्या कहा जाय ! 
(सच बात तो यह है कि) साधु-संगति में ही बैकु 5 है। (वह अन्यत्र नही है ।) 
१७ 


हे भाई, यह कठिन दुग॑ (शरीर) किस प्रकार विजित किया जा सकता है : इसमें दुहरे 
प्राचीर ओर तिहरी खाइयोँ है। (इस प्रकार इसके पाँच आवरण है-ये पाँच आवरण 
पाँच कोषों का संकेत करते है। वे पॉच कोष है--अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञान- 
सय ओर विज्ञानमय । इनमें अ०मय ओर प्राणमय तो प्राचीर है ओर मनोमय, ज्ञान 
मय और विज्ञानमय खाइयों हैं।) (इनके रक्षक) पाँच (तत्व) और पत्चीस (प्रकृतियाँ) 
हैं। इनके साथ मोह, मद, मत्सर और सामने अडी हुई प्रबल माया है। यदि (इनके 
समत्त) मुझ दीन सेवक की शक्ति नहीं चलती तो हे रघुराई, में क्या करूँ १ (मेरा 
क्या दोष ?) इस (कठिन;दुग में) काम के किवाड़ लगे हुए हैं, सुख ओर दुःख दर- 
वानी कर रहे हैं और पाप और पुरुय दो दरवाजे हैं । महा दंद्व करनेवाला कोध वहाँ 
का प्रधान (सेनापति) है और मन ही दुर्गपति है। (उस दुर्गपति के आयुध इस प्रकार 
हें--) स्वाद ही उसका कवच है, ममता ही उसका शिरस्त्राण है, कुबुद्धि ही उसकी 
कमान है जिसका वह आकंण किए हुए है । घट के भीतर जो तृष्णा है वही उसके 
तीर हैं। (इन शत्तरों के सामने) इस गढ़ पर अधिकार नहीं किया जा सकता । (कितु 
कबीर ने इस गढ़ पर विजय प्राप्त करने की युक्ति जान ली है।) (उसने) प्रेम ही को 
पलीता (वह बत्ती जिससे तोप के रंजक में आग लगाई जाती है) बना कर आत्मा 
, की हवाई (तोप) से ज्ञान का गोला चलाया ओर  ब्रह्म-ज्ञान की अग्नि को सहज? से 


परिशिष्ट ७४ 


जला कर एक ही आक्रमण में (उस दुग को) ऑच से गला दिया। सत्य ओर संतोष 
(का श्र) लेकर मैं लड़ने लगा ओर मैने (पाप और पुरुय के) दोनो द्रवाज़े तोड़ 
दिए। साधु-सगति ओर गुरु की कृपा से मेने गढ़ के राजा (मन) को पकड़ लिया । 
ईश्वर के डर ओर स्मरण को शक्ति से झत्यु के भय की फाँसी कट गई । दास कबीर 
(शरीर रूपी) गढ़ के ऊपर चढ़ गया ओर उसने (अनंत जीवन का) अविनाशी राज्य 
प्राप्त कर लिया । 
१८ 

पवित्र गंगा गहरी ओर गभीर है। (उन्ही के किनारे) कबीर ज़जीर में बॉध कर 
खड़े किए गए । जब हमारा मन चलायमान नहीं हे तो शरोर किस प्रकार डर सकता 
है (फिर) चित्त तो (प्रभु के) चरण-कमलो में लीन हो रहा है । गंगा की लहर से 
हमारी जंजीर दृट गई और (हम) कवीर, रूगछाला पर बैठे हुए दीख पड़े। कबीर 
कहते है, हमारे संगी-साथी कोई नहीं है । एक मात्र' रघुनाथ (प्रभु) ही जल ओर थल 
में रक्षा करने वाले है । (यह पद भी सिकंदर लोदी के अत्याचार का संकेत करता हैं।) 

१६ 

(प्रभु ने अपने) निवास के लिए अगम और दुर्गग गढ़ (सहस्धद्ल कमल) 
की रचना की हे जिसमें (ब्रह्म) ज्योति का ही प्रकाश होता है । वहाँ (कु डलिनी रूपी) 
विद्युल्लता ही चमकती हे ओर (नित्य) आनंद होता रहता है। वही पर प्रभु बाल- 
गोविद शयन करते है । यदि इस जीवात्मा की लो राम-नाम से लग जाय तो बृद्धावस्था 
ओर मरण से मुक्ति हो जाय ओर भ्रम दूर हट जाय । मन की भ्रीतितो (प्रकृति जनित) 
रग ओर अ-रग ही मे हे । (यह वस्तु रग सहित है ओर यह रग-रहित है इसी में 
मन की प्रदृत्ति चलायमान होती है ।)) तथा वह मन भें हूँ? “मे हूँ? की रटन का ही 
गीत गाता रहता है । कितु जहाँ (सहस्नदल कमल मे) प्रभु श्री गोपाल शयन करते है, 
वहाँ सदैव अनाहत शब्द को कनकार होती रहती है । वहाँ तो खंड धारण करने वाले 
अनेक मंडल मंडित (शोमित) हैं। (प्रत्येक में) तीन तीन स्थान हैं. ओर उन तीनों में 
प्रत्येक के तीन तीन खड है। उनके भीतर (अभजञंत-अभ्यंतर) अगम अगोचर ब्रह्म 
निवास करता है जिसके किसी रहस्य का पार शेषनाग भी नहीं पा सकते । द्वादश 
दल (हृदय के समीप स्थित अनाहत चक्र जिसके दल कदली पुष्प की भाँति होते 
है) के भीतर कदली पुष्पवत्‌ कमल के पराग में धूप के प्रकाश की भाँति श्री कमला- 
कत ने अपना निवास लेकर शयन किया है। जिस शून्य-मंडल के नीचे और ऊपर 
के मुख से आकाश लगा हुआ है, उसी में वह (ब्रह्म) प्रकाश कर रहा है। वहाँ न सूर्य 
है, न चंद्रमा कितु (अपने ही प्रकाश में) वह आदि निरंजन वहाँ आनंद (की सुष्टि) कर 
रह! है । उसी शून्य-मंडल को ब्रह्मांड और उसी को पिंड समकी । तुम उसी मान- 
सरोवर में स्नान करो और “सोऊ5हं? का जाप करो जिस जाप में पाप और पुरय लिप्त 
नही हैं (अर्थात्‌ 'सोडहं! जाप पाप ओर पुरय से परे है।) उस घून्य-मंडल में न वर्ण 


७६ संत कबीर 


(रंग) है न अनर्णा (अ-रंग); न वहाँ धूप है, न छाया। वह गुरु के स्नेह के अतिरित् 
आर किसी भाँति भी प्राप्त नही किया जा सकता। फिर (मन की सहज? शक्ति) न 
टालने से टल सकती है और न “किसी अन्य वस्तु में! आ-जा सकती है। वह केवल 
शून्य में लीन होकर रहती है। जो कोई इस 'शून्यः को अपने मन के भीतर जानता 
हे, वह जो कुछ भी उच्चारण करता है वह आप ही (सच्चे अंतःकरण) का रुप हो 
जाता है। इस ज्योति के रहस्य में जो व्यक्ति अपना मन स्थिर करता है, कबीर कहता 
है, वह प्राणी (इस संसार से) तर जाता है । 
२० 

[जिस राम (ब्रह्म) के समीप] करोड़ो सूर्य प्रकाश करते हैं, करोड़ों महादेव अपमे 
कैलाश पंत के सहित है, करोड़ो दुर्गाएँ सेवा करती है, करोड़ों ब्रह्मा वेद का उच्चारण 
करते हैं, उसी राम से मे याचना करूँगा, यदि मुझे कभी याचना करनी पड़ी । किसी 
अन्य देवता से मेरा कोई काम नहीं है। करोड़ो चंद्रमा वहाँ दीपक की भाँति प्रकाश 
करते हैं, तेतीसों (करोड़) दवता भोजन करते हैं । नवग्रह के करोड़ों समूह जिसकी 
सभा में खड़े हुए हैं; करोड़ों धर्मराज जिसके प्रतिहारी हैं; करोड़ो पवन जिसके 
चौबारों (चारों ओर के द्वारों से संयुक्त कमरों) में प्रवाहित होते हैं; करोड़ो वासुकि 
सप॑ जिसकी सेज का विस्तार करते है; करोड़ो समुद्र जिसके यहाँ पानी भरते हैं ओर 
अट्टारह करोड़ पर्वत ही जिसकी रोमावली हैं। करोड़ो कुबेर जिसका भंडार भरते हैं; 
जिसके लिए करोड़ो लक्ष्मी शंगार करती हैं, करोड़ो पाप पुशय का हरण करने वाले 
करोड़ो इंद्र जिसकी सेवा करते है; जिसके ग्रतिहारियों की संख्या छुप्पन करोड़ है, 
नगरी-नगरी में जिसकी ख़िल्कत (सध्रृष्टि) है; जिस गोपाल की सेवा में करोड़ों कलाएँ 
मुक्तकेशी होकर अव्यवस्थित रूप से कार्य में जुटी हुईं है; जिसके द्रबार में करोड़ों 
संसार (स्थित) हैं. ओर करोड़ों गंध जयजयकार करते है; करोड़ो विद्याएँ जिसके 
समस्त गुणों का गान कर रही हैं फिर भी उस परब्रह्म का अंत नहीं पाती है, बावन 
करोड़ जिसकी रोमावली है, जिसके द्वारा रावण की सेना छुली गई थी; जिसका गुण- 
गान सहस्न करोड़ भाँति से पुराण कहते हैं ओर जिसने दुर्योधन का मान मर्दंन किया; 
करोड़ो कामदेव जिसके अखु-मात्र के बराबर भी नहीं हैं और (जिसके ध्यान-सात्र 
से) हृदय के भीतर भावनाएँ खो जाती हैं उस सारंगपारि (प्रभु) से कबीर कहता है, 
(हे प्रभु), मैं तुमसे यह दान मॉगता हूँ कि मुझे अभय-पद्‌ दीजिए । 


रागु बसंतु 


ह। 


पृथ्वी मरती है, आकाश मरता है और घट-घट (प्रत्येक शरीर) में आत्मा 
का प्रकाश झत्यु को आप्त होता है। हे राजा राम, अनंत भाव भी नष्ट होते हैं और 
जहाँ वे (उत्पन्न होते हुए) देखे जाते हैं, वही लीन हो जाते हैं। फिर चार वेद 


प्रिशिष्ट ७७ 


भी मरते हैं, स्म्रतियाँ क़रान के साथ मरती हैं, योग ध्यान करते हुए शिव भी मरते 
है। केवल कबीर का स्वामी (एक ब्रह्म) सर्वदा समान रूप से रहता है। 


हु 
ै 


पंडित गण पुराण पढ़कर (अहकार में) उन्‍्मत्त हो गए। योगी योग-चध्यान में 
मद से चूर हो गए। संन्यासी अपने अहंकार से ही मतवाले हो गए ओर तपस्वी 
अपने तप के भेदों ही में मदोन्मत्त हो गए । इस प्रकार संसार के सभी (साधु-संत) 
श्रहंकार के मद में भर कर (मोह के अंधकार में सो गए |) कोई भी न जाग सका । 
(इनकी इस नींद के) साथ ही साथ (मन रूपी ) चोर उनके (शरीर रूपी) घर को लूटने 
लगा। (आत्मा के सात्विक और “सहज? भाव को चुराने लगा ।) किंतु इस नीद में श्री 
शुकदेव और अक्रर जागे। हनुमान भी अपनी पूछ चैतन्य कर जागे। शंकर (प्रभु 
के) चरणों की सेवा कर जागे और इस कलियुग में भी श्री नामदेव और श्री जयदेव 
जागे। इस प्रकार संसार में (मित्र-भिन्न) मनुष्य अनेक प्रकार से जागते और सोते 
हैं। गुरु से दीक्षा लेकर जो (शिष्य) जागता है, वही वास्तविक जागना है । कबीर 
कहता है, इस शरीर में काम (इंद्रिय जनित आसक्ति) बहुत अधिक है, इसलिए राम- 
नाम का भजन करो । 


३ 

स्री (माया) ने अपने स्वामी (ईश्वर अर्थात्‌ देवताओं के अनेक रूपों) को उत्पन्न 
किया है। पुत्र (अज्ञान) ने अपने पिता (मन) को अनेक प्रकार से (खेल) खिलाया है 
और बिना तरलता का दूध (थोथा ज्ञान) उसे पिलाया है। हे लोगो, कलियुग की इस 
परिस्थिति को देखो कि पुत्र' (अज्ञान) अपनी माता (माया) को बंधन-मुक्त करा लाया 
है (या संसार में वापस ले आया है ।) (यह अज्ञान) बिना पैर के लात मारता है, बिना 
मुख के 'खिलखिला? कर हँसता है । बिना निद्रा के मनुष्य पर शयन करता है और बिना 
बत॑न (सत्य) के दूध (ज्ञान को बातों) का मंथन करता है । बिना स्तन (वास्तविकता) 
के गाय (मोह-ममता) दूध पिलाती है। बिना पथ (ज्ञान) के बहुत से मार्ग (संग्रदाय) 
हैं। कबीर समझा कर कहता है, बिना सत्‌गुरु के सच्चा मार्ग नही पाया जा सकता । 


है. 

प्रह्मद को (पिता ने पढ़ने के लिए) शाला में भेजा । वह अपने साथ बहुत से 
बाल-मित्रों को लिए हुए था। (उसने अपने शिक्षक से कहा :) “मुझे तुम क्या उल्टा- 
सीधा पढ़ा रहे हो? तुम तो मेरी पट्टी पर “श्री गोपाल” लिख दो । बाबा, मे राम-नाम 
नहीं छोड़ने का। इसके अतिरिक्त ओर कुछ पढ़ने से मेरा कोई काम भी नही (सिद्ध 
होता ।)” उस भीरु (गुरु) ने प्रह्मद को दंड दे (कर उसके पिता के पास) जाकर कहा। 
उसने प्रह्मद को शीघ्रता से बुलाया और कहा--“तू “राम? कहने की आदत छोड़ दे । 
यदि तू मेरा कहना मान ले तो मै तुमे शीघ्र बंधन-मुक्त कर दूँ ।” प्रह्मद ने कहा-- 
“मुझे बार बार क्‍या सताते हो £ प्रभु ने ही तो जल, थल, पर्वत ओर पहाड़ों का 

है 


छ्द संत कबीर 


निर्माण किया है। मैं उस एक “राम? को नही छोड़गा चाहे इससे गुरु का अपमान भत्ते 
ही हो ओर चाहे तुम मुझे बंधन में डाल दो, या जला दो याचाहे मार डालो।” पिता 
(हिरणयकश्यप ने) तलवार खीच ली और वह क्रोध से उन्मत्त होकर बोला--«मुफ्रे 
बतला, तेरी रक्षा करने वाला कौन है?” उसी समय (पास के) खंमे से प्रभु अपना 
विस्तार कर (प्रकट होकर) निकल पड़े ओर उन्होंने हिरएयकश्यप को अपने नखो 
से विदीण कर डाला । वही देवाधिदेव परम पुरुष है जो भक्ति के लिए नृसिह रुप हो 
गए । कबीर कहता है, उनका पार कोई नही देख सकता । उन्होंने अनेक बार प्रह्मद 
(सह्श भक्तों) का उद्धार किया है । 
है 

इस शरीर और मन के भीतर कामदेव रूपी चोर है जिसने मेरा ज्ञान-रत्न चुरा 
लिया है। मै अनाथ हूँ, प्रभु से क्या जाकर कहूँ ? फिर (यह भी तो बतलाओ कि इस 
कामदेव रूपी चोर के द्वारा) कौन कौन नही छला गया : मैं (बेचारा) क्या हूँ ! हे 
माधव, यह दारुण दुःख सहन नही होता । इस चपल बुद्धि से मेरा क्या वश चलता 
हे | सनक, सनंदन, शिव और शुकदेव आदि तथा नाभि-कमल से उत्पन्न अनेक ब्रह्मा, 
कवि गण, योगी, जटाधारी-ये सभी अपने अपने (जीवन का) अवसर समाप्त कर 
चले गए ! (हे प्रभु.) तू अथाह है, मुझे तेरी थाह नही मिलती। हे प्रभु, दीनानाथ, 
मैं अपना दुःख किससे कहूँ ! मेरे जन्म और मरण का दुःख बहुत भारो है। अतः हे 
सुख-सागर, कबीर तेरे ही गुणो में स्थिर हो गया है। 


प्‌ 

नायक (शरीर) तो एक है, उसके साथ पाँच बनजारे (पंच तत्व) हैं जिनके साथ 
पच्चीस बैल (प्रक्ृतियाँ) हैं कितु इन सब का साथ कच्चा ही है। उन बैलों पर नव 
बहियाँ (नव द्वार) और दस गोन (दस इंद्वियाँ) हैं ओर (उन दस गोनों में) बहत्तर 
(कोष्ठ) कसाव है। मुझे! ऐसे व्यापार से कोई काम नहीं हे जिसका मूल (आत्म-तत्व) 
तो घटता रहता है और नित्य व्याज (तृष्णा और वासना-भाव) बढ़ता रहता है। मैंने 
सात सूत की गाँठों (सप्त धातुओं) से व्यापार किया और कर्म रूपी भावनी (स्त्री) को साथ 
लिया । पुनः कर (पाप ओर पुरय) वसूल करने के लिए तीन जगाती (सतोगुर, 
रजोगुण और तमोगुण) झगड़ा करते हैं । (फल स्वरूप) वह बनजारा हाथ फाइकर 
(खाली हाथ) चल खड़ा होता है। (आत्म-तत्व की) पजी खो जाने से सारा व्यापार 
दही नथ्ट हो जाता है ओर दसों दिशाओं (इंद्रियों) से यह ठांडा रूट जाता है। कबीर 
कहता है, यदि सहज! में (वह नायक) लीन हो जाय तो कार्य पूर्ण हो जाता है। सच्ना 
प्राहक मिल जाता है (ओर भ्रम के विचार भाग जाते हैं ।) 


बसंतु (हिंडोल) 


माता जूढ़ी (अपविन्न) है, पिता भी जूठा हे और उनसे जो पुत्र उत्पन्न होते हैं, वे 


परिशिष्ट ७६ 


भी जूठे ही हैं । (संसार में) आते हुए भी वे जूठे (अपवित्र) होते है और (संसार से) 
जाते हुए भी जूठे होते है । इस प्रकार ये अभागे (मनुष्य) अपवित्र रूप ही में मरते 
हैं। हे पंडित, बतला कि कौन सा सूचा (शुचि) पवित्र स्थान है जहाँ बैठ कर मे 
अपना भोजन खारऊँ १ (म्रूठ बोलने से) जीभ भी जूठी है। कान, नेत्र' आदि सभी जूठे 
है ओर ब्रह्मामि में जलने पर भी (अर्थात्‌ विकारों के जलने के उपरांत सात्विक भाव 
होने पर भी) इंद्रियों का जूदापन नहीं उतरता । (वे अनेक वस्तुओं के संपक में क्रम से 
आती ही रहती हैं )) आग भी जूढी है (क्योकि वह अनंत वर्षों से उपयोग में आ रही 
है), पानी भी जूठा है (क्योंकि वह अनंत वर्षों से पिया जाता है) और जिस तरह बैठ 
कर तूने भोजन पकाया है उस तरह बैठना भी जूठा है (क्योकि इस भाँति तू अनेक बार 
बैठ चुका है ।) जूठी करछुल से तू परोसता है (क्योकि उस करछुल से अनेक बार 
परोसा गया है ।) और जूठे लोगों ने ही उस भोजन को बैठ कर खाया है । गोबर जूठा 
है, चोका जूठा है ओर कारा (चौके की रेखा) भी जूढी हे। कबीर कहता है, वे ही 
मनुष्य शुचि (पवित्र) हैं जिन्होंने इस बात को सत्यता से विचार लिया है। 
प्र 


सुरही (गाय) की भाँति ही तेरी आदत है। तेरी पछ (वासना) के ऊपर बहुत 
घने बालों का गुच्छा (अनेक इच्छा-समूह) हे । (कितु मैं तुमे सममराता हूँ कि) इस 
घर (शरीर) में ही जो (आनंद) है उसकी खोज कर तू उपभोग कर। किसी अन्य के 
आश्रय से तू (सुख) प्राप्त करने के लिए मत जा। तू चक्की (विषयों) को चाट कर 
आटा (इंद्रिय-सुख) तो खाता है फिर चक्की से आटा साफ़ करने का चीथड़ा (व्या- 
धियाँ) किसके सिर छोड़ता है! (अर्थात्‌ यदि तू विषय-सुख का भोग करना चाहता है 
तो उसका परिणाम भोगने के लिए भी तू तैयार रह ।) छीके (भोग पदाथों) पर तेरी 
दृष्टि बहुत रहती है। कही लकड़ी-सोटा (दंड) तेरी पीठ पर न पड़े ! कबीर कहता 
है, मेने ऐसे अच्छे आनंद का उपभोग किया है कि मुझे; कोई इंट या पत्थर मार ही 
नहीं सकता । 


रागु सारंग 
१ 


अरे मनुष्य, तू थोड़ी सी बात पर क्या गवे करता है १ तेरे पास दस मन अनाज 
है, गाँठ में चार टके हैं । (इतने पर ही) तू गव॑ से इतरा कर चलता है १ यदि तेरा 
बहुत ग्रताप बढ़ा तो तुझे सौ गाँव मिल गए ओर तेरे पास दो लाख ठके आरोँ से 
अधिक हो गए ! (कितु इतना सब होते हुए) तुमे चार दिन ही प्रभुत्व करना है जैसे 
वन के दक्षों के पत्ते (जो चार दिन हरे रहते है, फिर सूख कर गिर जाते है ।) न तो 
कोई इस धन को लेकर आया है और न कोई (अपने साथ) ले जाता है। रावण के 
समान विश्ञाल छन्नपति भी एक क्षण में अद्श्य हो गए ! (यदि कोई स्थिर है) तो 


६० संत कबीर 


यही जो हरि हरि! नाम का जाप करते हैं, ये हरि के संत ही सदैव रिथर रहते हैं। 
आर गोविद जिन पर कृपा करते हैं उन्ही को इन (संतों की) संगति प्राप्त होती है। 
माता, पिता, ब्ली, पुत्र॒और घन ये अंत में साथ नहीं चलते। कबीर कहता है, ऐ 
पागल, तू राम-नाम का भजन कर, नहीं तो तेरा जन्म व्यथ ही व्यतीत होता जा 
रहा है । 
हा 

(यह आत्मा का कथन है ।) हे प्रभु, तेरी राज्य-मर्यादा की सीमा मैने नही जानी। 
मैं तो तेरे (सेवक) संतों की दासी-मात्र हूँ । (इस मर्यादा की यह शक्ति है कि संसार 
में) जो हँसता हुआ जाता है, वह रोता हुआ लौटता है और जो संसार के अति रोता 
हुआ जाता है, वह हँसने लगता है ।जो वासस्थ है, वह उजड़ जाता है और जो 
उजड़ा हुआ है, वह वासस्थ हो जाता है। (तेरी राज्य-मयादा) जल से थल कर देती 
है, फिर थल से कूप बना देती है और उस कूप से फिर मेरु पव॑त का निर्माण करती 
है । (वह किसी को) ध्रथ्वी से आकाश पर चढ़ा देती है और आकाश पर चढ़े हुए को 
पृथ्वी पर गिरा देती है। वह भिखारी से राजा और राजा से भिखारी बना सकती है। 
बह दुष्ट और मूर्ख से पंडित और पडित से मूर्ख बना सकती है। जो नारी से पुरुष 
बनाती है और पुरुष से नारी, कबीर कहता है, उस साधु के प्रियतम (प्रभु) की 
मूर्ति की मै बलि जाता हैँ । 

३ 

हरि के बिना मन की सहायता करने वाला कौन है ! माता, पिता, भाई, पुत्र, सनी 
और हितचितक सभी सर्प की भाँति साथ लगे हुए हैं। आगे के लिए कुछ तो संचय 
कर लो, इस (सांसारिक) धन का क्‍या भरोसा? इस शरीर रूपी बतन का क्या 
विश्वास ? थोड़ी-सी भी ठोकर लग जायगी (तो फूट जायगा।) अपने लिए तो सभी 
धर्म और पुर॒य का फल पाना चाहते हो ओर अन्य सभी मनुष्यों के लिए निस्सार 
धूल की वांछा रखते हो ! कबीर कहता है, रे संतो, सुनो, यह मन तो वन का उड़ने 
वाला पत्ती है। (कभी भी उड़ जायगा। इसका क्या भरोसा !) 


रागु बिभास प्रभाती 
१ 


मेरे मरण और जीवन की शंका नष्ट हो गई और सहज? शक्ति अपने वास्तविक 
रूप में प्रकट हुई । ज्योति के प्रकट होने से अंधकार तिरोहित हो गया ओर विचार 
करते हुए मैंने राम रूपी रल्न प्राप्त कर लिया । जब आनंद उत्पन्न हुआ तो दुःख दूर 
चला गया और मैंने मन रूपी माणिक लव के तत्व में (लव के भीतर) छिपा दिया। 
जो कुछ भी (इस संसार में) हुआ, वह तेरे ही कहने से (तेरे ही आदेश से) हुआ, 
जो यह सममता है, वह सहज” में लीन हो जाता है। कबीर कहता है; संसार के 


परिशिष्ट ८०१ 


समस्त मंकट (किलबिख) ज्ञीण हो गए और मेरा मन जग-जीवन (राम) में लीन 
हो गया। 


३ 

यदि अल्लाह (ईश्वर) एक मसजिद ही में निवास करता है तो शेष ए्रथ्वी (मुल्क) 
पर किसका अधिकार है? हिंदू कहते है कि मूर्ति के नाम में ही उस ब्रह्म का निवास 
है। अतः इन दोनों में तत्व (वास्तविकता) नही देखी गई। हे अल्लाह, हे राम, में 
केवल तेरे लिए ही संसार में जीवित हूँ | हे स्वामी, तू मुझ पर कृपा कर। कहा 
जाता है कि दक्षिण में हरि का निवास है और पश्चिम में अल्लाह क! स्थान है कितु 
तू अपने हृदय में खोज, प्रत्येक हृदय में खोज । तुझ्के इसी स्थान पर उसका निवास 
मिलेगा । ब्राह्मण चौबीस एकादशी रखते हैं और काज़ी रमजान का महीना (जत में 
व्यतीत करते हैं ।) किंतु इस प्रभु कृपानिधान ने ग्यारस और रमजान मास दोनों को 
एक में मिलाकर अपने समीप कर रक्खा है । उड़ीसा (जगन्नाथपुरी) में स्नान करने से 
क्या लाभ हुआ, मसजिद में सिजदा करने से क्या लाभ हुआ ? जब तू अपने हृदय 
में कपट रखता हुआ नमाज़ गुजारता (पढ़ता) है तो काबे में हज के लिए जाने से 
क्या लाभ हुआ : हे प्रभु, तुमने इतने स्री पुरुषो को सृष्टि की हे, ये सब तुम्हारे ही 
रूप हैं । निकम्मा कबीर भी राम और अल्लाह का है और सभी गुरु और पीर हमारे 
(लिए मान्य) हैं। कबीर कहता है, हे विविध (धर्मों के) मनुष्य, तुम केवल एक ईश्वर 
को शरण में पड़ो । रे ग्राणी, तुम केवल नाम ही का जाप करो । तभी (इस भव-सागर 
से) तम्हारा तरना निश्चय समझता जायगा। 

३ 

प्रथम अल्लाह ने प्रकाश की सुधष्टि की। बाद में प्रकृति से (उत्पन्न ही) ये सब 
मनुष्य हुए । जब एक ही प्रकाश से समस्त संसार की उत्पत्ति की गई तब कोन अच्छा 
और कोन बुरा है ! ऐ भाई, तुम लोग श्रम में मत भूलो । सुष्टिकर्ता में सुश्ठि हे और 
सृष्टि में सृश्किर्त्ता है जो सब स्थानों में व्याप्त हो रहा है । मिद्टी तो एक ही है, उसे 
संवारने वाल्ले (कुम्हार) ने अनेक भाँति से सेवारा है । नतो मिट्टी के पात्र में कोई बुराई 
(खराबी) है न कुम्हार में । सभी (प्राणियों) में एक वही (ब्रह्म) सच्चा है, उसी का 
किया हुआ सब कुछ होता है। जो उसका आदेश पहिचाव कर (संसार में) एक उसी 
को जानता है, उसी को सच्चा सेवक कहना चाहिए । अल्लाह तो अद्श्य (अलख) है, 
वह देखा नही जा सकता कितु मेरे गुरु ने मुझे मीठा गुड़ (उपदेश) दिया है जिससे 
कबीर कहता है,मेरी समस्त शकाएँ नथ्ट हो गई! और मुझे; सभी (प्राणियों) में एक 
निरजन (ब्रह्म) ही दश्णित हुआ । 

है. 


वेद और कुरान को भूठा मत कहो, झूठा वह है जो उस (वेद और कुरान) पर 
विचार नहीं करता । जब तुम सभी (प्राणियों) में एक ईश्वर का निवास बतलाते हो 


८२ संत कबीर 


तो मुर्गी क्‍यों मारते हो १ (उसमें भी तो ईश्वर का निवास है |) हे मुल्ला, तुम सच- 
मुच ईश्वरीय न्याय का कथन करो (कितु तुम्हारे मन का भ्रम तो जाता ही नही है ! 
तुम (बेचारे) जीव को पकड़ कर ले आए, उसकी देह नष्ट कर दी, इस प्रकार तुमने 
मिट्टी को ही बिस्मिल किया (उस पर शज्राघात किया) कितु (उसके भीतर) जो ज्योति- 
स्वरूप है, वह तो अनाहत रूप से (बिना कटे हुए) स्थिर है। फिर बतलाओ, तुमने 
किसे हलाल (वध) किया १ वज़्‌ करके तुमने अपने को क्‍या पवित्र किया ! और क्या 
मुख धोया और क्या मसजिद में सिर नवाया ! जब तुम्हारे हृदय में कपट है तो तुमने 
क्या नमाज़ पढ़ी और क्या तुम हज के लिए काबे गए! तू (बिल्कुल) अपविव्र है 
क्योकि तुझे परम पवित्र (अल्लाह) नहीं दीख पड़ा और न उसका रहस्य ही ज्ञात 
हो सका । कबीर कहता है, बहिश्त (स्वर्ग) से रहित होकर तू तो दोज़ख (नरक) से ही 
संतुष्ट है । 
ऐ 

शून्य (की आराधना ही) तेरी संध्या है । हे देव, देवो के अधिपति, तुममें ही श्रादि 
(सृष्टि) लीन है। तेरा अंत सिद्धों ने अपनी समाधि में (भी) नहीं पाया, इसलिए वे 
तेरी शरण में लगे हुए हैं । हे भाई, तुम ऐसे पुरुष निरतन की आरती लो और 
सतगुरु का पूजन करो । ब्रह्मा भी खड़ा होकर वेद का विचार कर रहा है कितु उसे 
अदृश्य (बह्य) नही दीख पड़ता । (मैने आरती द्वारा ब्रह्म-दर्शन की विधि जान ली 
है )) मैने अपनी (आरती में) तेल (या ध्त) तो (पंच) तत्वों का किया और बत्ती नाम 
की बनाई ।। इस प्रकार (आत्म) ज्योति की लो लगा कर मैंने इस दीपक को प्रज्वलित 
किया और जगदीश (ब्रह्म) की ओर प्रकाश फेका । इसे (वास्तव में) समभने वाले ही 
सम सकते हैं। सारंगपाणि (बह्म-नाद) के साथ जो (मेरी आत्मा का) अनाहत 
नाद ध्वनित हो रहा है वही आरती के साथ कहे जाने वाले “पंच-ाब्दः हैं। इस 
प्रकार हें निरंकार (आकार-रहित) और वाणी से न कहे जा सकने वाले निरबानी 
(ब्रह्म), कबीरदास ने तेरी आरती की है। 





परिशिष्ट (ख) 
सलोकों के अथ 


कबीर कहता है, (स्मरण करने की) माला तो (मेरे हाथ में हे) और राम का 
नाम मेरी जिह्मा पर है। आदि युगों में जितने भक्त हो गए हैं उनके लिए (यही माला) 
सुख और विश्राम (प्रदान करने वाली) है । 


२ 
कबीर कहता है, सभी लोग मेरी जाति का उपहास करने वाले हैं। में तो इस 
जाति की बलि जाता है जिससे मैने सुश्टिकर्त्ता के नाम का जाप किया है। 


रे 
कबीर कहता है, तू अस्थिरता के वश में क्या होता है और अपने मन में लालच 
क्या ला रहा है ? तू सभी सुखों के न।यक राम के नाम का रस पान कर । 


ड 
कबीर कहता है, (कान में) स्वर्ण निर्मित कुडल जिन पर लाल जड़े हुए हैं, 
अत्यंत सु दर हैं कितु वे कान विदग्ध (जले हुए) हैं जिनमें नाम रूपी मणि नहीं है। 
प्‌ 


१ 
कबीर कहता है, ऐसा कोई एक-आध ही (व्यक्ति) है जो जीते हुए भी (अपनी 
इंद्रियो को नष्ट कर संसार के प्रति) शतक-हूप होता है तथा जो निर्भय होकर (प्रभु 
के) गुणो में रमण करता है और जहाँ देखता है वहाँ उसी (ब्रह्म) का रूप देखता है। 


ध्‌ 
कबीर कहता है, जिस दिन मैं (संसार के प्रति) म्तक होता हूँ, (उस दिन के) 
बाद ही आनंद को सुध्टि होती है। मुझे अपना प्रभु मिल जाता है ओर मेरे अन्य 
साथी गोविंद का भजन ही करते रहते हैं। (उन्हें उस ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती ।) 


हि 
कबीर कहता है, “(हम सभो से बुरे हैं, हमें छोड़कर अन्य सभी अच्छे हैं? । जो 
ऐसा समभता है, वही हमारा मित्र' हो सकता है। 


पद 
कबीर कहता है, (माया) अनेक वेश रख रख कर भेरे समीप आईं कितु जब गुरु 
ने मेरी रक्षा कर ली तो उसी (माया) ने मुझे प्रणाम किया। 


€ 
कबीर कहता है, उसी को मारना चाहिए जिसके मारने से सुख (प्राप्ति) होती है। 
तभी सब लोग “अच्छा? अच्छा? कहते हैं ओर कोई बुरा नहीं मानता । 
१० 
कबीर कहता है, अरुण (माया ब्रह्म से उत्पन्न होकर संसार में) काली (पापमयी) 
हो जाती है ओर उसी (पापमयी) काली (माया) से जीव जंतुओं की उत्पत्ति होती है। 


:] 
पछ सत कबीर 


इन (जीव जंतुओं) को ईश्वर से दंडित हुआ जान कर (साधु संत) शांति का फाहा 
लेकर उनकी ओर दोड़ पड़ते हैं । 
११ 
कबीर कहता है, चंदन का बृत्त (संत) अच्छा है जिसे ढाक और पलाश (नीच 
मनुष्यों) ने घेर लिया है। चदन के पास निवास करने से वे भी चंदन हो जायेंगे। 
(उनमें भी चंदन की सुगंधि बस जायगी ।) 
१२ 
कबीर कहता है, बॉस अपनी विशालता में ही हब गया है । इस प्रकार की विश्ञा- 
लता में (ईश्वर करे) कोई न डूबे । बॉस (बड़ा होते हुए भी इतना गया-बीता है कि) 
चंदन के समीप बसते हुए भी उसमें किसी प्रकार की सुगंधि नहीं आती । 
१३ 
कबीर कहता है, मैने संसार के लिए अपना धर्म खो दिया कितु वह मेरे साथ 
(मरते समय भी) न चल सका । असावधानी में पड़ कर मैने अपने हाथ से (अपने 
पैर पर) कुल्हाड़ी मार ली । 
१४ 
कबीर कहता हे, मैं हज के संबंध में कितने स्थानों में फिरता रहा हैँ। (अंत में 
मुझे यही अनुभव हुआ कि) राम-स्नेह से रहित व्यक्ति मेरे विचार से उजड़ा हुआ ही 
है। (उसमें कोई भी सरस भावना नहीं हो सकती ।) 
१५ 
कबीर कहता है, संतो की फोपड़ी अच्छी है, और कुसती के गांव की भट्टी अच्छी 
है। उस महल को आग लग जाय जिसमें हरि का नाम नही है। 
१६ 
कबीर कहता है, संत के मरने पर रोने की क्या आवश्यकता ? वह तो अपने घर 
(आदि निवास को) जा रहा है। रोना तो बेचारे शाक्त के लिए चाहिए जो बाजार 
बाज़ार बिकता है। (अनेक योनियों में आता-जाता है ।) 


१७ 
कबीर कहता है, शाक्त ऐसा है जैसे लहसुन (मिला हुआ भोजन ) खाना। यदि 
कोने में भी बैठ कर वह खाया जाय, (तो उसकी दुरगंधि सब ओर फैल जाती है और) 
अंत में वह सब पर प्रकट हो ही जाता है । 
पद 
कबीर कहता है, माया तो एक मठकी है. जिसमें पवन (प्राणायाम) मथानी के 
सदृश है। (उसके सहारे) संतों ने तो (तत्व रूपी) मक्खन (निकाल कर) खाया, शेष 
(मोह-मसता रूपी) जो तक रह गया, उसे संसार पीता है । 


१६ 
कबीर कहता है, माया तो मटकी है जिसमें पवन (प्राणायाम) घत की धारा है। 


परिशिष्ट प्‌ 


जिसने मंथन किया उसने प्राप्त किया यद्यपि मंथन करने वाला कोई दूसरा (त्रह्म) 
ही है। 
२० 
कबीर कहता है, माया एक चोर की तरह है जो (लोगों को) चुरा चुरा कर बाजार 
में बेचती है। एक कबीर ही को वह नही चुरा सकी जिसने उसे (माया को) बारह-बाट 


(नष्ट-श्रष्ट) कर दिया । 
२१ 


कबीर कहता है, इस युग में उन्हें सुख नही है जो अनेक मित्र बनाते हैं। नित्य 
सुख तो वही पाते हैं जो अपना चित्त केवल एक (ब्रह्म) से लगाते हैं । 
२२ 
कबीर कहता है, जिस मरने से संसार डरता है, उस (मरने) से मेरे हृदय में बड़ा 
आनंद होता है, क्योकि मरने ही से पूर्ण परमानंद की प्राप्ति होती है । 
२३ 
राम रूपी अमूल्य रत्न प्राप्त कर ऐ कबीर, तू अपनी गाँठ मत खोल। न तो इस 
रत्न के उपयुक्त कोई नगर है, न पारखी है, न आहक है और न इसकी कोई 


कीमत है । 
२४ 


कबीर कहता है, तू उस (संत) से प्रेम कर जिसका आर।ध्य राम है। पंडित, राजा 
ओर प्रथ्वी के स्वामी ये किस काम आते हैं 
रण 
कबीर कहता है, एक (प्रभु) से प्रेम करने से अन्य सभी बातों की द्विविधा चली 
जाती है। फिर तेरी इच्छा हो तो लंबे केश रख ले, नहीं तो बिल्कुल ही सिर मुँडा 
डाल। | 


२६ 
कबीर कहता है, यह संसार एक काजल की कोठरी है ओर उसमें रहने वाले भी 
अंधे हैं (वे उसमें से निकल नही सकते ।) मैं तो उनकी बलिहारी जाता हूँ जो उससें 
प्रवेश कर बाहर निकल आते हैं। 


२७ 
कबीर कहता है, यह शरीर नष्ट हो जायगा । यदि तुममें शक्ति हो तो इसे बचा 
लो | जिनके पास लाखों और करोड़ों (का धन) था, वे भी (संसार से) नंगे पैर ही 
गए। 
र्८ 
कबीर कहता है, यह शरीर न४ हो जायगा। तू किसी मार्ग पर तो अपने को 
लगा। या तो तू साधुओं की संगति कर, या हरि का गुण-गान गा। 
२६ 
कबीर कहता है, मरते मरते तो यह सारा संसार मर गया कितु (वास्तविक) मरना 


११७ 


दे संत कबोर 


कोई नही जान सका । मरना तो वही है कि एक बार मर कर पुनर्मरण न हो । (आवा- 
गमन से मुक्ति मिल जाय ।) 
३० 
कबीर कहता है, यह मनुध्य-जन्म दुलंभ है, यह बार बार नहीं होता । जिस प्रकार 
बन के वृत्तों से पके हुए फल एथ्वी पर गिर कर फिर डाल से नही लगते। 


३१ 
ऐ कबीर, तू ही कबीर (सर्वोपरि ब्रह्म) है ओर तेरा नाम ही कबीर (महान) है। 
किंतु राम रूपी रत्न तो तुमे तब प्राप्त होगा जब पहले तू शरीर से मुक्त होगा। 
३२ 
कबीर कहता है, तुम व्यर्थ ही ग्लानि से क्‍यों कीकते हो १ तुम्हारा कहा 
(इच्छित कार्य) तो होगा नही । उस करीम (कृपालु) ने तुम्हारे लिए जो कर्म नि 
कर दिए हैं, उन्हें कोई मिटा नही सकता । 


श्र 
कबीर कहता है, राम एक ऐसी कसौटी की तरह हैं जिस पर भ्कूठा (मनुष्य) टिक 
ही नही सकता । (उसके दोष शीघ्र ही प्रकट हो जाते हैं।) राम रूपी कसौटी तो वही 
सहन कर सकता है (उस पर वही खरा उतर सकता है) जो जीवन्म्रत (जीते जी 
संसार के प्रति म्तकव॒त्‌) होता है । 


३४ 
कबीर कहता है, (संसार के लोग) उज्ज्वल कपड़े पहनते हैं और तांबूलादि खाते 
है कितु एक. उस हरि के नाम के बिना वे बंध कर यमपुरी चले जाते है। 


१५ 
कबीर कहता है, यह (शरीर रूपी) बेड़ा अत्यंत जज॑र है, इसमें हज़ारों छिद्र है। 
जो हलके हलके (पवित्नात्मा) थे वे तो (संसार-सागर से) तर गए कितु जिनके सिर 
पर (अपराधों का) भार था, वे डूब गए। 
३६ 
हु कबीर कहता है, (मरने पर) हड्डियाँ तो लकड़ी की तरह जलती हैं ओर केश घास 
को तरह । इस संसार को (इस तरह) जलता देखकर कबीर उदास हो गया। 
३७ 
कबीर कहता है, चमड़े से आच्छादित हड्डियों पर गर्व नही करना चाहिए क्योंकि 
जो श्रेष्ठ घोड़ों पर छ॒त्र से मंडित थे, वे बाद में पृथ्वी ही में गाड़े गए । 


रेप 
कबीर कहता है, ऊँचा भवन देख कर गव॑ नही करना चाहिए क्योंकि आंज या 
कल पृथ्वी में लेटना ही पड़ेगा और ऊपर घास जम आयगी। 


३६ 
कबीर कहता है, (किसी प्रकार का) गर्व नही करना चाहिए और न किसी निर्धन 


प्रिशिष्ट प्र 


पर हँसना ही चाहिए । तेरी नाव (जीवन) अभी भी (संसार-) सागर में है । कौन जाने 
आगे क्‍या हो ! 
है. ०] 
कबीर कहता है, अपने सु दर शरीर को देखकर गव॑ नही करना चाहिए । तुम 
उसे आज या कल छोड़ कर वैसे ही चल्ले जाओगे जैसे सप॑ अपना केचुल छोड़ता है । 
४१ 
कबीर कहता है, (इस जीवन में) राम नाम की लूठ (सरलता से हो सकती है ।) 
यदि तुमे लूटना है तो (शीघ्र ही) लूट ले | नही तो जब प्राण छूट जायेंगे तो फिर 
पीछे पछताना ही होगा। 
४२ 
कबीर कहता है, ऐसा कोई (मनुष्य) उत्पन्न नही हुआ जो अपने घर (शरीर) में 
आग लगा दे (अर्थात्‌ वासनाओं का विनाश कर दे) और पांचों लड़को (इंद्रियों) को 
जला कर (केवल) राम में अपनी लौ लगा कर रहे। 
४३ 
कोई तो अपना लड़का बेचता है, कोई लड़की । यदि वह कबीर से सामा कर ले 
तो वह हरि के साथ व्यापार करने लगे। (अर्थात्‌ ईश्वर की ओरे ग्रश्त्त हो जाय ।) 


है.3.4 
कबीर कहता है, मेरी यह चेतावनी कहने से न रह जाय कि जो पीछे (जीवन के 
अनंतर) छुख भोगने वाले हैं, उन्हें गुड़ लेकर ही खाना चाहिए । (अत्यत रूखी-सूखी 
वस्तु से ही निर्वाह करना चाहिये ।) 
४५ 
कबीर कहता है, मैने समझता है कि पढ़ना अच्छा है, कितु पढ़ने से भी अच्छा 
योग है। (और योग से भी अच्छी) राम को भक्ति है जो मैं नही छोड़ गा चाहे लोग 
मेरी निदा भल्ते ही करे। 


४९ 
कबीर कहता है, जिनके हृदय में ज्ञान नही है वे बेचारे मेरी निदा क्या करते 
है १ यहाँ तो कबीर अन्य सभी कामो को छोड़कर राम में हो रमण कर रहे है। 
४७ 
कबीर कहता है, परदेसी (अन्य देश--ब्रह्म-क्षेत्र में निवास करने वाले--गुरु) के 
वल्न (शरीर) में चारो दिशाओं से आग (ब्रह्म ज्योति) लग रही है। उसका खिथा 
(शारीरिक इंद्रियाँ) तो जलकर कोयला हो गई हैं कितु उसके तागे (आत्मा जिसका 
संसर्ग परमात्मा से लगा हुआ है ) को आँच भी नही लगी। 
हैं.ई ० 
कबीर कहता है, खिंथा (वच्न-शरीर) जलकर कोयला हो गया और खप्पर (कपाल) 
भी फूट गया । (कहा जाता है कि ब्रह्म-रंध्र से ग्राण निकलते समय योगियो का कपाल 


प्प संत कबीर 


विदीर्ण हो जाता है ।) बेचारा योगी ब्रह्म के साथ खेल गया (उसी में लीन हो गया।) 
अब उसके आसन पर (उसके बाद) भस्म-सात्र रह गई है। 
४6६ 
कबीर कहता है, इस थोड़े जल (संसार) की मछली (आत्मा) को मारने के लिए 
धीवर (मझत्यु) ने जाल डाल दिया है। इस विपत्ति से छूटना संभव नही है, अतः लौट 
कर समुद्र (ब्रह्म या गुरु) में तू अपनी सेम्हाल कर, अपने को सुरक्षित कर । 
०] 
कबीर कहता है, समुद्र (गुरु) नही छोड़ना चाहिए, चाहे वह अत्यंत खारा (कोषी) 
ही क्यो न हो। छोटी छोटी पोखरों (साधारण और तुच्छ गुरुओ) को खोजते हुए 
देखकर तुमे कोई अच्छा नही कहेगा। 
७१ 
' कबीर कहता है, बढ़े बड़े क्रोधी (इस भव-सागर में) बह गए। उनकी रक्षा करने 
वाला कोई नही हुआ । अपनी दीनता ओर गरीबी में ही जीवन व्यतीत करते हुए ही 
कुछ हो सकता है । 
५२ 
कबीर कहता है, किसी वैष्णव को कुत्ती अच्छी है कितु किसी शाक्त की माँ बुरी है। 
क्योंकि कुत्ती तो (वैष्णव के संसर्ग से) हरि-नाम का यश श्रवण करती है और शाक्त 
की माँ (अपने पुत्र के साथ) पाप कमाने जाती है। 
५३ 
कबीर कहता है, यह हरिण (मनुष्य) तो दुबला-पतला (निबंल) है (उसमें आध्या- 
त्मिक शक्तियों का बल नहीं है) ओर यह सरोवर (चारों ओर से लताओं ओर दक्तों 
की) हरियाली लिए हुए है (अर्थात्‌ यह संसार विषय वासनाओं के आकषण से अत्यंत 
मोहक है ।) इस एक जीव हरिण का वध करने के लिए लाखों शिकारी (व्याधियाँ) 
हैं । वह काल से कहाँ तक बच सकता है ! 
पड 
कबीर कहता है, गंगा के किनारे जो अपना घर बनाता है, वह सदैव उसका निर्मल 
जल पीता रहता है। (अन्यथा उसकी प्यास नहीं बुकती ।) इसी तरह बिना हरि- 
भक्ति के मुक्ति नहीं हो सकती । यह कह कर कबीर (हरि-भक्ति में) लीन हो गए। 
2, 
कबीर कहता है, (जब मैंने भक्ति की तो) मेरा मन गंगा-जल की भाँति निमल हो 
गया। (मेरी पवित्रता के कारण मुझे पाने के लिए) मेरे पीछे स्वयं हरि मेरा नाम 
“कबीर? “कबीर” पुकारते हुए, फिरते रहते हैं । 


५६ 
कबीर कहता है, हल्दी पीले रंग की है और चुना उज्ज्वल रंग का है इसे देख 
कर सच्चा राम का स्नेही तो (प्रभु) से इस प्रकार मिलता है कि दोनों, रंग न& ही हो 


परिशिष्ट प्प$ 


जाते है। (पीली हल्दी और सफ़ेद चूने के मिलने से अरुण रंग हो जाता है और यह 
अरुणता अनुराग की सूचिका है। इसी अरुणता की ओर कबीर का संकेत है ।) 
५७ 
कबीर कहता है, (घाव पर हल्दी और चूना मिला कर लगाने से) हल्दी तो 
शरीर की पीड़ा हरण कर लेती है ओर चूने (घाव का) चिह्न भी नही रहने देता। 
(हल्दी और चूने की) इस परस्पर प्रीति पर (कि एक पीड़ा और दूसरा घाव के चिह्न 
को मिटाने के लिए परस्पर संयोग करते है) जिसमें अपना जाति, वर्ण ओर कुल खो 
जाता है (क्योंकि हल्दी ओर चूना मिलने पर अपना व्यक्तिगत रंग, गुण, स्वभाव 
आदि सब खो देते है) कत्नीर बलि जाता है । 
जप 
कबीर कहता है, मुक्ति का द्वार राई के दशमांश की भांति संकीर्ण ओर सूच्धम 
है। यहाँ मेरा मन तो मतवाला हाथी हो रहा है। वह उसमें से किस प्रकार निकल 
सकता है ! 
ज्‌६ 
कबीर कहता है, यदि मुझे ऐसा सतगुरु मिल्ले जो संतुष्ट होकर मुझ पर अनुग्रह 
करे ओर मुक्ति का द्वार खोल दे तो मै सरलता से उस द्वार में से आ-जा सकता हूँ । 
६० 
कबीर कहता है, न मेरे लिए छानी है न छुप्पर, न मेरे घर है न गॉव । मेरे हरि 
(प्रभु) मुझ से यह कभी न पूछे कि मै कौन हूँ । न मेरी कोई जाति है, न मेरा कोई 
नाम है । 
६९१ 
कबीर कहता है, मुझे तो मरने की उमंग है । यदि मर जाऊँ तो हरि के दरवाज़े 
पहुँच जाऊँ। हाँ, प्रभु यह भर न पूछे कि यह कौन है जो हमारे दरवाज़े पड़ा 
हुआ है । 
धर 
कबीर कहता है, न हमने कुछ किया, न करेंगे ओर न हमारा यह शरीर ही कुछ 
कर सकता हे। मै क्या जान हरि ने क्या कुछ कर दिया जिससे (में) कबीर, कबीर 
(महान) हो गया ! 
६३ 
कबीर कहता है, स्वप्न में भी बरांते हुए जिसके मुख से राम का नाम निकल 
जाता है; उसके पैर के जूतों के लिए मेरे शरीर का चर्म (प्रस्तुत) है । 
हि-3. 
कबीर कहता है, हम मिट्टी के पुतले हैं ओर हमारा नाम मनुष्य रक्खा गया है। 
हम हैं तो चार दिन के मेहमान कितु (अपने लिए) बड़ी-बड़ी भूमि को सेंवारते और 
सुरक्षित करते है । 


६० संत कबीर 


६० 
कबीर कहता है, मैने अपने को मेंहदी की भाँति (संयम और साधना) से पिसा- 
पिसा कर तेरे सम्मुख डाल दिया कितु (ऐ मेरे प्रभु), तूने मेरी बात भी नहीं पूछी श्र 
'कभी मुझे अपने चरणों से नही लगाया । 
६६ 
कबीर कहता है, जिस (भक्ति) के द्वार से आते-जाते मुक्के कोई नही रोकता उस 
द्वार के इस रूप में होने पर में उसे किस प्रकार छोड़ सकता हैँ ! 
६७ 
कबीर कहता है, मे (इस अब कक डूब गया था कितु (गुरु के) गुणों की 
लहर की हिलोर से उद्धार पा गया। जब मैने अपना बेड़ा (शरीर) जर्जर देखा, तब 
मै उससे उछल कर उतर गया। 
ध्ष 
कबीर कहता है, पापी को न तो भक्ति अच्छी लगती है न हरि की पूजा ही प्रसन्न 
कर सकती है जिस प्रकार मक्खी चंदन को छोड़ वही जाती है जहाँ दुर्गंधि होती है। 
६६ 
कबीर कहता है, वेद्य मर गया, रोगी मर गया ओर सारा संसार मर गया । एक 
कबीर ही नहीं मरा जिसके लिए रोनेवाला कोई नही है। 
9० 
कबीर कहता है, तने “नाम? का ध्यान नही किया, यह तुमे बड़ा भारी दोष लगा। 
यह शरोर तो काठ को हॉडी है। यह बार-बार (आग पर ) नही चढ़ सकती । (अर्थात्‌ 
बार बार मनुष्य-शरीर नही मिल सकता ।) 
७१ 
कबीर कहता है, अब तो मुझ से ऐसा ही हो पड़ा है और मैने मन-भाया काम 
कर लिया है (अर्थात्‌ संसार की चिता न करते हुए प्रभु के सामने आत्मारप॑ण कर 
दिया है ।) अब मरने से क्या डरना जब मैंने अपने हाथ में सिधौरा ले लिया है! 
(प्राचीन प्रथा ऐसी थी कि सती नारियाँ पति को चिता पर जलते समय हाथ में सिदूर 
की डिब्बी ले लेती थी। यह कार्य उनके अचल सुहाग का सूचक था ।) 
छ्र 
कबीर कहता है, (हरि) स्स का गन्ना ही चूसना चाहिए और गुणों की प्राप्ति के 
लिए ही रो रो कर मरना चाहिए, (अत्यंत प्रयल्लगील होना चाहिए।) क्योकि (इस 
संसार में) अवगुणी मनुष्य को कभी कोई भला न कहेगा। 
७३ 
कबीर कहता है, यह जल भरी गागरी (शरीर) आज-कल हो में फूट जायगी 
और यदि तुम किसी गुरु को अपना रक्षक न बनाओगे तो बीच रास्ते ही में (आयु 
समाप्त होने के पूर्व ही विषय-वासनाएँ इस घड़े को) लूठ लेगी । 


परिशिष्ट 8 


ज्ड 
कबीर कहता है, में तो राम का कुत्ता हैँ और मेरा नाम “मोती? है । हमारे गले में 
उसी की रस्सी पड़ी हुई है, वह जहाँ खींचता है, वही जाता हैँ। - 
3 
कबीर कहता है, ऐ मनुष्य, तू अपनी काठ की जपनी (माला) मुझे क्या दिख- 
लाता है ! यदि तू अपने हृदय में राम की अनुभूति उत्पन्न नही करता तो इस जपनी 
से क्या होता है ! 
९ 
कबीर कहता है, विरह रूपी सर्प सन में निवास करता है और यह किसी मंत्र 
(युक्ति) से वशीभूत नही होता । फिर नाम का वियोगी या तो नीवित ही नही रहेगा 
ओर यदि जीवित रहेगा तो पागल हो जायगा । 
0] 
कबीर कहता है, पारस (पत्थर) और चंदन--इनमें एक सुगधि रहती है। लोहा 
और काठ जिनमें कोई गध नहीं है, वे भी (क्रमशः) पारस और चंदन से मिल कर 
उत्तम हो गए। 
ज्ष्य 
कबीर कहता है, यम का डंडा बहुत बुरा है, वह सहन नही किया जाता । 
मुझे जो एक साधू मिल गया उसी ने मेरे ऊपर रक्षा का आवरण देकर मुमे 
बचा लिया । 
5६ 
कबीर कहता है, वेद्य अपने को श्रेष्ठ मानता है ओर कहता है कि दवा मेरे वश 
में है । (कितु वह यह नहीं जानता कि ) यह (आत्मा) तो गोपाल की वस्तु है, वह 
जब चाहे मार कर ले सकता है। 
कबीर कहता है, तुम अपनी नौबत (आनंद की रागिनी) दस दिन बजा लो । नदी 
नाव के संयोग की भाँति फिर यह (योनि) तुम्हें नही मिल्लेगी । 
८१ 
कबीर कहता है, यदि में सात समुद्रों को स्याही, समस्त वनराजि को अपनी 
लेखनी,ओऔर सारी एथ्वी को काग्रज़ बना लू, फिर भी हरि का यश नही लिखा जायगा। 


परे 
कबीर कहता है, यदि हृदय में गोपाल निवास करते हैं तो जुलाहे की जाति होने 
(५ चर लू € & आर ७ 
से क्या हानि हो सकती है ? हे राम, यदि तू कबीर के कंठ से मिल जाय तो वह 
संसार के सभी जंजालों से रहित हो जाय । 
परे 


कबीर कहता है, (संसार में) ऐसा कोई मनुध्य नही है जो अपना मंद्रि (शरीर) 


8२ संत कबीर 


जला दे ओर पाँचों लड़को (इंद्रियों) को मार कर राम में अपनी लौ लगा दे । 
यू 
कबीर कहता है, (संसार में) ऐसा कोई नही है जो इस शरीर (की वासनाओं) को 
जला द। कबीर बार बार पुकार कर रह गया कितु संसार के अंधे मनुष्यों ने (इस 
रहस्य को) नही जाना । 
पड 
कबीर कहता है, सती (विशुद्ध आत्मा) चिता (संयम की आग) पर चढ़ कर 
पुकार रही हे-ऐ भाई श्मशान, संसार के सभी लोग तो लौठ गए ! अब अंत में हमारा 
काम तुम्ही से है। 
८६ 
कबीर कहता है, मन पक्ती बन कर दशों दिशाओ में उड़ उड़ कर जाता है। जिसे 
जैसी संगति मिलती है, वह बेसा ही फल पाता है । 


८5 
कबीर कहता हे, में जिस (ब्रह्म) की खोज कर रहा था, मैंने वही स्थान प्राप्त कर 
लिया किंतु तू तो उस योनि में जाकर पड़ गया जिसे तू “दूसरा? (बुरा) कहता था। 


प्त्र्द 


कबीर कहता है, केले के समीप जो बेर है, उसके कुसंग से केले का मरण हो 
रहा है। केला तो अपने (उल्लास में) फूलता है और बेर अपने कॉटो से उस (के 
पत्तों) को चीरती है। इसी प्रकार शाक्त की संगति की ओर आँख भी न उठाना चाहिए। 
(बेर की भाँति शाक्त का भी यह स्वभाव है कि वह उल्लास में भूमने वाले साथियों के 
अंगों को चीर डालता है ।) 
ण्& 


कबीर कहता है, दूसरे के भार को तू अपने सिर पर रख कर (जीवन का) रास्ता 
चलना चाहता है कितु तू स्वयं अपने भार से आशंकित नहीं होता जब कि आगे 
अत्यंत विषम मार्ग है । 


€६० 
कबीर कहता है, बन की जली हुईं लकड़ी (संसार के पापों से जली हुईं जीवात्मा) 
खड़ी खड़ी पुकार कर कह रही है कि अब मैं लुहार (काल) के वश में न पड़ जाऊँ जो 
मुझे. फिर दूसरी बार जलायेगा | (पुनजन्म में फिर कष्टों का सामना करना पड़ेगा [) 
६१ 
कबीर कहता है, एक (मन) के मरने से दो (आंखों के विषय-विकार) मर जाते 
हैं। दो (आंखों के विषय-विकार) के मरने से चार (अंतःकरण) मर जाते हैं। चार 
(अंतःकरण के मरने से छः दहन मर जाते हैं। जिनमें चार पुरुष (सांख्य, योग, 
वेशेषिक और न्याय) और दो ख्तरियाँ (पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा) हैं। अर्थात्‌ 


परिशिष्ट 8 ३ 


एक मन को नप्ट करने से ही शरोर का समस्त विकार ओर ज्ञान का अहंकार नष्ट 
हो जाता है । 
६२ 
कबीर कह्दता है, मैने ससार को अनेक प्रकार से देख दख कर खोजा कितु कही 
भी मुझे विश्राम का स्थान नही मिला । अतः जो हरि के नाम के प्रति सचेत नहीं 
हुए यदि वे किसी दूसरे (देवता) की ओर अनुरक्त हुए ओर अपने को भूल गए तो 
उससे क्या £ 
& ३ 
कबीर कहता है, संगति तो साधु ही की करनी चाहिये जो अंत तक (जीवन का) 
निर्वाह करती है। शाक्त की संगति कभी न करना चाहिये जिससे संकट ओर कष्ट 
होता है । 
&€ ४ 
कबीर कहता ह, तू संसार को ठीक तरह सममत हुए भी, संसार में चेतन्य 
होते हुए भी, उसी में समा कर रह गया। जो हरि के नाम के प्रति जागरूक नही हुए 
उन्होंने व्यर्थ ही जन्म लिया । 
६० 
कबीर कहता है, केवल राम की ही आशा करनी चाहिये | अन्य की आशा तो 
निराशा मात्र है। जो मनुष्य हरि के नाम के प्रति उदासीन है वे अवश्य ही न में 
पड़ेंगे। 
६५६ 
कबीर कहता है, मेने अनेक शिष्य और अनेक संप्रदाय बनाये कितु केशव (ब्रह्म) 
को अपना मित्र' नही बनाया । हम चले तो थे हरि से मिलने के लिये कितु बीच संसार 
दी में हमारा चित्त अटक गया । 
& 9 
कबीर कहता है, रहस्य का जानने वाला बेचारा क्‍या करे जब तक स्वयं ईश्वर 
सहायता न करे ! (बिना ईश्वर की सहायता के) जिस जिस डाली पर पैर रखोगे वही 
डाली मुड़ जावेगी । 
ध्थ 
कबीर कहता है, दूसरों को ही उपदेश करते रहने से तुम्हारे मुंह में धूल पड़ेगी 
(तुम्हारे हाथ कुछ न आवेगा) क्योंकि दूसरों को (अन्न) राशि की रक्षा करते करते 
तुम स्वयं अपने घर का खेत खा डालोगे । (अर्थात्‌ तुम्हें अपनी आत्मोन्नति का अवसर 
ही न मिलेगा ।) 
&€€ 
कबीर कहता है, जब की भूसी खाते हुए भी तुम साधु की संगति में रहो । जो 
होनहार (भावी) है वह तो होवेगी ही किंतु कभी किसी शाक्त की सगति में मत जाओ। 
४८ 


8४ संत कबीर 


३०० 
कबीर कहता है, साधु की संगति में दिनोदिन प्रेम दूना होता जाता है। किंतु 
शाक्त तो काली कामरी की तरह है जो धोने से कभी सफ़ेद नहीं हो सकती (अर्थात्‌ 
उसे कितना ही उपदेश क्‍यों न करो उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश न होगा।) 
१०१ 
कबीर कहता है, जब तुमने अपने मन को ही नही मूंडा तो केश मुड़ाने से क्‍या 
होता है ! क्योंकि जो कुछ भी (पाप-कर्म) किया वह मन ने किया, बेचारे सिर को 
व्यर्थ ही मूड़ा गया ! 
१०२ 
कबीर कहता है, राम को नहीं छोड़ना चाहिए चाहे शरीर और संपत्ति चली जावे। 
(राम के) चरण-कमलों में चित्त लगा कर राम-नाम में ही लीन हो जाना चाहिए। 
१०३ 
कबीर कहता है, जिस यंत्र (शरीर) को हम बजाते थे उसके सभी तार (६'द्रिय 
समूह) दृट गए। बेचारा यंत्र (शरीर) क्‍या करे जब उसका बजाने वाला ही 
(जीवात्मा इस संसार को छोड़ कर) चलने लगा ! 
१०४ 
कबीर कहता है, मैं उस गुरु की माँ का सिर मडना चाहता हूँ जिस गुरु के 
बचनो से भ्रम दूर नहीं होता। वह (गुरु) स्वयं तो चारों वेदों में डूबा रहता है, 
अपने चेलो को भी (संसार-सागर में) बहा देता है । 
१०५ 
कबीर कहता है, तूने जितने पाप किए है उन्हें तूने नीचे छिपा कर रख लिया है 
लेकिन अंत में जब धर्मराज ने पूछा तो सबके सब प्रकट हो गए। 
१०६ 
कबीर कहता हे, तूने हरि का स्मरण छोड़ कर कुद्धब का बहुत पालन-पोषण 
किया । किंतु तू यह धंधा करता ही रह गया, अत में न तेरा कोई भाई रहा, न बंधु । 
१०७ 
कबीर कहता है, तू हरि का स्मरण छोड़ कर रात्रि में (मंत्रों को) जगाने के 
लिये (स्मशान भूमि में) जाता है । (स्मरण रख) तू ऐसी सर्पणी होकर फिर संसार में 
आवेगा जो अपने बच्चों को स्वय खा लेती है । 


१०८ 
कबीर कहता है, तू हरि का स्मरण छोड़ कर सदेव खत्री को अपने सिर पर रखे 


रहता है। (स्मरण रख) तू संसार में ऐसी गधी होकर जन्म लेगा जो चार चार मन 
का बोक सहन करती है । 


१०६ 
कबीर कहता है, यदि तु में बहुत अधिक चातुर्य है तो अपने हृदय में हरि का 


परिशिष्ट 8९ 


जाप कर | (सम ले कि हरि का जाप करना) सूली के ऊपर खलने की भॉति है। यदि 
वहाँ से तू गिरा तो फिर तेरे लिए कोई स्थान नही है। 
११० 
कबीर कहता है, वही मुख धन्य है जिस से 'राम? कहा जाता है। (उस राम-नाम 
से) बेचारे शरोर की क्या बात, ग्राम का आम पवित्र हो जायगा । 
१११ 
कबीर कहता है, वही कुल अच्छा है जिस कुल में हरि का दास उत्पन्न होता है । 
जिस कुल में हरि का दास नही होता, वह कुल तो ढाक ओर पलास की भाँति है। 
११२ 
कबीर कहता है, घोड़े, हाथी ओर अत्यंत घने रूप में लाखों ध्वजा भले ही फह- 
राएँ किंतु समस्त सुख से भिक्षा अच्छी है यदि उसमें राम का स्मरण करते हुए दिन 
व्यतीत होता है । 


११३ 
कबीर कहता है, मैं सारे संसार में ढोल कधे पर चढ़ाकर घूमा। सब को ठोक 
बजा कर देखते हुए (मैं इसी निष्कर्ष पर पहुँचा कि) कोई किसी का नही है। 
११४ 
मार्ग में मोती बिखरे हुए है, वहीं पर एक अंधा आ निकला। (किंतु उसके सामने 
उन मोतियो का क्या मूल्य है?) उसी भाँति ज्ञान-ज्योति के बिना यह सारा संसार 
जगदीश (के महत्व) का उल्लंघन करता जा रहा है । 
११५ 
कबीर का वंश डूब गया क्योंकि उसमें कमाल जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ । वह हरि 
का स्मरण करना छोड़ कर घर में धन-संपत्ति ले आया ! 
११६ 
कबीर कहता है, साधू से मिलने के लिए जाते समय किसी को अपने साथ न 
लेना चाहिए । (एक बार माया मोह छोड़कर) फिर पीछे पैर नही रखना चाहिए। 
आगे जो कुछ होना हो, हो । 
११७ 
कबीर कहता है, जिस रस्सी से सारा संसार बँधा हुआ है उससे ऐ कबीर, तू मत 
बंध! नही तो सोने के समान तेरा शरीर वैसे ही अच्श्य हो जायगा जैसे आटे में नमक। 
११८ 
कबीर कहता है, जब आत्मा चली जाती है तो सीधे सेना की सेना को (अथवा 
इशारे मात्र से) (्र्थ्वी में गाड़ देते हैं। फिर भी यह जीव अपने नेत्रों का टुच्चापन 
नहीं छोड़ता । 
११६ 
कबीर कहता है, (हे प्रभु) मैं नेत्रों से तुके देखता रहूँ, कानों से तेरा नाम सुनता 


8६ संत कबोर 


े 


रहेँ, वाणी से तरे नाम का उच्चारण करता रहूँ ओर तरे चरण कमलो को हृदय में 
स्थान देता रहेँ । 
१२० 
कबीर कहता है, में गुरु के प्रसाद से स्व॒ग ओर नरक (दोनो) से परे ही रहा। मैं 
आदि और अत में भी (प्रभु या गुरु) के चरण-कमलों की मौज (लहर) में निरंतर 
रहा। 
१२१ 
कबीर कहता है, में चरण-कमलों की मोज (लहर में रहने के उल्लास) का कहो 
क्रैस अनुमान कहूँ ? वाणी के द्वारा उसका सौदर्य नहीं दखा जा सकता। वह तो देखने 
से ही सबंध रखता हे। 
१२२ 
कबीर कहता है, मै (अपने प्रभु को) देखकर क्या कहूँ ! यदि कहूँ भी तो विश्वास 
कौन करेगा ? अतः हरि जैसा है, वह वेसा ही रहे ओर मे हर्षित होकर उसके गुणों 
का गान कहूँ। (न मेरे कहने की आवश्यकता है, न किसी के सुनने की ।) 
१२३ | 
कबीर कहता है, मनुष्य सुखोपभोग करते हुए उपदेश भी देता है, और खाते-पीते 
हुए भी चिंता करता रहता है जेसे कुज पक्ती विचरण करते हुए भी मन को (अपने 
घोसले ओर बच्चों आदि के) ममता-मोह मे उलमा रखता हैं। 
१२४ 
कबीर कहता है, आकाश में बादल छाते हैं ओर बरस कर सरोवरों को पानी से 
भर देते हैं (अर्थात्‌ ईश्वरीय विभूति प्रत्येक क्षण बरस कर संसार के कण करा में 
दिव्य ज्योति भर रही है ।) यदि फिर भी मनुष्य चातक की तरह जल के लिए तरसता 
रहे तो उसका क्‍या हाल होगा £ 
है 03! 
कबीर कहता है, यदि चक्रवाकी रात्रि के समय बिछुड़ जाती है तो वह प्रातःकाल 
आकर चक्रवाक से मिल जाती है। किंतु जो व्यक्ति राम से बिछुड़ जाते हैं, वे न राम 
से प्रातःकाल में और न रात्रिकाल में मिल सकते हैं। (अर्थात्‌ राम से एक बार बिब्लु- 
ड़ने से वें सदैव के लिए राम से विलग ही हो जाते हैं ।) 
१२६ 
कबीर कहता है, रात्रि (जीवन) में (ईश्वर से) वियोगी होकर ऐ सखम (चक्रवाक 
पक्ती--यहाँ मनुष्य) तू कृश ओर दुखी ही रह । तू मंद्रि मंदिर (देवी देवताओं की 
खोज में) भले ही रोता रहे किंतु सूर्य (ज्ञान) के उदय होने पर ही तृ अपने देश 
(परम-पद्‌) को श्राप्त होगा । 
१२७ 
कबीर कहता है, (ऐ मनुष्य) तू सोकर क्या करेगा? त्‌ जाग । रोने से तो तुमे 


परिशिष्ट 8७ 


ध्थे 


दःख ही हुआ | (यह तो समझ कि) जिसका (अंतिम) रथान कब्र (समाधि) में हे, 
या वह (संसार में) खुख से सो सकेगा / 
१२८ 
कबीर कहता है, (ऐ मनुष्य) तू सोकर क्‍या करेगा उठ कर मुरारी (ब्रह्म) का 
जाप क्‍यों नही करता 2 एक दिन तो तुमे लंबे पर पसार कर सोना 
१२६ 
कबीर कहता है, (ऐ मनुष्य) तू सोकर क्‍या करेगा १ तू उठ कर बैठ जा और 
जागरण कर। जिस (प्रभु) के साहचय से तृ बिछुड़ गया है, फिर उसी के साथ लग । 
3२० 
कबीर कहता हे, जिस मार्ग पर संत चलता है उस माग को तू मत छोड़ । तू तो 
उसी पर जा । उस मार्ग को देखते ही तू पत्रित्र हो जायगा और सत से भेट होने पर 
तृ नाम का जाप करने लगेगा । 
१३१ 
कबीर कहता है, शाक्त का साथ कभी न करना चाहिए, उससे दर ही भाग जाना 
चाहिए । काले बतेन को स्पश करने से कुछ न कुछ कालिमा का धब्बा तो लगेगा ही। 
१३२ 
कबीर कहता हे, त्‌ राम की ओर से जागरूक नही हुआ ओर तरो दृद्गावस्था आ 
पहुँची । जब घर में आग लग गईं तब द्रवाजे से क्या क्या निकाला जा सकता है 
१३३ 
कबीर कहता है, वही कार्य हुआ जो करतार ने किया। उसके बिना कोई दूसरा 
नही है। एक वही सुश्िकर्ता है। 
१३४ 
कबीर कहता है, फल फलने लगे और आम पकने लगे (अर्थात्‌ शुभ कर्मों के 
परिणाम स्पष्ट होन लगे |) यदि तुमने (भूख से व्याकुल होकर) बीच ही (संसार) में 
इनका उपभोग न कर लिया तो अपने स्वामी की सेवा में (इन फलो को) पहुँचा दो । 
१३० 
कवीर कहता है, (लोग) भगव्रान को खरीद कर पूजते है ओर मन के हृठ से 
तीर्थों में (स्नान करने के लिए) जाते हैं। वे लोग दूसरो की देख देख कर (अनुकरण 
करते हुए) स्वॉग बनाते है और भूल कर भठकते फिरते हैं 
१३3६ 
कबीर कहता हैं, (लोगो ने) पत्थर को परमेश्वर बना लिया है ओर सारा संसार 
उसकी पूजा करता है । जो इस थुलावे में पड़ा रहता हे वह (मृत्यु की) काली धार में 
डूब जाता है । 
१३७ 
कबीर कह्दता है, कागज की तो कोठरी (पुस्तक) बनाई ओर स्याही रूपी कर्म के 


ध्प संत कबीर 


उस पर कपाट लगा दिए। पत्थर (मूति) के साथ सारी प्रृथ्वी डुबा दी। पंडितों न 
अपना यही मार्ग बनाया है । 
१३८ 
कबीर कहता है, जो कुछ तू कल करने वाला है, उसे अभी कर ले और जो अभी 
करना है उसे इसी क्षण कर ले | पीछे जब काल सिर पर आ जावेगा तब कुछ न 
हो सकेगा । 
१३६ 
कबीर कहता है, मैने एक ऐसा जंतु (आडंबरी साधु) देखा है जो धोई हुई लाख 
के समान दीख पड़ता है। वह देखने में तो कई गुना चचल ज्ञात होता है कितु वस्तुतः 
वह है मतिहीन और अपवित्र । 
१४० 
कबीर कहता है, यम भी मेरी बुद्धि का तिरस्कार नही कर सकता । क्योकि मैने 
उस परिवरदिगार (प्रभु) का जाप किया है जिसने स्वयं यम की सृष्टि की है। 
१४१ 
कबीर कहता है, में तो कस्तूरी की भाँति (आध्यात्मिक सुगधि से परिपूर्ण) हो 
गया ओर अन्य सभी सेदक भ्रमर की भाँति (केवल उपदेश का शब्द करने वाले) हो 
गए । कबीर ने जैसे जैसे अपनी भक्ति बढ़ाई वेसे वेसे उसमें राम का निवास होता 
ही गया । 
१७४२ 
कबीर कहता है, परिवार की उलभनो में राम एक किनारे ही पड़े रह गए । इसी 
बीच में धमंराज के दूत धूमधाम से आ पहुँचे । 
१४३ 
कबीर कहता है, शाक्त से तो सुअर अच्छा है जो गाँव की गंदगी को साफ्र तो 
करता रहता है। बेचारा शाक्त तो यो ही मर गया और किसी ने उसका नाम भी नही 
लिया । 
१४४ 
कबीर कहता है, तूने कौड़ी कोड़ी जोड़ कर लाख ओर करोड़ (रुपये) जोड़ लिए। 
कितु (इतना होने पर भी) संसार से चलते समय तुमे कुछ भी नही मिला । (यहाँ 
तक कि चिता पर) तेरी लेंगोटी (की गाँठ भी) तोड़ दी गई ! 
१४० 
कबीर कहता है, यदि तुने वैष्णव होकर चार मालाएँ फेर लीं तो कया हुआ ! 
बाहर से भल्ले ही स्वर्ण की द्वादश दीप्तियाँ तुमे प्राप्त हो गईं किंतु भीतर तो तुम में 
(वासनाओं का) नशा भरा ही हुआ है । 
१४६ 
कबीर कहता है, तू अपने मन का अभिमान छोड़ कर रास्ते का रोडा (पत्थर) 


परिशिष्ट ६६ 


बन कर रह जा । कोई बिरला ही इस प्रकार सेवक होता है ओर उसी को भगवान 
की प्राप्ति होती है । 
१४७ 
कबीर कहता है, यदि तू रास्ते का रोड़ा ही बन गया तो क्या हुआ १ (ठोकर 
लगने से) पथिक को वह कष्ट कारक होता है। वस्तुतः (हे प्रभु) तेरा सच्चा दास तो 
ऐसा है जैसे प्रृथ्वी में धूल (जिससे किसी को ठोकर नहीं लग सकती ।) 
१४८ 
कबीर कहता है, यदि तू धूल ही हो गया तो कया हुआ | वह उड़ उड़ कर शरीर 
में लगती है (ओर उसे गंदा करती है। ) हरि का सेवक तो संपूर्णा रूप से ऐसा होना 
चाहिए जैसा पानी (जो उड़ कर किसी को न॑ लग सके ।) 
१४६ 
कबीर कहता है, यदि तू पानी भी हो गया तो क्या हुआ ? वह भी कभी गरम ओर 
ठंडा होता रहता है (अपना स्वभाव बदलता रहता है ।) हरि का सेवक तो ऐसा होना 
चाहिए जैसा कि स्वयं हरि है (जो न कभी गरम होता है, न शीतल । सदैव एक रस 
रहता है ।) 
१५० 
ऊँचा भवन है, स्वर है, संदर युवती त्री हे, और भवन के शिखरो पर ध्वजाएँ 
फहरा रही है । कितु इन सब से अच्छी मधुकरी (भिक्षा) है (जिसके लिए) सतों के 
साथ प्रभु का गुण-गान होता है । 
१५१ 
कबीर कहता है, जिस स्थान पर राम को भक्ति होती है, वह स्थान एक बड़े नगर 
से भी उज्ज्वल है और जिस स्थान पर राम से स्नेह करने वाला नहीं है, वह मेरे 
विचार से तो यमपुर के समान ही है । 
पर 
कबीर कहता है, गंगा (इडा) और यमुना (पिगला) के बीच स्थान में 'सहजः 
शक्ति से संपन्न शून्य का एक धाट है। कबीर ने तो उसी घाट पर अपना मठ बना 
लिया है। अन्य साधू गण संसार में रास्ता खोज ही रहे हैं, (यहाँ कबीर ने अपना 
स्थान पा लिया ।) 
१५३ 
कबीर कहता है, आत्मा जिस प्रकार अपने आदि स्थान से उत्पन्न हुई है, यदि 
वैसी ही अंत तक निबह जाय, तो बेचारा होरा स्या, करोड़ों रल भी उसकी बराबरी 
नही कर सकते । 
१०४ 
कबीर कहता है, मैंने एक आश्चर्य देखा है कि (हरि रूपी) हीरा (संसार रूपी) 
बाजार में बिक रहा है | सच्चे व्यापारी (संत) के न होने से वह कोड़ी के बदले 


१७०७ संत कबोर 


जा रहा € | (रुपय ओर साधारण लान से ही राम-नाभ को दीक्षा दी जा रही हे!) 
१ १५ 
कबीर कहता हे, जहाँ ज्ञान है, वही धर्म है और जहाँ मूठ है, वही पाप है, जहाँ 
है वही काल है ओर जहाँ क्षमा है, वही रवानुम्रति ह। 
१०६ 
कबीर कहता ह, यदि माया का परित्याग कर दिया तो क्या हुआ यदि मान नही 
छोड़ा जा सका / मान (का विचार) तो बड़े वड़ मुनीश्वरों के गले में अटक रहा है। 
(सच हे-- मान का विचार राभी को नप्ट करता है ।) 
१५७ 
कबीर कहता है, मुझे सच्चा गुरु मिला हं। उसने ऐसे शब्द (के तीर) मेरी 
ओर प्रेरित किए है कि उनके लगते ही से भूमि में मिल गया ओरे मेर कलेजे भें 
घाव हो गया । (अर्थात्‌ में एथ्वी पर स्थिर हो गया ओर प्रभु की विरह-पीड़ा मेरे हृदय 
में उत्पन्न हो गई ।) 


नि 


१०८ 
कबीर कहता है, सत्‌गुरु कर ही क्‍या राकता है यदि शिष्य में दोष हो १ चाहे 
बॉसुरी को पूरे स्वर से क्यो न बजाया जाय, (आंतरिक रूप से बने हुए) अंधे के हृदय 
पर थोड़ा भी प्रभाव न हो सकेगा । 
१५६ 
कबीर कहता है, घोड़े ओर हाथियों के घन समूह एव छुत्रपति राजा की स्त्री 
(वेभव सयुक्त क्यों न हो) कितु इन सब की तुलना उससे भी नही हो सकती जो हरि- 
भक्त को पनिहारिन मात्र 
१६० 
कबीर कहता ह, राजा की स्त्री की निदा क्यों करनी चाहिए ओर हरि की सेविका 
का मान क्यो करना चाहिए ? क्योकि वह (राजा को स्त्री) विषय-वासना के लिए 
अपना श्व्गार करती हे ओर यह (हरि-भक्त की संविका) हरि के नाम का स्मरण 
करती हू 
१३१ 
कबीर कहता है, मेन (राम-नाम का) स्तभ पा लिया है ओर सत्गुरु के घेर्य (की 
रस्सी) से मरी आत्मा स्थिर हो गईं हे । इस प्रकार कबीर ने मानसरोवर (मानस या 
हृदय) के किनारे (हरि रूपी) हीरे का व्यापार कर लिया हैं। (अथांत्‌ हृदय ही में 
हरि को प्राप्त कर लिया है ।) 


हे! 
कबीर कहता हें, सेवक रूपी जोहरो हरि रूपी होरे को लेकर (संसार रूपी) बाज़ार 
में प्रतिष्ठित होता है । जमी कोई (साथु रूपी) पारखी मिलता हैं, तभी द्वीरे का व्यापार 
हो जाता है । 


प्रिशिष्ट १०.) 


१६३ 
कबीर कहता है, (तुम तो) काम पड़ने पर ही हरि का स्मरण करते हो और 
(प्रति दिन) इसी प्रकार का रमरण करते रहते हो। (इससे चाहे) तुम स्वग-प्राप्त 
भल्ले ही कर लो कितु (इतना निश्चित है कि) तुमने हरि को धन से ही खरीदा है। 
(हरि इस प्रकार खरीदे नहीं जा सकते ।) 
१६४ 
कबीर कहता है, सेवा करने के उपयुक्त दो ही अच्छे है--एक संत और 
दूसरा राम। राम तो मुक्ति का दान करने वाले हैं ओर संत नाम का जाप कराने 
वाले है । 
१३६० 
कबीर कहता है, जिस मार्ग से पंडित-समूह गए हैं, (दुवुद्धि) लोगो की भीड़ 
(ग्रा बहरो जनता) उनके पीछे लग गई है । कितु वे राम-भक्ति-साधना की)विपम-घाटी 
से परिचित नही है जहाँ कबीर (पहले से ही) चढ़ गया हे । 
१६६ 
कबीर कहता है, तू अपने कुल की मर्यादा की रक्षा करते हुए दुनिया को धोखा 
देने ही में मर गया । अब जब लोग तुमे श्मशान भूमि में रक्खेगे तब किसके कुल 
को लजा लगेगी 
१६७ 
कबीर कहता है, बहुत से लोगों की मर्यादा का ध्यान रखते हुए ही ऐ पागल, तू 
(संसार-सागर में) डूब जायगा । तरे पड़ोसी (मनुष्य) के साथ जो कुछ हुआ है वह 
तू अपने संबंध में भी जान ले । (वह मर गया, तू भी उसी तरह मर जायगा !) 
१६८ 
कबीर कहता है, (सब से) अच्छी तो मधघुकरी (भिक्ता) हे जिसमें अनेक प्रकार 
का अन्न मिला हुआ है । उस पर किसी का दावा तो है नहीं। (वह ईश्वर की दी हुई 
है जिसका अखिल शूल्य में) बड़ा भारी देश है, बड़ा भारी राज्य है । 
१६६ 
कबीर कहता है, जो (अपने पास विषय-बासना को) आग रखता है, उस जलना 
होता है कितु जो (विषय-वासना की) आग से रहित है वह जलने की शंका से बिल- 
कुल स्वतंत्र है । जो लोग इस आग से रहित है वे इंद्र को भी रंक गिनते है। (अर्थात्‌ 
उनके सामने इंद्र का वैभव भी तुच्छ है ।) 
१७० 
कबीर कहता है, चोपाल के सामने ही (शरीर ही में हरि रूपी) सरोवर भरा हुआ 
है किंतु उसका जल कोई पी नहीं सकता। ऐ कबीर, तूने बड़े भाग्य से वह सरोवर 
पा लिया है। तू भर भर कर उस (त्रह्म-द्रव) का पान कर । 


४९ 


४० संत कबीर 


१७१ 
कबीर कहता है, जिस प्रकार प्रभात कालीन तारे अस्त होते हैं, उसी भाँति तेरा 
शरीर भी समाप्त हो जायगा। केवल ये दो अक्षर ('रा? और 'म?) नष्ट नही होगे 
जिनका आधार कबीर ने ले रक्खा है । 
१ृ०र्‌ 
कबीर कहता है, यह काठ की कोठी (शरीर) हे जिसमें दशशों दिशाओं (दस इंद्रियों 
से आग लग रही है। उस आग से पडित गण (जिन्हें सांसारिक ज्ञान है वे तो) जल 
कर मर गए और मूर्ख लोग (जो पंडितो के ज्ञान से विजित नही हुए) जलने से बच रहे। 
१७३ 
कबीर कहता है, तू अपने हृदय का सशय दूर कर दे और पुस्तक-ज्ञान को (जल 
में) बहा दे । बावन अक्षरों की परीक्षा कर [उनमें से दो अक्तर (रा? और “म? अथवा 
८6? ओर रे”) चुन कर] हरि के चरणों में अपना चित्त लगा दे । 
१३४ 
कबीर कहता है, यदि करोड़ों असंत भी मिल जायें तो संत अपने “संत-गुण” नही 
छोड़ता जिस ग्रकार सर्पों के द्वारा घिरे रहने पर भी चंदन अपनी शीतलता नही 
छोड़ता । 
१७५ 
कबीर कहता है, जब मेने ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त किया तो मेरा मनशीतल हो गया । जो 
ज्वाला संसार को जलाती है, वही (हरि के) सेवकों के लिए (शीतल) जल के समान है। 
१७६ 
कबीर कहता है, सृष्टि-कर्ता का खेल कोई नही जान सकता। या तो उसे स्वयं 
स्वामी (ब्रह्म) समझता है, या उसका दास जो उसकी सेवा में उपस्थित रहता है। 
१७७ 
कबीर कहता है, अच्छा हुआ जो मुमे संसार से भय उत्पन्न हो गया और मुमे 


सांसारिक दिशाएँ भूल गईं । में ओले की तरह गल कर पानी हो गया और ढुलक कर 
(ब्रह्म-ज्ञान के) किनारे से जा मिला । 


पृज८ 
कबीर कहता है, (बह्म ने) थोड़ी सी धूल एकत्रित कर शरीर की पुड़िया बाँध दी 
है। यह शरीर तो केवल चार दिनों का तमाशा ही है फिर अंत में वही धूल की धूल है। 
१७६ 
कबीर कहता है, सूर्य और चंद्र की सृष्टि के साथ संसार के सभी शरीरों की उत्पत्ति 
हुईं । कितु बिना गुरु ओर गोविद के दर्शन के सब शरीर फिर पलट कर धूल ही 
हो गए। 


१८० 
“जहाँ निर्भयता है, वहाँ भय नहीं है और जहाँ भय है वहाँ हरि (का निवास) 


परिशिष्ट १०३३ 


नही है / यह वाक्य कबीर ने विचार कर ही कहा है। ऐ संतो, इसे (कान से न सुन 
कर) मन से सुनो । 
१८१ 
कबीर कहता है, जिन्होंने (ब्रह्म को) कुछ नही जाना, उनकी (सांसारिक) सुख के 
कारण नीद दूर हो गई कितु हमने जो उसके रहस्य को समभा, तो हमारे सिर पर 
तो पूरी बला ही सवार हो गई । अर्थात्‌ मै प्रभु के विरह में व्याकुल होकर तड़पने 
लगा हूँ और मेरो नींद भी (इस दुःख से) दूर हो गई है। 
१८२ 
कबीर कहता है, (संसार की) मार खाकर (आत्त जनों ने ईश्वर को) बहुत पुकारा 
ओर पीड़ित हुए लोगों ने पीड़ा से (ईश्वर को) दूसरी भाँति ही पुकारा कितु कबीर 
को तो मर्म-स्थल की चोट लगी है और वह उसी व्यथा से अपने स्थान पर ही स्थित 
है। (वह किसी को किसी भाँति भी पुकारने नहीं गया ।) 
१८३ 
कबीर कहता है, (सभी मनुष्य) नोकदार भाले की चोट खाकर साँसे भरने लगते 
हैं । कितु जो शब्द की चोट सहन कर सकता है, ऐसे ही गुरु का मैं दास हैँ । 
१८४ 
कबीर कहता है, ऐ मुल्ला, तू (मस्जिद की) मुड़ेर पर क्या चढ़ता है ! (ओर बाँग 
देता है |) स्वामी बहरा नही है। जिसे प्रसन्न करने के लिए तू बाँग देता है, उसे तू 
अपने हृदय के भीतर ही देख । 
१5५ 
ऐ शेख, तू बैये रहित होकर हज के लिए क्या काबे जाता है १ कबीर कहता है, 
जिसका हृदय विशुद्ध नही है, उसे खुदा कहाँ मिल सकता है ! 
१८६ 
कबीर कहता है, तू अल्लाह की बंदगी (वंदना) कर जिसके स्मरण करने से दुःख 
नष्ट हो जाते हैं । फिर तो हृदय ही में स्वामी प्रकट हो जाते हैं और जलती हुईं आग 
बुक कर नष्ट हो जाती है। (वासनाओ की प्रचंड आग बुक जाती है ।) 
१८७ 
कबीर कहता है, 2 से जुल्म करता है और उसे 'हलाल? का नाम देता है। 
जब (धर्मराज का) कार्यालय तेरे कर्मों का लेखा मॉगेगा तब तेरी क्या दशा होगी 
प१ृ८षद 
कबीर कहता है, खिचड़ी (जैसा साधारण भोजन) ही सब खाना चाहिए उसी 
में नमक का अम्रत है। स्वादिष्ट (अथवा ढूंढ़ी हुईं) रोटी के लिए कौन गला 
कटावे ! 
१८६ 
कबीर कहता है, गुरुप्राप्ति की अनुभूति तमी समझना चाहिए जब मोह और 


१०४ संत कबीर 
शरीर की जलन मिट जाय । जब हर्ष ओर शोक हृदय को नही जला सकेंगे तब ईश्वर 
स्वयं ही (तुम में) प्रकट हो जावेंगे। 
१६० 
कबीर कहता है, राम का नाम लेने में भी एक रहस्य है और उस रहस्थ में एक 
यही विचार होना चाहिए कि क्‍या लोग उसी “राम? का उच्चारण करते है जो यह 
समस्त कोतुक रचने वाला ब्रह्म है? (या उस 'राम? का उच्चारण करते है जो दशरथ 
का पुत्र है ?) 
१६१ 
कबीर कहता है, तुम 'राम? 'राम? का उच्चारण तो करो कितु इस उच्चारण करने 
में भी विवेक की आवश्यकता है। वह “राम? एक है जो अनेक में व्याप्त होकर फिर 
अपने एक रूप में लीन हो गया । 
१६२ 
कबीर कहता है, जिस घर में साधुओं की सेवा नहीं होती, वहाँ हरि की सेवा भी 


4 


नहीं होती । वे घर श्मशान की भाँति हैं ओर उनमें भूत निवास करते हैं। 


१६३ 
कबीर कहता है, जिस समय सच्चे गुरु ने (शब्द का) बाण मारा, उस समय गंगा 
(इैश्वराजुभूति में मौन व्यक्ति) तो बहरा (सांसारिक शब्दों की ओर ध्यान न देने वाला) 
हो गया और बहरा (ईश्वरीय संदेश न सुनने वाला) कान सहित (गुरु के उपदेश 
को सुनने वाला) हो गया । चलने बाला (सभमार के तीर्थो का पर्यटन करने वाला) 
भी पंगुल (एक ही स्थान पर स्थिर) हो गया । 
१६४ 
कबीर कहता है, सतगुरु रूपी श्रवीर ने (शब्द का) जो एक बाण मारा तो उसके 
लगते ही (शिष्य) प्रथ्वी पर गिर पड़ा (स्थिर हो गया) और उसके हृदय में (ईश्वर के 
स्मरण का) छिद्र हो गया । 
१६० 
कबीर कहता है, आकाश की निर्मल बुद (आत्मा) भूमि पर पड़ने के कारण 
(माया के लिपटने से) विकार-युक्त हो गई। उसी प्रकार यह मानदता बिना सत्संग के 
भटटू की (जली हुई) धूल हो गईं । 
१६६ 
कबीर कहता है, आकाश की निर्मल बद (आत्मा) को इस भूमि ने अपने में मिला 
लिया | उसे अलग करने के लिए अनेक चतुर (आचार्य) परिश्रम से पच गए किंतु 
वह अलग न हो सकी । 
१६७ 
कबीर कहता है, में हज करने के लिए काबे जा रहा था कि बीच ही में खुदा 


प्रिशिष्ट १०४ 


मिल गया। वह स्वामी मुकसे लड़ पड़ा ओर कहने लगा “तुझे गो-नध की आज्ञा 
किसने दी थी १” 
पृध्द 
कबीर कहता है, में हज के लिए कितने बार काबे हो आया किंतु हे स्वामी, में 
नही जानता मुझ में क्या दोष है कि पीर (गुरु) मुकसे मुख नहीं बोलता ! 
१६६ 
कबीर कहता है, जो तू शक्ति पूर्वक जीव को मारता है, उसे तु हलाल (धर्म-संगत) 
कहता है किंतु जब देव अपना दफ़्तर (हिसाब) निकालेगा तब तेरा क्‍या हाल 
होगा ! 
२०० 
कबीर कहता है, तूने जो जबरदस्ती की है वह तो जुल्म है। खुदा तुझसे इसका 
जवाब तलब करेगा और जब (ईश्वरीय) हिसाब में तेरा लेखा निकलेगा तब तू मुंह 
पर ही बार बार मार खायगा। 
२०१ 
कबीर कहता है, यदि हृदय में शुद्धता है तो (जीवन का) लेखा देना सुखकर 
मालूम होता है। और तब (रैश्वर)-द्रबार में उस सच्चे व्यक्ति का कोई पल्‍ला पक- 
ड़ने वाला नहीं है । 
२०२ 
कबीर कहता है, पृथ्वी और आकाश इन दोनों से बरी होकर तू बंधन-दीन हो 
जा। इन्ही दोनों के संशय में षट-दर्शन ओर चौरासी सिद्ध पड़े हुए हैं । 
२०३ 
कबीर कहता है, मुझ में मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी मुममें है, वह तेरा 
ही है । अतः तुमे तेरो वस्तु सौंपते हुए मेरी क्‍या हानि होती है ! 
२०४ 
कबीर कहता है, तेरे ध्यान में “तृ? 'तृश शब्द का उच्चारण करते हुए में 'तृश ही 
में परिवर्तित हो गया, अब मुझमें अहम? नही रह गया । इस प्रकार जब अपना और 
पराया मिट गया तब देखता हूँ वहाँ “तू? ही 'तृ? दृश्िगित होता है । 
२००५ 
कबीर कहता है, विकार की ओर देखते हुए ओर म्ूूठी आशा करते हुए, कोई भी 
मनोरथ पूरा नही हो सका और अंत में (मनुष्य) निराश होकर इस संसार से उठकर 
चला गया । 
२०६ 
कबीर कहता है, जो हरि का स्मरण करता है, वही संसार में सुखी है। जिस 
स्थान पर सुश्टिकर्ता उसे रखता है, वह उसी स्थान पर रहता है, यहाँ वहाँ नहीं 
डोलता फिरता ! 


१०६ संत कबीर 


२०७ 
कबीर कहता है , मेरे सतगुरु ने मुझे कठिन पीड़ा से छुड़ा लिया। पूर्व जन्म के 
विचारों का जो लेख लिखा हुआ था, वही इस जन्म में प्रकट हो गया। 
र्ग्य 
क्बीर कहता है, (ईश्वराधन या सत्कर्म करने का विचार) टालते-टालते दिन 
(जीवन) समाप्त हो गया ओर ब्याज (कर्म-भोग) बढ़ता ही गया। न तो मैने हरि का 
भजन ही किया ओर ,न ईश्वर के आदेशानुसार कार्य ही किया (न उसका पत्र ही 
फाइकर पढ़ा) ओर मेरा काल मेरे निकट पहुँच गया । 
२०६ 
कबीर कहता है, (ससार रूपी) कुत्ते के भोंकने से मेरा (मन रूपी) हरिण उठकर 
(कर्म-क्षेत्र में) पीछे ही भागना चाहता था कितु मैने आचारवेत्ता सतगुरु को प्राप्त कर 
लिया जिन्होंने मुझे इस (संसार रूपी कुत्ते से) छुड़ा लिया । 
२१० 
कबीर कहता है, यह समस्त प्रथ्वी तो साधुओं की हे क्रितु उसमें चोर गढ़े खोद- 
कर बैठे हुए है। जब साधुओ को पृथ्वी का.भार नही व्यापता (तो उन चोरों का भार 
उन्हें कैसे कष्टकर होगा ? ) इस प्रकार उन साधुओं को तो लाभ ही लाभ है। (चाहे 
उसमें चोर बैठ या न बैठ ।) 
२११ 
कबीर कहता है, चावल के लिए उसकी भूसी को भी मूसल की मार खानी पड़ती 
है। कुसंग में बैठने वाले सत्सगियों से यह बात घमेराज अवश्य पूछेगे। 
२१२ 
मित्र त्रिलोचन कहते हैं--हे नामदेव, तुम माया में मोहित हो गए हो। तुम 
दर्जी के काम में ही क्‍यों व्यस्त हो गए हो, हृदय में राम (की अनुभूति) क्यों 
नही लाते * 
२१३ 
नामदेव त्रिलोचन से कहते हैं--में मुख से राम का स्मरण करता हैँ । मेरे हाथ पैर 
तो (दर्जी का) काम करते हैं किंतु मेरा हृदय निरंजन के लिए (सुरक्षित) है। 


२१४ 
कबीर कहता है, हमारा कोई भी नहीं है, और हम भो किसी के नहीं हैं। जो 
इस समस्त (सुष्टि की) रचना का रचयिता है, उसीमें हम समायेगे। 
२१५ 
कबीर कहता है, मेरा आटा (उज्ज्वल आत्म-तत्व) कीचड़ (संसार के माया-मोह) 
में गिर पड़ा | मेरे हाथ कुछ भी नही आया। आटे (आत्म-तत्व) को पीसते पीसते 
(संसार में बिखेरते हुए) मैंने जो थोड़ा-सा खा लिया है (हृदयंगम कर लिया है) वही 
मेरे साथ रहेगा। 


परि शिष्ट १७७ 


२१६ 
कबीर कहता है, मेरा मन (संसार की) सभी बाते तो जानता है कितु वह जानते 
हुए भी अवगुण (पाप) करता जाता है। जब हाथ में दीपक लिए हुए कुएँ में गिरता 
हुँ तो फिर कुशलता कहाँ रही * 
२१७ 
कबीर कहता है, जब मेरी प्रीति सुजान (सतगुरु) से लगी तो मूर्ख लोग मुझे 
प्रेम करने से मना करते हैं। जो अपने प्राणों की चिता करता है उससे टूटी हुईं प्रीति 
फिर कैसे जुड़ सकती है ! (अर्थात्‌ जब मेरी प्रीति इन मू्खो से दूट गई तो मै इनसे 
फिर प्रेम कर इनकी बात केसे मान सकता हैँ *) 
२१८ 
कबीर कहता है, तू कोठे ओर मंडपो से प्रेम कर उन्हें सेवारते हुए क्यों मरा 
जाता है १ तेरा काम तो साढ़े तीन हाथ या अधिक से अधिक पोने चार हाथ ही से 
चल जायगा। (अर्थात्‌ तेरे लिए साढ़े तीन हाथ या पोने चार हाथ की समाधि ही 
पर्याप्त है )) 
२१६ 
कबीर कहता है, जो में चाहता हूँ, वह (ईश्वर) नही करता और मेरे चाहने से 
होता ही क्‍या है ? हरि तो अपना मन-चाहा ही करता है चाहे वह मेरे मन में हो या 
नहो। 
२२० 
वही (ईश्वर) चिता कराता हे और वही निश्चित भी कर देता है। हे नानक, 
उसी (ब्रह्म) की आराधना करनी चाहिए जो सबका सार-हूप कार्य करता है। 
२२१ 
कबीर कहता है, तृ राम की ओर सतक नही हो सका और लालच ही में फिरता 
रहा । पाप करते हुए तू मर गया और तेरी (संसार में रहने की ) अवधि ज्ञण-मात्र 
में पूरो हो गई । 
२२२ 
कबीर कहता है, यह कच्ची काया तो कच्ची धातु से बना हुआ टोटीदार लोटा 
(बधना) है। यदि तू इसे साबित (संपूर्ण) रखता है तो राम का भजन कर नहीं तो 
बात बिगड़ी जाती है। 
२२३ 
कबीर कहता है, तू 'केशव? 'केशव? की रट लगाये ही जा। व्यथ ही संसार में 
न सो जा । रात-दिन के रटते रहने से कभी तो (वह केशव) तेरी पुकार सुनेगा ! 
र्रढ 
कबीर कहता है, यह शरीर ही कजली बन है, इसमें मन ही मदमत्त हाथी है। 
ज्ञान-रन्न ही अंकुश हे ओर कोई बिरला संत ही इस (हाथी) का महावत है। 


१०८ संत कबीर 


श्रण 
कबीर कहता है, राम-हूपी रल्न की गुदड़ी का मुख तू किसी पारखी के आगे ही 
खोल । यदि कभी कोई सच्चा आरहक (सत) मिल जायगा तो वह अच्छे दामों मे 
(आध्यात्मिक उपदेश से) उसे मोल ले लेगा । 
२२६ 
कबीर कहता है, तूने राम रूपी रत्न को तो पहिचाना ही नही और अपने परिवार 
के अनेक लोगों का पोषण करता रहा । तु यही घधा करते हुए मर गया और (परि- 
वार के) बाहर शब्द भी (ज़रा भी तहलका) नही हुआ। 
२२७ 
कबीर कहता है, (ऐ मनुष्य) वू तो गड़े से उठाई हुईं मिट्टी के बर्तन की तरह है 
जो क्षण क्षण में न४ट होता जा रहा है। (तेरा) मन फिर भी (संसार का) जंजाल 
नही छोड़ता और यमने (तेरे दरवाजे आकर) अपना नगाड़ा बजा दिया (कि अब 
संसार छोड़ने का समय आ गया ।) 
र्रे८ 
कबीर कहता है, राम एक इक्त की तरह है और वैरागी उसमें लगे हुए फल की 
तरह है। जिन साधुओं ने (धार्मिक) वाद-विवाद छोड़ दिया है वे उस ब्त की 
छाया के समान हैं । 
२२६ 
कबीर कहता है, तू (राम नाम रूपी) ऐसा बीज (अपने हृदय में) बो जो बारह 
महीने फलले । उसमें (शांति की) शीतल छाया हो | (वैराग्य का ) घना फल हो और 
उसमें (सत्प्रदृत्ति रूपी) पक्षी सदेव क्रीड़ा करते रहें। 
२३० 
कबीर कहता है,.दान देने वाला तो एक सदर इक्त है, दया।ही उस बृत्त का फल 
है, ओर उपकार ही उस तरु पर चढ़ने वाली जीवंतिनी लता है (जिसमें प्रेम का 
मधुर रस भरा हुआ है ।) उस ब्ष के अच्छी तरह से फले हुए फलों (गुणों)को 
लेकर पत्ती गण (साधु संत जन) दूर दूर व्यापार करने (नाम्र का प्रचार करने) के 
लिए जाते हैं ! 


२३१ 
कबीर कहता है, साधु-संग की प्राप्ति यदि तुम्हारे भाग्य में लिखी है तो तुम्हें 
मुक्ति जैसे पदार्थ की प्राप्ति होगी ओर (संसार-सागर रूपी) विषम घाट में कोई अड़- 
चन न होगी । 


२३२ 
कबीर कहता है, यदि एक घड़ी, आधी घड़ी या आधी से भी आधी घड़ी में भक्तों 
के साथ गोष्ठी की जायगी तो लाभ ही लाभ होगा। 


परिशिष्ट १०६ 


२३३ 
कबीर कहता है, भंग, मछली और सुरा-पान का जो जो लोग उपभोगकरते है, 
वे तीथ, जत तथा नियमादि का पालन करते हुए भी सभी रसातल को चल्ले जायेंगे । 
२३४ 
यदि तुम्हारा प्रियतम (प्रभु) तुम्हारे हृदय में हे तो अपने नेत्र नीच की ओर 
ही किए रहो । (किसी दूसरो वस्तु के देखने की आवश्यकता नही है ।) अपने प्रियतम 
से ही सब प्रकार की रस-क्रीड़ा करो ओर यह क्ोड़। किसी अन्य को न देखने दो । 
२३५ 
है प्रियतम (प्रभु), आठ पहर ओर चोंसठ घड़ी, मेरा हृदय तुम्हारी ओर ही 
देखता रहता है । जब से सभी वस्तुओ में ऐ प्रियतम, तुम्ही को देखता रहता हूँ तो 
फिर मे अपने नेत्र नीचे क्‍यों करूँ ४ 
२३६ 
है सखी, सुनो । मेरा हृदय प्रियतम में निवास करता है अथवा प्रियतम ही 
मेरे हृदय में निवास करता है । मुझे तो हृदय और प्रियतम की अलग पहिचान ही 
नही होती कि मेरे शरीर में मेरा हृदय है या मेरा प्रियतम ! 
२३७ 
कबीर कहता है, वह मन ही जगत का गुरु है कितु भक्तों का गुरु नही । (हो 
केसे सकता है १) वह तो चारो वेदों में उल्क-सुलम कर ही सड़्-गल गया है। 
० श्प 
हरि तो खांड की तरह है जो (संसार रूपी) रेत में बिखर गया है। (मदो 
न्‍्मत्त मन हपी) हाथी उसे चुन नही सकता । कबीर कहता है, गुरू ने मुझे अच्छी 
युक्ति बतला दी है कि मैं ( सूकम और सहज शक्ति से) चीटी बन कर उस खांड को 
खाल। 
२३६ 
कबीर कहता है, यदि तेरे हृदय में प्रेम करने की साथ है तो अपना सिर काट 
कर छिपा ले, (किसी के सामने अपने बलिदान का ढिढोरा मत पीट) प्रसन्न होकर 
सहज भाव से खेलते-खेलते तू ईश्वरानुभूति का आवेश कर--फिर आगे जो कुछ 
होना होगा, वह तो होगा ही । 
२४० 
कबीर कहता है, यदि तेरे हृदय में प्रेम करने की साथ है तो उस परिपक्व 
(ब्रह्म) के साथ क्रीड़ा कर । कच्ची सरसों को (कोल्हू में) पेर कर न खली होती हैँ न 
तेल । अर्थात्‌ संसार के देवी-देवताओं से प्रेम कर न युक्ति मिलती हद न सांसारिक 
ऐश्वर्य प्राप्त होता है । 
२४१ ा ु 
अंधे की तरह खोजता हुआ तु इधर उधर घूम-फिर रहा हैं ओर सच्चे संत 
प्० 


संत कबीर 


मै नही पहिचानता | हे नामदेव कहो, भक्त पाये बिना भगवान कैसे पाये जा 
हैं ! 
२४२ 
हरि के समान (बहुमूल्य) हीरा छोड़ कर जो लोग अन्य (देवी-देवताओं) की 
करते हैं वे लोग अवश्य दोजख में पड़े गे, यह रैदास सत्य कहता है। 
रछ३ 
कबीर कहता है, यदि तुम शहस्थाश्रम में रहते हो तो धर्म का पालन करो नहीं 
ग्य धारण कर लो। जो वेराग्य लेकर (गृहस्थाश्रम के) बंधन में पढ़ता है, 


झ अभागा है। 


परिशिष्ट (ग) 


कोष-समुचय 
१. रूपक कोष 
[अकारादि क्रम से] 


संकेताक्ष: सि०--सिरी । ग०--गउडी। आ०--आसा | गू०-गूजरी। 
सो०--सोरठि । ध०--धनासरी । ति०--तिलंग । सू०--सूही । बि०--बिलावलु । 
गौं०--गौंड । रा०--रामकली । सा०--मारू । के०--केदारा । भै०-मैरठ | ब०-- 
बसंतु | सा०--सारंग । बिभा०--बिभास । स०--सलोक । 


१ श्रन्ञ का रूपक (स० ६८) 


अन्न-राशि की रक्षा - दूसरे के सात्विक 


भाव पर दृष्टि । 


घर का खेत - निज का आत्म-तत्व । 


२ आँधी का रूपक (ग० ४३) 
आँधी <- ज्ञान । 
टट्टी + भ्रम । 
थुनी >द्विविधा । 
बलेंडा ८ मोह । 
छानी - तृष्णा । 
भाँडा -दुर्मति । 
जल > अनुभूति । 
प्रकाश - सहज । 
भानु ८ ईश्वरीय ज्योति । 

३ श्राटे का रूपक (स० २१४) 
आटा“ सात्विक प्रवत्ति । 
कीचड़ - संसार का माया-मोह । 
पीसना - साधना करना । 
चबाना ८ हृदयंगम करना । 

४ आम का रूपक (स० १३४) 
आम “सिद्धि । 
फल कर्म-फल । 


स्वामी - ब्रह्म । 
बीच ही में खाना" संसार के आक- 
ष॑ण में लिप्त होना । 

आरती का रूपक (बिभा० ५) 

तेल - तत्व । 

बत्ती - नाम । 

ज्योति > आत्म-ज्ञान । 

प्रकाद - जगदीश की कांति। 

पंच शब्द -- अनाहत नाद । 

ओले का रूपक (स० १७७) 

ओला - जीवात्मा । 

पानी ८ परमात्मा । 

कूल - ब्रह्म-सामीप्य । 

कसौटी का रूपक (स० ३३) 

कसोटी - राम । 

खोटी धातु ८ म्ूठा मनुष्य । 

सच्ची धातु सच्चा संत। 

काजल की कोठरी का रूपक 
(स० २६) 

काजल की कोठरी - संसार । 

अंधा>- मनुष्य । 

निकलने वाला> संत । 


११६९ 


६ किसान का रूपक (सू० ९) 


११ 


किसान ८ जीवात्मा । 
दर्ग - शरोर । 


रक्षक -पंच प्रारा । 

केफ़ियत पृछुना > कप्ट देना । 

भूमि जोतना-बोना - रवार्थ ओर पर- 
मार्थ के कर्म-फल । 

पटवारी ८ मन । 


नीति+- प्रवृत्ति | 


नो जमादार - नव द्वार । 


दस मु सिफ्र ८ दस इंद्वियाँ । 


प्रजा 5 भक्ति-भाव । 

डोरी -वुद्धि । 

बेगार ८ भ्रम भें भठकना । 
बहत्तर कोठे वाला घर ८ शरीर । 
पुरुष - अहकार । 

न्यायाधीश - धर्मराज । 


देना-पावना > पाप और पुण्य । 


गुरु" विवेक । 

कुत्ते का रूपक (स० ७४) 
कुत्ता - कबीर । 

रस्सी - राम का नाम । 

दूसरा रूपक 

कुत्ता- असंत । 

हरिण > संत । 

छुड़ाना - कुसंगति को दूर करना । 
कुम्हार का रूपक (आ० १६) 
कुम्हार ८ ब्रह्म । 

मिट्टी -शरीर मनुष्य । 

बानी (कांति)- शरीर को दीघपि । 


संत कबीर 


ह 


१३ 


१४ 


१९ 


मोती-मुकताहल - ऐश्वय ओर वैभव । १६ 


दूसरा रूपक (बिसा० ३) 
कुम्हार > ब्रह्म । 
मिट्टी का भांडा >जीव-जंतु । 


मिट्टी प्रकृति, शरीर । 
कोठी का रूपक (स० १७२) 
काठ की कोठी ८ शरीर । 
दसों दिशा - दस इद्रियाँ। 
आग <- वासना । 
पडित - अहंकारी । 
मूर्ख - पुस्तक-ज्ञान से रहित सरल 
मनुष्य । 
खांड का रूपक (स॒० २३८, 
रा० १२) 
खांड - हरि । 
रेत ८ प्रथ्वी, माया । 
बिखरना > व्याप्त होना । 
हाथी - मतवाला मन । 
कीटी ८ सूछ्म ज्ञान । 
खाना या चुनना 5 हृदयंगम करना 
गगरी का रूपक (स्ृ० ७३) 
जल भरी गगरी - मनुष्य शरीर । 
फूटना > मृत्यु होना । 
बीच ही में लूठा जाना माया-मोह 
में पड़ना । 
गाँव का रूपक (मा० ७) 
गॉव - शरीर । 
महतो ८ आत्मा । 
पॉच किसान >पॉच इंद्ियाँ । 
पटवारी ८ चैतन्य मन । 
कचहरी - (दरबार) ८ धर्मराज के 
समीप । 
बकाया (लगान) 5 कर्म-भोग । 
खेत--मन । 
गाय का रूपक (ब० ८) 
सुरही (गाय )> आदत । 
पूछ + वासना । 
बाल ८इच्छा-समूह । 


परिशिष्ट (ग) ११३ 


4७ गूँगे का रूपक (ग० १८) 
गंगा > ब्ह्माचुभवी । 
शकर ८ ब्रह्म-सुख । 
मन मानना >- संतुष्ट होना । 
१८ चंदन का रूपक (स० ११) 
चंदन - संत । 
- ढाक-पलास ८ असंत । 
48 चक्की का रूपक (ब० 5) 
चक्की -- विषय-वासना । 
आटा ३ द्विय-सुख । 
चक्की का चीथड़ा ८ व्याधियाँ । 
२० चक्रवाक का रूपक (स० १२६) 
संखम (चक्रवाक) - जीव । 
भूरि (कश)- सात्विक ज्ञान से हीन । 
रात्रि 5 जीवन । 
देवल (मंद्रि)८ ती्थ-स्थान । 
देश + परम पद । 
सूर्य > ब्रह्म-ज्ञान । 
२१ चोर का रूपक (ग० ७३) 
चोर -- माया । 
कोठड़ी - शरीर । 
अनूप वस्तु ८ आत्मा । 
कुजी-कुलुफ़ ८ प्राय । 
स्वामी 5" मन । 
पंच पहरुआ ८ पाँच इंद्वियाँ । 
दीपक > आत्म-तत्व । 
नव घर > शरीर के नव द्वार । 
दूसरा रूपक (स॒० २०) 
चोर जमाया । 
चुराई हुई वस्तु जीव । 
हाट >योनि । 
तीसरा रूपक (ब० २) 
चोर्‌ 5 कामदिव । 


श्र 


निवास-स्थान 5 तन ओर मन । 
रत्न ८ ज्ञान । 

चोपड़ का रूपक (सू० ४) 
चोपड़ ८ जीवन । 

पॉसा 5 मन का भाव | 

हारना८ ईश्वर से विमुख होना । 


२३ जुलाहे का रूपक (आ० ३६) 


जुलाह्या (कोरी) ८ ईश्वर । 
ताना> समल्‍्त ससार । 

करधा - पृथ्वी ओर आकाश । 
ढरकी > चंद्र ओर सूर्य । 


४ जोगी का रूपक (ग० ४३) 


जोगी - जीवात्मा । 

कर्णी > श्रुति । 

मुद्रा >स्म्ति । 

खिथा ८ चितिज । 

गुफा र शून्य, ब्रह्म-रंध्र ! 
भिगी 5 ब्रह्मांड । 

बढुवा ८ धथ्वी-खंड । 
भस्म ८ संसार । 

त्राटक ८ भूत, वर्तमान और भविष्य । 
तूंबा-ःमन ओर पवन । 
किगुरी > अनाहत नाद । 


दूसरा रूपक (आ० ७) 
बठुआ > शरीर । 

आधारी ८ शरीर के बहत्तर कोठे । 
भीख ८ नवो खंड की पृथ्वी । 
खिथा > ज्ञान । 

सूई- ध्यान । 

तागा > शब्द । 

मिरगाणी (चंदन) पंच तत्व । 
मार्ग > गुरु-पंथ । 

फावड़ी ८ दया । 

धूनी > काया । 


११४ 


२« 


२८ 


अप्मि ८ ज्ञान- दृष्टि । 

त्राटक> चारों युग । 

योग की सामग्री - राम का नाम । 

निशान (लक्ष्य-बेध) - सिद्धि । 

तीसरा रूपक (रा० ७) 

मुद्रा-मोनि (पिटारी) । 

मोली ८ दया । 

पत्रका (हाथ का आभूषण) - विचार । 

खिथा < शरीर । 

आधारी > नाम । 

भस्म --वुद्धि । 

सिगी ८ आत्मा का नाद । 

नगरी >- शरोर । 

किग्रुरी - मन । 

बाड़ी (उपवन)> दया ओर धर्म । 

चोथा रूपक (स० ४८) 

खिथा ८ शरीर । 

जल कर कोयला होना८संयम से 
शरीर को नष्ट करना । 

खापरु ८ कपाल । 

फूठना - दशम द्वार से प्राण निकलना। 

विभूति- जीवन की समाप्ति । 


थैज्ञी का रूपक (स० २२४) 

थैली -- मुख । 

रज्न>राम । 

पारखी > सत । 

ग्राहक > साधु । 

मोल - सत्संगति और आत्म-त्याग । 
दही सथने का रूपक (आा०१०) 
मथने की वस्तु ८ हरि । 

मटकी - शरीर । 

रस ८ शब्द । 

अम्रत (नवनीत )- तत्व-ज्ञान । 
दूसरा रूपक (सो० ४) 


संत कबीर 


२७ 


श्प 


बिलोने वाली - आत्मा । 

रवामी ८ रास । 

दूध का समूह - बेद्‌ । 

बतन - समुद्र । 

तंक्र सुख । 

तीसरा रूपक (स० १८, १६) 

सटको (डोलनी)- माया । 

मथनेवाला - पवन (प्राणायाम) या 
ब्रह्म । 

मक्खन - ब्रह्म-ज्ञान । 

छाछ - मोह, ममता । 


दीपक का रूपक (आ० 8, ११) 
दीपक -- जीवात्मा । 


बत्ती ८ जीवन । 
तेल> आयु । 


दुर्ग का रूपक (भै० १७) 

दुर्ग > शरीर । 

दुहरा प्राचीर - अन्नमय और प्राणमय 
कोष । 

तिहरी खाई -- मनोमय, ज्ञानमय ओर 
विज्ञानमय कोष। 

रक्षक - पॉच तत्व, पच्चीस प्रकृृतियाँ 
और मोह, मद तथा मत्सर के साथ 
प्रबल माया । 

किवाड़ - काम । 

द्रवान - सुख और दुःख । 

दरवाजे > पाप और पुरय । 

सेनापति > दंद्ध करने वाला क्रोघ । 

दुगपति ८ मन । 

कवच ८ स्वाद । 

शिरखस्नाण - ममता । 

कमान > कुबुद्धि । 

तीर ८तृष्णा । 

दुर्ग की विजय का रूपक 


२६ 


३० 


३१ 


३२ 


परिशिष्ट (ग) 


पलीता ८ प्रेम । 

हवाई (तोप)- आत्मा । 

गोला > ज्ञान । 

अप्मि > ब्रह्माप्ति । 

अख्तर -- सत्य और संतोष । 

नीति साधु-संगति ओर गुरु-कृपा । 

अविनाशी राज्य - अनंत जीवन । 

नट का रूपक (आ० ११) 

नट ८ जीवात्मा । 

मेंदल (बाजा)> सॉस । 

नाव का रूपक (स० ३९) 

जर्जर नोका-- शरीर । 

छिद्र - शिथिल इंद्वियाँ । 

हलके व्यक्ति ८ पवित्रात्मा । 

भार से लदे हुए व्यक्ति > पापी । 

दूसरा रूपक (स० ३६) 

नाव ८ शरीर । 

समुद्र - ससार । 

तीसरा रूपक (स० ६७) 

जजर नोंका >- शरीर । 

डूबना - विषय-वासना में लीन होना । 

उद्धार पाना>विषय से मुक्ति । 

लहर > गुरु के गुण । 

नोका से उतरना ८ शरीर के आकर्षण 
को छोड़ना । 

निह्ुंद़् आदमी का रूपक (स०४२) ३० 

घर में आग जलाने वाला < विषय- 
भोग को छोड़ने वाला । 

पॉच लड़के ८ पाँच इंद्वियाँ । 

न्यायालय का रूपक (सू० ३) 

शासनाधिकार ८ जीवन । 

लेखा - करम-भोग । 

बुलानेवाले - यम के दूत । 

दीवान ८ धर्मराज । 


3३ 


३४ 


३८ 


रद 


शेप 


११९ 


फ़रमान (अआज्ञा-पत्र)-म॒त्यु का 
समय । 

प्राथना- भक्ति । 

खर्च - सात्विक वृत्तियो की हानि। 

पके हुए फल का रूपक (स०३०) 

पके हुए फल इद्ध मनुष्य । 

पृथ्वी पर गिरना>"म्त्यु को प्राप्त 
होना । 

डार > मनुष्य-योनि । 

पनिहारी का रूपक (ग० <०) 

पनिहारो - आत्मा । 

खूहड़ी (कुआ)-शरोर । 

लाजु (रस्सी) -इंद्वियाँ । 

परदेसो का रूपक (स० ४७) 

परदेसी - संसार से विरक्त । 

घाघरे (वस्र) - शरीर । 

आग ८ माया-मोह । 

खिथा > शरीर । 

तागा> आत्मा । 

पारस का रूपक (स० ७७) 

पारस और चंदन --संत। 

सुगंधि- भक्ति । 

लोह-काठ > असंत । 

निर्गेध- सद्युणों से रहित । 

प्रेम का रूपक (आ० ३०) 

प्रियतम - हरि । 

बहुरोआ - आत्मा । 

सेज > शरोर। 

आत्म समपंण -सुक्ति । 

बंदी का रूपक (सो० *) 

बंदी - आत्मा । 

तोक ओर बेड़ी > माया । 

घर घर ८ योनियाँ । 


११६ 


३६ 


3१ 


8२ 


४३ 


3४ 


बनजारे का रूपक (ग० ४६) 
बनजारा ८ समस्त संसार । 
नायक राम । 

बैल-पाप और पुण्य । 
पंजी - पवन (प्राणायाम )। 
जगाती - काम और कोघ । 
बटमार - मन की तरंग । 

दान निबेरने वाले - पच तत्व । 
बॉस का रूपक (स० १२) 
बॉस ८ अहंकारी । 

बढ़ाई -- अहंकार । 

चंदन - संत । 

सुगधि -- भक्ति । 

बाजीगर का रूपक (सो० ४) 
बाजीगर - ब्रह्म । 

डंक (नगाड़ा)- विभूति । 
दर्शक - संसार । 

स्वॉग सृष्टि । 

बीज का रूपक (स० २२६) 
बीज - राम-नाम । 

बारह महीने -- सदैव, चिरकाल । 
फलना - सिद्धि देना । 

शीतल छाया ८ शांति । 

फल “- सिद्धि । 

पत्ती - संत । 

बेद का रूपक (०१६९) 
बंद ब्रह्म की पहिचान । 

भूमि > माया, मोह । 

भाठी का रूपक (सि० २) 
भाठो ८ गगन (त्रह्म-रंध्र) । 
सिड्ओआा फल 
चुढआ (हा ओर पिगला । 
कनक-कलश - शरीर । 

प्याला > पवन (प्राणायाम) । 


संत कबीर 


डरे 


्द 


रसायन - राम (ब्रह्म)। 

दूसरा रूपक (ग० २७) 

भाठी > गगन (त्रह्मरंध्र) । 

मतवाला >- संत । 

रस - रास । 

कलालिनि - सहज?” शक्ति। 

आनंद - ब्रह्मानुभूति। 

तीसरा रूपक (के० ३) 

भाठी - ब्रह्म-रंध्र । 

कलवारिनि >- आत्मा । 

पीने वाला-संत। 

नगरी -- शरीर । 

नव दरवाज़े - नवद्वार । 

दसवों द्वार -शून्य-रंध्र । 

नशे में अटपट चाल- वेद विहित 
मार्ग से अलग स्वतंत्र मार्ग । 


चौथा रूपक (रा० २) 

भाठी ८ संसार । 

गुड़ ८: ज्ञान । 

महुआ ८ ध्यान । 

नली ८ सुषुम्णा नाड़ी । 
पीनेवाला ८ संत । 

संपुट 5 दोनो लोक । 

लकड़ी -- काम-क्रोघ। 

मकक्‍्खी का रूपक (स० ६८) 
मकखी - पापी । 

चंदन ८ भक्ति । 

दुर्गंधि - वासना का आकर्षण । 


मछुली का रूपक 


मछली > जीवात्मा । 
थोड़ा जल - संसार । 
धीवर - काल । 

जाल म्॒त्यु-पाश । 


परिशिष्ट (ग) 


समुद्र ८ गुरु या ब्रह्म । 


४७ मध्य बेचने वाली का रूपक (२० १) 


वे 


6 


मद्र बेचने वाली ८ काया। 

गुड़ - गुरु का शब्द । 

अक़ो ८ तृष्णा, काम, कोघ, मद और 
मत्सर । 

दलाल - जप ओर तप । 

मद्य - महारस, प्रेम । 

भाठी रू भवन चतुर्दश । 

अग्नि > ब्रह्म-ज्ञान । 

मदक ८ मुद्रा । 

निचोड़ने वाली-'सहज?” शाक्ति से 
ओत-प्रोत सुषुम्णा नाड़ी । 

मदिरिा का मूल्य - तीर्थ, ब्रत, नेम, 
पवित्र' संयम (चक्रों के) सूर्य, 
चंद्र आदि आभूषण । 

प्याला> आत्मा । 


माया का रूपक (गों० ७) 

सुहागिनि नारि> माया । 

खसम > जीव । 

रखवारा> संसार के अन्य जीव । 

हार>सोंदरय का आकर्षण । 

श्यंगार -- मोह के नये-नये रूप । 

दूसरा रूपक (गों० ८) 

सुहागिनी > माया । 

सेवक>- संत । 

नेवर (नूपुर)- प्रेम और वासना के 
शब्द । 

विधवारि- लज्जित ओर *ंगार 
रहित । 

मिटवे फूटे (मिट्टी का घड़ा फूटना) ८ 
संयम का नष्ट होना । 

मोती का रूपक (स० ११४) 

मोती + ब्रह्म-ज्ञान । 

हक 


न्ट्द 


१ 


धरे 


दे 


र्‌ड 


श्र 


मार्ग - संसार । 

अंधा ८ संसार का मनुष्य । 

जगदीश को ज्योति ७ सहज” शक्ति । 

यंत्री का रूपक (स० १०३) 

यंत्री शरीर । 

तार-इंद्वियाँ । 

बजाने वाला> आत्मा । 

युद्ध का रूपक (मा० &) 

युद्ध - कठिन साधना । 

दमामा - अनाहत नाद । 

निशान पर घाव" अजपा-जाप । 

रण क्षेत्र, संसार । 

सूरमा-साधक । 

रत्न का रूपक (बिभा० १) 

रत्नज-राम । 

ज्योति > ज्ञान । 

अधकार ८ अज्ञान । 

माणिकज८- सन । 

छिपाने का स्थान - लव का तत्व | 

रबाब का रूपक (आ० ११) 

रबाब > जीवन । 

तंत> साँस । 

लकड़ी का रूपक (स० ६०) 

बन की जली हुईं लकड़ी - संसार से 
संतप्त जीवात्मा । 

लुहार > यम । 

दूसरो बार जलना-- अन्य योनियों 
में पड़ना । 

वधू की बिदा का रूपक (ग० <०) 

धन (वधू )- आत्मा । 

पेवकड़े (पीहर)- संसार । 

साहुरढ़े (प्रियतम के समीप) - ब्रह्म 

डडीआ (डोली)5 शरीर । 

पाहू (पाहुन)> गुरुदेव या मृत्यु । 


११८ 


संत कंबीर 


मुकलाऊ ( बिदा )>रूत्यु या संसार 
से बिदा। 


५६ वर्षा का रूपक (स० १२४) 


घनहरु (बादल)-- ईश्वरीय विभूति । 


सर ओर तालज>-संत । 
चातक> पंडित, जीव । 
तृषा>- विभूति से रहित । 
विरहणी का रूपक (सृ० २) 
विरहणी ८ आत्मा । 
प्रियतम ८ ईश्वर । 
रात्रि यौवन । 
दिन>-वृद्धावस्था । 

श्रमर > काले बाल। 
बक- श्वेत बाल । 

कच्चा घड़ा > शरीर । 
पानी > अवस्था । 


बट 


काग 5 सांसारिक अभिलाषा । 


भुजा>मानसिक द्वद्व । 
विवाह का रूपक (आ० ६) 
रबाब बजाने वाला" हाथी १ 
पखावज १% ध्बेल। 
ताल. »# ऋ-कीवा। 
नाचने वाला ल्‍गधा। 
भक्ति (अभिचार ) करने 
वाला > भेसा। / 
ककड़ी के बड़े +: राजा राम १ 
पान लगाने वालास+सिह। । 
गिलौरियाँलानेवाली - घुस | 
मंगल गाने वाली ८ मूषको 
शंखबजानेवाला++कछुआ | 
गुणगाने वाले >शशक ] 
और सिह । 
उच्च वंशी - जीवात्मा । 
स्वर्ण मंडप-- शरीर । 
सु दरी कन्या माया । 
बराती & कीटी । 
मिष्ठान्न > पवेत । 


ध्प् 


#व्न्‍क्नन् 


/ कर्मेंद्रिय 


” ज्ञानेद्रियों 


ब्‌& 


मोटा पंडित > कछुआ । 

अंगार - विवाह के अवसर की अ्रप्नि। 

उलूकी - गाली गानेवालियाँ । 

शब्द > विवाह के अवसर के मंगल 
गान या गाली गानेवालियाँ। 

दूसरा रूपक (आ० २४) 

बराती ८ पॉचो तत्व । 

स्वामी > राम । 

वधू आत्मा । 

मंगल गीत गाने- शक 
वालियाँ । इंद्रियाँ । 

पंडित - ब्रह्मा ( षदचक्र में )। 

बृत्ध का रूपक (रा० २) 

तरुवर - शरीर । 

डालियाँ ओर शाखें ८नाड़ियाँ | 

पुष्प-पत्र - आज्ञा चक्र । 

रस > अम्रत जो सहस्नदलकमल 
में है । 

रक्षक" हरि । 

भ्रमर८- जीवात्मा । 

फल > सहस्तदल कमल । 

बिरवा (पौदा)- कु डलिनी । 

पृथ्वी > मूलाधार चक्र । - 

सागर" सहसख्रदुल में संचित अमृत- 
कोष । 

दूसरा रूपक (स० २१२८) 

तरुवर >+ राम । 

फल+बैरागी । 

छाया > साधु । 

तीसरा रूपक (स॒० २३०) 

तस्वर "दाता । 

फलन्न्द्या । 

जीवंतिनी लता>ः उपकारी । 

पक्षी साधु । 


परिशिष्ट (ग) ११६ 


दिशावर ८ भिन्न भिन्न स्थान । व्याज - कर्म-भोग । 
वैद्य का रूपक (स० ६६) पत्र (हुडी)-ब्रह्म-ज्ञान । 
वेद्य > गुरु । ६२ शूरवीर का रूपक (१६४) 
रोगी ८ शिष्य । शूरवीर> गुरु । 
दूसरा रूपक (स० ७६) बाण - शब्द का उपदेश । 
वैद्य ८ गुरु । भूमि > समत्व भाव से पूर्ण । 
दवा -- उपदेश । छिद्र - ईैश्वर के प्रति लगन । 
वस्तु > आत्मा । ६३ संख्या का रूपक (स० ६१) 
व्यापार या रूपक (के० २) एक मन | 
व्यापार > हरि का नाम । दो नेत्र । 
हीराज-भक्ति-भाव । चार>अंतःकरण । 
मूल्य >- सत्य का निवास । छः-षटठशाखत्र । 
बैल- मन । ६४ संबंधियों का रूपक (आा० 8 १) 
मार्ग > आत्मा । सासु> माया । 
गोनि८- शरीर । ससुर > गुरु । 
गोनि कीं वस्तु ८ ज्ञान । जेठ > असाधु । 
खेप -- जीवन । सखी सहेली - कर्मद्रियाँ । 
दूसरा रूपक (ब० ६) ननेंद > श्ञानेद्रियों । 
नायक > शरीर । देवर >साधु पुरुष । 
पाँच बनजारे> पाँच तत्व । बाप> अहंकार । 
पच्चीस बैल- पच्चीस प्रकृतियाँ । मॉज प्रकृति । 
नव बहिया>नव द्वार । बड़ा भाई - सहज? । 
दस गोनि-- दस इंद्वियाँ । प्रियतम ८ ईश्वर । 
बद्तत्तर कसाव- शरीर के बहत्तरकोठे ।.. त्रीलआत्मा। 
मूल-आत्म-तत्व । सेज शरीर । 
ब्याज तृष्णा । ६९ सती का रूपक (स० ८९) 
सात सूत की गाँठ >सप्त धातु । सती -सत्यत्रती संत । 
भावनी (द्ली)> कर्म । चिता> साधना । 
तीन जगाती >सतोगरुण, रजोगुण श्मशान त्याग । 

ओर तमोगुण । सब लोग संसार के संबंधी । 
टांड़े की दस ) ऊौइंद्रियो के दस ६६ समुद्र का रूपक (स० ५०) 
दिशाएं द्वार । समुद्र ८ गुरु । 
तीसरा रूपक (स० २०८) खारापन > कोध । 


दिन>- आयु । पोखर साधारण गुरु । 


१२० 


8७ 


द्प 


६६ 


७१ 


सरोवर का रूपक (स० १७०) 
सरोवर > ब्रह्म । 

पालि- हृदय । 

नीर>-विभूतियाँ । 

पीना+ हृदय में धारण करना । 
सप॑ का रूपक (स० ७६) 
सप> विरह । 

मंत्र ल्‍न्युक्ति । 

काटा हुआ> नाम का वियोगी । 
पागल> संसार से विरक्त । 
सपिणी का रूपक (आ० १६) 
सपिणी माया । 


निर्मेल जल में पैठना>“ आत्मा में 


निवास करना । 

डसा जाने वाला - त्रिभुवन । 

मारने वालार-सत्य को पहिचानने 
वाला । 

सवार का रूपक (ग० ३१) 

सवार > वेद-कतंव से अलंग रहने 
वाला । 

घोड़ा - विचार । 

मुहार >संयम । 

लगाम ८ नियम । 

जीन - समष्टि भाव । 

माग >- आकाश (त्रह्म-रंध्र) । 

पॉवड़ा (रिकाब)->- सहज । 

चाबुक > प्रेम । 

हठयोग का रूपक (रा० १०) 

पवन-पति होना > प्राणायाम । 

प्रवृत्तियों की रोक कर उलटना -- 
प्रत्याहार । 

आकाश में गमन >ब्रह्म-रंध्र प्रवेश । 

चक्र-बेध - षट्‌ चक्रो की सिद्धि । 


भुजंग को वशीभूत करना ८ कु डलिनी । 


संत कथीर 


एकाकी राजा का सत्संग ्रह्मानु- 
भूति । 

चंद्र द्वारा सूय का ग्रास>सहस्दत 
कमल के चंद्र की सुधा से मूलाधार 
चक के सूर्य का विष-शोषण | 

क भक - प्राणायाम में सॉस रोकना। 

अनहद वीणा > अनाहत नाद। 

दूसरा रूपक (सै० १०) 

शिव की पुरो >ब्रह्म-रंध्र । 

मूलद्वार  मूलाघार चक्र । 

रवि> मूलाधार के अंतगंत सूर्य। 

चंद्र सहखदल कमल स्थित चंद्र । 

पश्चिम द्वार-इडा नाड़ी । 

मेरु दंड >मूलाघार चक्र से ऊपर 
स्थित मेझ-दंड । 

(इडा नाड़ी की) ओट - आज्ञा चक्र । 

खिड़की -- सहल्लद्ल कमल का द्वार। 

दशम द्वार > ब्रह्म-रंध्र। 

तीसरा रूपक (भे० १६) 

अगम ओर दुर्गग गढ़ -सहस्तवदल 
कमल । 

प्रकाश > ब्रह्म-ज्योति । 

विद्युज्ञता 5 क डलिनी । 

बालगोविंद - ब्रह्म, आदि निरंजन । 

मनकार > अनाहत नाद । 

खंडल-मंडल >> ब्रह्मांडों, के अनेक 
समूह । 

त्रिअ स्थान>-सहस्तद्ल कमल के 
तीन भाग । 

तिञ्र खंड - तीनों भागो के द्वार । 

कदली पुष्प- अनाहत चक्र । 

धूप का प्रकाश > आत्म-ज्योति। 

नीचे और ऊपर का के 

आकाश | मकर 
मान सरोवर -ब्रह्म-रंप्र । 


७२ 


७३ 


9४३ 


७ 


परिशिष्ट (ग) 


स्नान करना": लीन होना । 

जाप सो5हम्‌ । 

वर्ण अवर्ण रहित > प्रकृति से परे । 

न टलने वाली और ,शून्य ) सहज” 
में लीन रहने वाली | शक्ति 

चौथा रूपक (स० १६२) 

गगा ८ इडा नाड़ी । 

यम्नुना  पिंगला नाड़ी | 

संगम - सुषुम्णा नाड़ी । 

शून्य का घाट- आज्ञा-चक्र । 

मठ5-> विचार का केंद्रीमूत करना । 

बाट (रास्ता) >साधना-पथ । 

हरिण का रूपक (स० ९३) 

हरना > मनुष्य । 

हरा ताल >ससार । 

लाख अहेरी - असंख्य व्याधियाँ । 

हलदी चूने का रूपक (स० ९६) 

हलदी > गुरु । 

चूना ++ शिष्य । 

वर्ण > जाति या रग । 

हाँडी का रूपक (स० ७०) 

काठ की हाँडी “शरीर । 

पुनः चढ़ना ८ पुनः मलुष्य-योनि पाना । 

हाथी का रूपएक (स्र० ९८) 

द्वार-मुक्ति। 


३२१ 


हाथी न मन । 
दूसरा रूपक (स० २२४) 
कजली वन >शरौर । 
हाथी < मन । 
अंकुश ८८ ज्ञान । 
महावत > संत । 


हीरे का रूपक (स० १९४) 


हीरा > ब्रह्म । 

हाट" संसार । 

बिकना > मूल्य लेकर आध्यात्मिक 
उपदेश देना । 

बेचने वाला>--असंत। 

कोौड़ी >- सांसारिक आकर्षण । 

दूसरा रूपक (स० १६१) 

आधार-स्तंभ > अनुभूत ज्ञान । 

होरा> ब्रह्म । 

सानसरोवर ८ हृदय । 

ख़रीदना - हृद्यगम करना । 

तीखरा रूपक (स० १६२) 

हीरा> हरि । 

जोहरी > भक्त । 

बाजार > सत्संग । 

पारखी - सच्चा संत । 

साथ (विक्रय) > अचुभव । 


नच्ड 


२. उल्टबाँसी कोष 


[रागिनियों के क्रम से] 
१ 
रागु गठड़ी १४ | गुरु" शब्द । 
वध जी चेला - जीवात्मा । 
नीर माया | | सिह ८ ज्ञान । 
गाय ८ वाणी । 
गधा ८ कपटी गुरु या मन । अल व हासि 
अंगूरी बेल > ब्रह्म-ज्ञान । ॥ भदलु कुंडलिनी । 
मैंस - माया । 3 कि कक 
मुख रहित बछुड़ा -- अज्ञान । कुत्ता - अज्ञानी । 
भेड़ - वासना । बिल्ली ->माया। 
लेते (बकरी का बच्चा) - धार्मिक ग्रंथ । पेड़ - सुधुम्णा नाड़ी । 
फल-फूल - चक्र ओर सहस्न-द्ल 
कि कमल । 
रागु श्रासा ६ | घोड़ा जल भन । 
कीटी - शरीर । भेस - तामसी वृत्तियाँ । 
| पवंत>आत्मा । । हा पंच प्राण । 
| कछुआ - मंद ओर मूर्ख । गनि < स्वरूप-सिद्धि 
कहना ८ ज्ञान की बात । है 
अंगार - आध्यात्मिक अनुराग । 
५ रागु सोरठि 
! चंचल - ससार के विषयों की ओर के | मे क्‍ 
आक्ृष्ठ । कु कुम - इं द्वियाँ । 
उलूकी > अज्ञता । चंदन - आत्मा । 
शब्द सुनाना- उपदेश देना। | बिना नेत्र >अंतद ष्टि । 
३ ( जगत > मोह-सुष्टि । 
पुत्र- जीवात्मा । 
रागु आसा २२ पिता - परमात्मा । 
पुत्र> जीव । बिना स्थान के ८ शून्य । 
» भीती रूभाया । नगर समस्त ब्रह्मांड । 


परिशिष्ट (ग) १२३ 


याचक -- जीवात्मा । 
दाता 5 परमात्मा । 


्‌ 
रागु भेरठ १४ 

४ सिंह ८ मन । 

| बन >शरौर । 
सियार ८ गुरु का शब्द । 
सिह ८ मन । 
वनराजि >-- शरीर के षटचक । 

[ जयी - माया के दंभ से पूर्ण । 
पराजित - संत (संसार से उदास ।) 


६ 


रागु बसंतु ३ 
स्नी--माया । 
स्वामी ८ ईश्वर (देवताओं के अनेक 
( छहप |) 
| पुत्र ज अज्ञान । 
4 पिता>मन । 
| तरलता रहित दूध >थोथा ज्ञान । 
पुत्र अज्ञान । 
माता माया । 


पैर - सिद्धांत । 
लात > प्रहार । 
मुख- कारण । 
हँसी - कार्य । 
निद्रा शांति । 
शयन ८ विश्राम । 
बतेन > सत्य । 
दूध ज्ञान की बात । 
स्तन - वास्तविकता । 
गाय ८ मोह-ममता । 
॥। पंथ८-ज्ञान । 
( मार्ग “संप्रदाय । 


हि 


सल्लोक १६ ३ 


वाला । 
बावरा ८ ईश्वरीय ज्ञान कहने वाला 


| बहरा ८ ईश्वरीय भजन न सुनने 


। गूगा 5 ईश्वरीय विचार न कहने 


वाला। 

कान - हरि-कीत॑न सुनने वाला । 
पैर वाला > तीर्थाटन करने वाला । 
पंगु- गुरु में स्थिर रहने वाला । 


३. संख्या-कोष 


)३ पुक ब्रह्म (एक जोति एका मिली । (ग० ५७०)] 
[एक सु मति रति जानि मानि प्रभ ((ग० ७४) 
[केवल नामु जपहु रे प्रानी परहु एक की सरना । (ध० २ ) 
[इकु पुरखु समाइया | (सू० ५)] 
[एको नाम बखानी । (के० ४)] 
[कहतु कबीरूु सुनहु नर नरवे परहु एक की सरना। 
(बिभा० २)] 
जीवात्मा [भवरु एकु पुहप रस बीघा । (रा० ६)] 
शरीर [बट्आ एक--आ० ७)] 
[नगरी एके । (के० ३)] 
[नायकु एकु। (ब० ६)] 
[एक ससीति । भै० ४)] 
मन [एक मरंते । स० ६१)] 
२ दो पाप ओर पुणय [पापु पुनु दोउ निरवरई । (ग० ७५)] 
नेत्र [दुइ दुइ लोचन पेखा । (सो० ४)] 
[दुइ मुए । (स० ६१)] 
अक्षर ((रा” और “म”) [ए दुइ अखर ना खिसहि । (स० १७१) 
३ तौन गुण (सत, रज, तम) [तीन जगाती करत रारि | (ब० ६)] 
त्रितीआ तीने सम करि लिआवे (ग० ७६)] 
लोक (स्वग, भत्यं, पाताल) [लोक त्रे। (ग० ७५) 
[तउ तीनि लोक की बाते कहै। (ग० ७७५)] 
[सोहागनि भवन त्रे लीआ (गौ० ८)] 
त्रिकुटी (भुकुटी के सध्य आज्ञा चक्र का स्थान) [त्रिकुटी छूटे। 
(के० ३)] 
नाड़ी (इडा, पिंगला सुषुम्धा) [तीनि नदी तह त्रिकुटी माहि 
(ग० ७७)] 
सहख्नदल कमल के स्थान [त्रिअ असथान तीनि तिअ खंडा 
(मै० १४)] 
देवता (ब्रह्मा, विष्णु महेश) [तीनि देव एक संगि लाइ। (ग० 
४ चार वेद ( ऋक्‌, साम, अथवंण, यजु ) [चारि वेद अरु सिप्निति 
पुराना (ध० १)] 


पाँच 


प्र 


परिशिष्ट (ग) १२९ 


[दुतीआ मउले चारि बेद । (ब० १)] 
[अरभि उरमि के पचि मूआ चारउ बेदहु माहि। (स० 
२२७)] 


अहंकार [दोइ मरंते चार । (स० ६१)] 
युग (सत, त्रेता, द्वापर, कलि) [चहु जुग ताड़ी लावे। (आ० 


हि 


पद (सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य) [चउथे पद महि 


जन की जिदु । (गौ० ४)] 
[चउथे पद कउ जो नरु चीन्हें। (के० १)] 


दिशा (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम) [चहु दिस पसरिओ है 


जम जेवरा । (सो० १)] 


पदार्थ (अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष) [चारि पदारथ देत न बार। 


(बि० ७)] 


तत्व (प्रथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश) 


[ पच ततु मिलि दानु निबेरहि | (ग० ४६)] 
[ इहु मनु पंच तत को जीउ । ग० ७७] 

[ पाँचे पच तत बिसथार । ग० ७६] 

[ पंच ततु की करि मिरगाणी । आ० ७] 

[ पॉचउ तत बर।ती । आ० २४] 

[ पंच ततु मिलि काया कीनी । गौ० ३] 

[ पंच ततु ले हिरदे राखहु । रा० ७) 

[ जब चूके पंच धातु की रचना । मा० ४] 

[ पॉच पच्ीस मोह मद मतसर । भै० १७] 
[ बनजारे पाँच ( ब० ६)] 


इंद्रियाँ (आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा--ज्ञानेंद्रियां, हाथ, पैर, 


वाक, मल-द्वार ओर मूत्र-द्वार-कर्मेनिद्रियाँ) 
[ पॉचउ इद्री निग्रह करई। ग० ७०] 

[ पंच चोर की जाणे रीति | ग० ७७] 

[ खुरखी पॉचउ राखे सबै । ग० ७७] 

[ पंचा ते मेरा सग्रु चुकाइआ । आ० २३] 

[ पंच मारि पावा तलि दीने । आ० ३] 

[ आसपास पंच जोगीआ बैठे । आ० ४] 

[ कहत कबीर पंच जो चूरे । आ० ११] 
[पॉचउ मुसि मुसला बिछावे । आ० १७] 


१२६ संत कबीर 


[ थाके पंच दूत सभ तसकर । आ० १८] 
[ कहत कबीर पच के मगरा, 
मफंगरत जनमु गवाइआ । आ० २५] 
[ पाँच पलीतह कउ परबोधे | गौ० १०] 
[ भाखि ले पच्े होइ सबूरी । भे० ४] 
[ माइआ महि कालु अरू पंच दूता। भे० १३॥ 
| पॉचउ लरिका जारि के रह राम लिव लागि। स० ४२] 
प्राण (प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान) 
[ पॉचलनु सर अढाई । ग० ५४] 
[ पंच पहरुआ दर महि रहत । ग० ७३ | 
[ से पंच सेल सुख माने । सो० ६] 
[ पच सिकदारा । सू० ५ ] 
[ पच क्रिसानवा भागि गए । सा० ७] 
तन्मात्र (हाब्द, स्परश, रूप, रस, गंध) 
| जिंह मुखि पांचउ अम्नित खाए | ग० ३२| 
[ पच दूत ते लीओ छडाइ । ग० ४०] 


छुः कर्म (यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान 
द्वना, दान लेना) 
[षट नेम करि कोठड़ी बॉघी । ग० ७२| 
दर्शन (योग, सांख्य, न्याय, वेदांत, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा) 
[चारि मरतह छह मूए । स० ६१] 
[घट दरसन संस परे । स० २०२] 
चक (मूलाधार, स्वाधिष्ठान,मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा) 
[खोड़े छाडि न... । ग० ७५] 
[छठि खट्ठ चक्र... । ग० ७६ ] 
दिशा (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऊपर, नीचे) 
[.. छहूँ दिस धाइ । ग० ७६] 
यती (जैन परपरा में आविभंत छः यती) 
[छिआ जती माइआ के बंदा | भ० १३] 
७५ सात वार (रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ) 
[...सात वार । ग० ७६| 
धातु (चर्म, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य ।) 
[सात सूत इनि मुंडीए खोए। वि० ४] 
[सात सूत...... । ब० १| 


>478 


आठ 


नव 


ढद्स 


परिशिष्ट (ग) १२७ 


धातु (उपयुक्त सात और केश) 
[असटमी असठ धातु की काइआ । ग० ७६] 


द्वार (दो आँख, दो कान, दो कान-रध्र, मुख, मूत्र-द्वार, मल-द्वार) 
[नउ घर देखि जु कामिनि भूली । ग० ७३] 
[कहत कबीर नवे घर सूसे | ग० ७३] 
[नउसी नवें दुआर कउठ साधि । ग० ७६] 
[नउ बहीआँ. .. । ब० १] 
[...नउ द्रवाज़ें. .. । के० ३] 
[सात सूत नव खंड, .. | ग० ५४] 
द्रव्य (प्रथ्वी, पानी, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग्‌ , आत्मा, 
मन ।) 
[गज नव. .. । ग० ५४] 
[नउ डाडी.. ।सू० ५] 
[न3उ नाइक की भगति पछाने । गों० १०] 
खंड (कुरु, हिरणयमय, रम्यक, इला, हरि, केतुमाल, भद्गाश्व, 
किन्नर, भारत) 
[नवी खंड की प्रिथमी मांगे । आ०७] 
निधि (महापद्म, पद्म, शंख, सकर, कच्छुप, मुकद, कद, 
नील, खबे) 
[ऐसा जोगी नउ निधि पावे । आ० ७] 
[रामु राजा नउ निधि मेरै | भै० २] 
नाथ (नाथ परंपरा में आविभत नव नाथ) 
[नवै नाथ ..। मैं० १३] 


इंद्रिय द्वार (दो नत्र, दो कान, दो नासा-छिद्र, मुख, मत्र-द्वार, मल- 


द्वार ओर ब्रह्म-रंध्र) 
[मिरतक भये दसे बंद छुट । आ० १८] 
[एक मसीति दसे दरवाजे । भै० ४] 
दिस गोनि. ।ब०१] 
दिशा (चार दिशा, चार विदिशा, ऊपर और नीचे) 
[दह द्सि घावा । ग० ७] 
[दसमी दह दिस होई अनंद । ग० ७६] 
[आप दह दिस आप चलाबे। के० २] 
[दिस दिस... । ब० १] 


११ 


१२ 


१३ 


]४ 


१५ 


१६ 


बारह 


चोद्‌ह 


पंद्रह 


सोलह 


अद्वारह 


इक्कीस 


संत कफेंबोर 


दशम द्वार (त्रह्म-रंध्र) 


[. .दसवे ततु समाई । ग० ७३] 
८ न 
[बत्रिकुटी छूट दसवा दरु खल्हे। के० ३] 


दस वायु (प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, कूम, कृकर, 


देवदत्त, धनंजय) 
[दस गज, .। ग० ५४] 
[दस मेंसफक्र धावहिं । सू० ७] 


सूर्य (विवस्वान, अर्यमा, पूपा, त्वथ्शा, सबिता, भग, ।धाता, 
विधाता, वरुण, मित्र, शक्र, उरुक्रम) 
[बारसि बारह उगवे सूर । ग० ७६] 
चक्र (अनाहत चक्र जिसमें बारह दल होते हैं। यह हृदय में 
स्थित रहता है ।) 
[भवर एक पुहप रस बीघा बारह ले उर धरिआ । रा० ६] 
[दुआदस दल अभ अंतरि मंत । भै० १६] 
कांति (स्वर्ण की बारह कांतियाँ कही जाती हैं ।) 
[बाहरि कंचनु बारहा भीतरि भरी भेंगार । स० १४५] 


लोक (सप्त लोक-भूलोक, भुवर्लोक, स्वलोक, महलोंक, जन- 
लोक, तपलोक, सत्यलोक और सप्त द्वीप--जबू, 
शाक, कुश, क्रोंच, शाल्मल, मेद, पुष्कर) 
[चउद्स चउद॒ह लोक मम्कारि । स० ७६] 
[भवन चतुरद्स भाठी कीनी । रा० १| 


तिथि (प्रत्येक पक्ष की प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा या अमावास्या 
तक की तिथियाँ) 
[पंद्रह थिंती सात वार | ग० ७६] 
चक्र (विशुद्ध चक् जिसमें सोलह दल होते हैं ।) 
[सोलह मधे पवन फकोरिआ । रा० ६] 
पुराण (बह्य, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारद, मार्केडेय, अभि, 
भविष्य, ब्रह्मवेवर्तं, लिग, वाराह, स्कंद, वामन, कूंम॑, 
मत्स्य, गरुड़, ब्रह्मांड ) 
[दस अठ पुराण तीरथ रस कीआ । गौ० ८] 


नाड़ियाँ (शरीर की इक्कीस मुख्य नाड़ियाँ जिनमें दस प्रधान हैं-- 


३ 


१८ 


३६ 


२० 


रे१ 


२३ 


रेड 


चौबीस 


पच्चीस 


तीस 


बावन 


साठ 
अड्खठ 
सत्तर 


बद्दत्तर 


परिशिष्ट (ग) ११६ 


इडा, पिगला, सुषुम्णा, गंधारी, हस्तजिहाा, पुष्प, 
यशस्विनी, अलमबुश, कुह्दू, शखिनी) 

[गज नव गज दस, गज इकीस पुरीआ एक तनाई । ग० 
५४] 


एकादशी (वर्ष भर की २४ एकादशियॉ-्रत्येक मास में दो) 


[ब्रहमन गिआस करहि चउबीसा काजी मह रमजाना । 


बिभा० २] 
प्रकृति (प्रत्येक तत्व की पॉच पाँच प्रकृतियाँ, इस प्रकार पत्चीस 
प्रकृतियाँ :-- 


आकाश-काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय । 
वायु-दौड़ना, कॉपना, लेटना, चलना, संकोच । 
जल--ज्योति, स्वेद, रक्त, सार, मूत्र । 
अप्रि-प्यास, भूख, नींद, थकावट, आलस्य । 
पृथ्वी-त्वचा, केश, माँस, नाड़ियाँ, अस्थि ।) 
[पॉच पचीस मोह मद मतसर । भैं० १७] 
[बरध पचीसक । ब० १] 


दिन (मास के तीस दिन ।) 
[मैलें निसु बासुर दिन तीस । भै० ३] 


वर्ण (वर्णमाला के बावन अक्षर । ) 
[बावन अछर लोक त्रे सभु कछु इनही माहि । ग० ७०] 
[बावन अखर सोधि के हरि चरनी चितु लाइ। स० १७१] 


नस (शरीर के भीतर नस-जाल) 
[साठ सूत नव खंड...) ग० ५४] 


तीथ (हिंदू धर्म-शात्र में अड़सठ तीथ माने गए हैं।) 
[लउकी अठसठ तीरथ न्हाई। सो० ८] 


काबा (मुसलमानी धर्म के अनुसार काबा सत्तर समझे गए हैं।) 
[सतरि काबा घट ही भीतरि। आ० १७] 


कोष्ठ (शरोर-विज्ञान के अनुसार शरीर के बहत्तर कोष्ठ) 
[साठ सूत नव खंड बहतरि | ग० ५४] 
(बहूवा एक बहतरि आधारी। आ० ७] 
[...बहतरि घरि...। सू० ५] 


सत कबीर 


[कंसन बहतारि | ब० १] 
२५ चोरासी. सिद्ध (नाथ पंथ के अनुसार सिद्ध-संख्या) 
[सिध चउरासीह माइआ महि खेला । भे० १३] 
[खट द्रसन संसे परे अरूु चउरासीह सिध। स० २०१] 
यहाँ से आगे की संख्याएं काल्पनिक हैं । 


>ध 
ल्‍्डी 


सात हज़ार सलार (सेनापति) [सतरि से सलार है जाके। मै० १५] 
सवा ल्लाख पैग्रंबर [सवा लाख पैकाबर जाके । भै० १५] 
चोरासी लाख दीवान (या ईश्वर भक्ति में पागल) 
[चउरासी लाख फिरें दीवाना । सै० १५] 
२६ एक करोड सूर्य [कोटि सूर जाके परगास | भै० २०] 
केलास सहित महादेव [कोटि महादेव अरु कविलास । भै० २०] 
दुर्गा [दुर्गा कोटि जाके मरदन्नु करे | भैं० २०] 
८ बे 
ब्रह्मा (ब्रहमा कोटि वेद उचरे | भै०२०]) 
चद्रमा [कोटि चंद्रमे करहि चराक । भै० २०] 
नवग्रह [नवग्रह कोटि ठाढे दरबार । भे० २०] 
धर्म [घरम कोटि जाके ग्रतिहार । भै० २०] 
पवन [पवन कोटि चउबारे किरहि । भै० २०] 
वासुकी [बासक कोटि सेज बिसथरहि । भै० २०] 
समुद्र [समु द कोटि जाके पानीहार । भै० २०] 
कुबेर [कोटि कमेर भरहि भंडार | भै०।२०] 
इंद्र [इंद्र कोटि जाके सेवा करहि । भे० २०] 
कला [कोटि कला खेले गोपाल । भै० २०] 
जग [कोटि जग जाके द्रबारि | भै० २०] 
गंध [गंध्रब कोटि करहि जैकार | भै० २०] 
विद्या [बिद्ओआ कोटि सभे गुन कहे । भैं० २०] 
कंदर्प (कामदेव) [कंद्रप कोटि जाके लबे न घरहि । भे० २०] 
२० श्रट्टारह करोड़ रोमावली [रोमावलि कोटि अठारह भार । मै० २०] 


२१ तेतीस करोड़ देवता [सुर तेतीसउ जेवहि पाक । भै० २०] 
खेलखाना (सेवक) 
[तेतीस करोड़ी है खेलखाना । भे० १५] 


२९ बावन करोड़ रोमावली [बावन कोटि जाके रोमावली। भै० २०] 


क्र 8 । 
५6 


कि । 
डी 


परिशिष्ट (ग) १३१ 


छुप्पन करोड़ खेलखासी (निजी कार्य-कर्त्ता) 
[छुप्पन कोटि जाके खेलखासी। भै० १५] 
प्रतिहार (सेवक) 
[छुपन कोटि जाके प्रतिहार । भै० २०] 
अट्टासी करोड़ शेख [सेख जु कहीअहि कोटि अठासी। भै० १५] 
एक सहख्र करोड़ पुराणों की कथन-वार्ता [सहस कोटि बहु कहत पुरान। 
भै० २०] 
अनेक करोड़ लक्ष्मी (असख्य) 


[कोटिक लखमी करे सीगार । मै० २०] 
पाप और पुरय [कोटिक पाप पुन बहु हिरइ । भै० २०] 


७. शब्द-कोष 


अंजन >माया। ग० ४६ 

अंतरे > बीच में । स० १५१ 

अंदाजा - चेश, अनुमान । बि० ० 

अंभ-थंभि > वह मंत्र-प्रयोग जिससे जल 
का प्रवाह या बरसना रोक दिया जाता 
हे | ग० "८ 

अंभे -- जल के साथ । गो० ११ 

अंमुद्दा - मुख रहित । ग० १४ 

अउहेरी > अवहेलना पूर्वक | गौ० & 

अकलहि - अक् की या कला रहित 
(ईश्वर) को । अ० १७ 

अकुल - कुल-रहित । ग० ७६ 

अखे पदु- अक्षय पद्‌ | ग० ५ 

अचार > बुरा आचार । ग० & 

अजांई (अ०्ञअजाब)-(१) सकट या 
विपत्ति। भें० १२ 
(२) व्यथ । स० १७१ 

अठसठि ८ अड्सठ (६८) । सो० ८ 

अतीति- (या अतीता) समय को जिसने 
जीत लिया है । ग० १5८, ५२ 

अन >- अन्यत्र । भें० ५ 

अनद बिनोदी आनंद विनोद से युक्त । 
मा० & 

अनाहद बानी - अनाहत नाद जो ब्रह्म- 
रप्र में निरतर होता रहता है । आ० 
३१, बिभा० ४ 

अनुद्नि > प्रतिदिन । ग० ७६ 

अपतह 5 मर्यादा रहित, पति रहित । 
श्‌० ३ 

अपरस > अछूत । अ० २ 


अबरन > अवरां, जिसका कोई रंग न हो। 
भें० १६ 

अविरथा > व्यर्थ (यहाँ “अ? निरर्थक है। 
मा० १ 

अभअंत > अभ्यंतर, भीतर + भै० १६ 

अभिउ - भय रहित। आ० १ 

अमलु 5 शासनाधिकार । सू० ३ 

अरदास ८ निवेदन के साथ भेट । सू० १ 

अरध- नीचे । ग० ७५, भै० १६ 

अलेखु -- (१) जो लिखा नही जा सकता, 
निराकार ब्रह्म । रा० ११ (२) किसी 
काम का नहीं । आ० २६ 

अवगन - आवागमन । ग० ५२ 

अवमेरा > उलमकन । ग० ७५ 

अवध - अवधि,आयु । सि० १ 

अवधू (अवधूत)- श्री रामानंद के अनु- 
यायी जो सांसारिकता से अलग थे। 
रा० २ 

अवलि >सब्व प्रथम, अव्वल । आ० १७, 
विभा० ३ 

असत-: अस्त । आ० १ 

असथिरु-स्थिर (यहां “अ! व्यर्थ है।) 
भै० १६ 

अहिनिसि <- दिनरात । ग० ७७ 

अहिरख -- भोजन । आ० १६ 

अहोई - दिन-रात, सदैव । स० १०८ 

आखी - गढ़े की मिट्टी | स० २२७ 

आखीओ - बोलना ।ग० ५०, रा० २ 

आगिआ - आज्ञा । आ० १६ 

आह है | वि० १० 


शब्द-कोष 


आड़ी ८ अड़ी हुई, रोकनेवाली। भै० १७ 

आठे -- ओट, रक्षा, सहारा । आ० ३४ 

आशधि - है । ब० ५ 

आदित - आदित्य, रविवार । ग० ७७ 

आदेश - प्रणाम करने का एक प्रकार । 
रा० ११ , 

आधारी ८ लकड़ी की टेक जो जोगी बैठकर 
हाथ पर लगाता है ।आ० ७, वि० ८ 

आन > टेक, मर्यादा । ग० ७७ 

आपा पद - आत्म-पद्‌ । आ० १ 

आलजाल ८“ उल्टा-सीघा । ब० ४ 

आव> आयु, उमर । ध० २ 

आवनि जानी -- आवागमन । ग० ६१ 


इंदु ८ इंद्र । मै० ३ 

इकतीआर - (इड़्तियार) - अधिकार । 
ग० ६६ 

इकसर ८ एकाकी, अकेले। सू० १ 

इताल > शीघ्र ही, अभी । स० १३८ 

इव -- यह । बिभा० १ 

इखलास (इखलास)- वास्तविक प्रेम। 
स० ७ 

इफतरा - झूठा, कलंकरूप । ति० १ 

इतनकु ८ थोड़ा सा; ज़रा सा। आ० ३६ 

इंत- इतर, साधारण | सू० ३ 


उजू- मुसलमानी धामिक नियम जिसम॑ 
नमाज़ के पूर्व हाथ पैर धोते है। 
बना० ४ 

उदक कुभु> जल से भरा हुआ घड़ा 
(शरौर) आ० १ 

उदासी ८ संन्यासी, वीतरागी | ग० ५८ 

उदिआन ८ उद्यान, बग्मीचा। ग० ५६ 

उधारिओ उद्धार किया | वि० ४ 


रे 


१8 ३ 


उनमद्‌ ८ उन्माद । रा० २ - 

उनमनि > योग की एक मुद्रा जिसमें मन 
की प्रवृत्ति अंतमु खी ओर स्थिर हो 
जाती है। ग० ४६, ७०, रा० १० 

उनमान ८ अनुमान । स० १२१ 

उरकट कुरकट 5 भोज्य पदार्थो के टुकड़े । 
आ० ४ 

उरध> ऊध्वं, ऊपर । भैं० १६ 

उरध पंक (ऊध्वे पंकज) सहस्तदल कमल । 
गृ० 5७ 

उरधहि ८ ऊपर । ग० ७५ 

उरवारि- (१) उद्धार करना या उठाना । 
० १ ६ 

(२) (अवार) नदी के इस पार का किनारा । 
ग० ६१५ ७६: गोौ० पद 

उलटो पवनु ८ प्राणायाम । के० ३ 

उसट ८ ऊँट । मै० १३ 

उसतति८-स्तुति | के० १ 

उसारी (उपशाला)>सायबान, मकान के 
बगल की जगह । ग० ६० 

ऊखरु ८ ऊसर । ध० ३ 

ऊजरु ८ उजड़ा हुआ । स० १४ - 

ऊत “ निस्संतान, निकम्मा । सू० ३ 

ऊभा > खड़ा, चैतन्य । सो० १० 


ओक+- अजुली या समीप । सो० ६ 
ओड़ -- ओट ।,भैं० १० 

आड़ि ८ अंत तक | स० १५३ 
आओपति + उत्पत्ति, जन्म । ग० ४१ 
ओबरी + कोठरी । स० १३७ 
ओले - ओट, आड़ । बि० १२ 


कंचूआ फल -> कच्चे फल । ग० ६ 
कद्रप > कंदप, कामदेव । भे० २० 


१8४ 


कंनी < कर्णी, जोगियों के कान का आभू- 
घृणु । ग० ५३ 

कउरापनु ८ कड़वाहट । सो० ८ 

कतेब> मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ । 
ग० ३१; आ० 5, भे० १५ 

कदली पुहप> केले का फूल । भें० १६ 

कदूरी > मैलापन । भै० ४ 

कदे +- कभी । ग० ७६ 

कपड़ केदारै> वस्रो से सजे हुए भवन। 
सो० 

कमावहु ८ सिद्ध करो । रा० 

कमेर - कुबेर | भै० २० 

करकरा कासारु>रवेदार भुना हुआ 
आठा जिसमें शक्कर ओर मेवे पड़े 
रहते है । आ० १४, गौ० ११ 

करमु> कृपा । ति० १; स० ३२ 

करवत - काशी आदि पत्रित्र स्थानों में 
भक्त लोग फल की आशा से अपने 
को आरे से कठवा डालते थे । उसे 
“करवत लेना? कहते थे । आ० ३५ 

करारी -स्थिरता | ति० १ 

करीआ > कर्णॉंघार । ग० ६६ 

करीम -कृपालु । ति० १ 

कलतु - कलत्र, स्री। भै० २ 

कलप - कर्मकांड । ग० ५३ 

कवला + कमला, लक्ष्मी । ध० १ 

कवलु > ग्रास । गों० ११ न्‍ 

कवादे - मूख, परिवार के लोग | आ० ८ 

कविता- (यहाँ कवि के अथ में) सो० 

कविलास ८ केलास । भे० २० 

कसमल ८ कल्मष, दोष, पाप | ग० ७७ 

कंसु भ> कुस भी, लाल रंग । ग० ५७ 

कसु >- खिचा हुआ अक़े । रा० १ 


कही - कही हुईं बात । आ० 


संत कबीर 


कांठे >> किनारे। स० १४२ 

कांब ८ कही, यदि । स० १३४ 

काई > पुराना हिसाब। सू० ५ 

काचे करवे- कच्चे घड़े में । सू० २ 

काछि कूछि>वस्रों से बहुत सुसजित। 
सो० ३ 

काजी > काजी, न्याय की व्यवस्था करने 
बाला। भै० ११ 

काठी > काए्ट, लकड़ी । आ० २ 

कान > सुनने वाला । स० १६३ 

कानी > मर्यादा । बि० १ 

कारगह ८ करघा । आ० ३६ 

कारवी - बधना, लोटा या घड़ा । स०२२२ 

कारा >विभाजक रेखा । ब० ७ 

कालबूत- इमारत का कच्चा भराब। 
बृ्‌० ०५ 

कासट 5 काष्ठ, लकड़ी । ग० ५६ 

कासु -- आकाश । भैं० १६ 

काहो - कैसा । ध० ३ 

किगुरी - जोगियो का सारगी की भाँति 
एक बाजा । सि० २, ग० ५३; रा० ७ 

किरत+>- कृत, कर्म-बधन । ग० ५० 

किरपन ८ कृपण । गों० ८ 

किलविख - मंफट । बिभा० 

कंचर -- क जर, हाथी । गो० ४; भे० १३ 

कुभकु ८ प्राणायाम की वह क्रिया जिसमें 
सॉस हृदय में रोक कर रक्‍्खी जाती 
है । रा० १० 

कुटवारी - कोट वारगिरी, सेवा । रा० ४ 

कुबज ८ कुब्जा, टेढा-मेढ़ा । ग० २० 

कुलफु (अ० कुफ्ल)5 ताला । ग० ७२ 

कुहाड़ा > कुल्हाड़ा । स० १३ 

कूंज>कज पक्षी । स० १२३ 

केल > केलि, क्रीड़ा । रा० & 


शब्द-कोष 


कोठरी 5 सहख्तदल कमल । रा० ४ 
कोठ रे >- शरीर । रा० ४ 

कोठी > ब्रह्म-रंध्र । रा० ४ 

कोथरी | थेली । स० २२५ 


खंडल> खंड धारण करने वाले । भै०१६ 

खट नेम > सात्विक जीवन के छः नियम । 
ब[्‌० 9३ मु 

खटाई+-परीक्षा में ठहरे, स्थिर रहे। 
गू० ७२ 

खटिआ - सुरक्षित किया । सू० रे 

खपत 5 व्यय या नष्ट होना | ग० 5० 

खबरि(फ़ा०) सहानुभूति, सुधि लेना। 
आ० २६ 

खलक (ख्नल्क) ८ सुष्टि। ति० १; बिश्वा० रे 

खलहलु ८ खलल होना, ख़राब होना। 
भै० १५ 

खसमु ८ स्वामी । ग० ६२ 

खसि८>मार कर । स॒० ७६ 

खाती ल्‍ूबढ़ई । गौं० ५ 


खालासे -- (फ़ा० खालिस) शुद्ध, जिनमें 


किसी प्रकार का छल न हो । सो० ३ 
खालिक > स्ालिक, सुश्िकर्ता । ति० १ 
बिभ्ा० ३ क 
खिथा ८ जोगियों का बाहरी वच्ध | ग०५३; 
जआा० ७; बि० ८5; स० ४७, ४८ 
खिञजत ८ खिल्कत, सुष्टि । भै० २० 
खिरि या खिरत > नथ्ठ हो जाना | ग०5० 
खीणा 5 क्ञीण । बिभा० १ 
खीघा > खिथा, कंबल । सौ० ११ 
खीवा (सं० ज्ञीवन)- मतवालापन। के० रे 
खीर > ज्ञीर, दूध । मा० ६ 
खुधे -- जुधित, भूखे । गो० ८ 
खुसरे (अ० खुसियः) > अंडकोष । ग० ४ 


बैदैर 


खूहड़ी -- छोटा कुआँ या सरोवरी | ग० ५० 

खेड - खेल, क्रीड़ा । ग० १४ 

खेत- रणा-क्षेत्र | मा० ६ 

खेवटु -- महावत | स० २२४ 

खेलखासी - निजी कार्यकर्ता । भै० १५ 

खेह - धूल। स० १४७ 

खोद (खूद)-लटपठ चाल, पैर उठा कर 
जल्दी जल्दी चलना । के० ३ 

खोड़ि > षट चक्र | ग० ७५ 


गंध्रव -- गंधव । भै० २० 

गइ > गय, हाथी । स० ११२ 

गगरीआ फोरी ८ कपाल-क्रिया की । ग०६० 

ग़जि > गर्जन कर । ग० १५ 

गजी > मोटा कपड़ा । ग० ५४ 

गठीआ 5 गठरी । के० ६ 

गम रास्ता, साग॑ या शक्ति। ग० ७६; 
आ० ३१ 

गहगचि - मध्य में । स० १४२ 

गहेरा > गहरा, बड़ा। सो० १ 

गहेली ८ पकड़ी गई, ग्रसित हुईं । आ०२५ 

गाडर ८ भेड़ । भे० १३ 

गिआस > ग्यारस । बिभा० २: 

गुपती - गुप्त रूप से । गो० ११ 

गुर गंमित> गुरु द्वारा चला हुआ या 
आचरित | ग० ७४; रा० रे 

गुरमति > गुरु के संदेश से युक्त 4 ग० १६; 
ध्या० २१ 

गुरमुखि ८ गुरु-शब्द, या गुरु से दीक्षित 
शिष्य | सो० ४; गों० ६; ब० २ 

गुसल करदन बूद ८ स्नान किया था। ति० १ 

गे -- गय, हाथी । स० ९५६ 

गैब -- (ग़ेव) वह जो सामने न हो, परोक्ष । 
आ० २६ 


१३६ संत कबीर 


गोदरी रू गोदरी, प्याज़ । आ० १६ 

गोर८- कब्र, समाधि । स० १२७ 

गोसटे ८ गोड़ी, बातबीत । स० २३२ 

गोसाई-संन्यापी संप्रदाय में गुरु या 
जितेद्िय । आ० ३, ३० 


घट परचेै > शरीर की राजसिक ओर ब्रह्म 
की सात्विक प्रवत्तियों के ज्ञान की 
अवस्था । ग० ७५ 
घरहाई>घर नष्ट करनेवाली। मकंगड़ालू 
त्नी। ग० ५४ 
घररिज-संपूर्ण रूप से । स० २० 
धाघरै-- ऊपरी वस्ध। स० ४७ 
घाल-- (१) सौदे की तौल से अधिक मिलने- 
वाली वस्तु । घलुआ । सो० ६ 
(२) समीप । भै० १२ 
धीस > बड़ा चूहा, घचस । आ० ६ 
प्राउ + सुगंधि । ग० ५६ 


चउबारे ८ मकान की छत का कमरा जिसके 
चारो ओर दरवाज़े हो | भै० २० 

चटारा 5 चमकोला (रल)। आ० १६ 

चराक>- चिराग, दीपक । भैं० २० 

चरावहि - खाना खाते हैं। (बुरे अथ में) 
आ० २ 

चसमे>-नेत्र के सामने । 

चाबनु - चबैना, चना । गों० ६ 

चिंतामनि > वह भणि जिसके संबंध में 
विश्वास है कि उससे संपूर्ण कामनाएँ 
फलवती होती हैं | रा० ८ 

चवितारै > चिंतन करता है। स० १२३ 

चिरगट ८ चीथड़ा या गुदड़ी । आ० १६ 

चिहनु ८ चिह्न | स० ५७ 

चीता+--(हित) चिंतक । ग० १७ 


चीते- चित्रित किए । ग० २६ 

चीथरा > फटा हुआ वच्ध | ब० ८ 

चीसा- चीत्कार । गों० ४ 

पडआ>- च गा। मद उतारने का नल | 
(यहाँ पिंगला नाड़ी ।) ग० २ 

चूके <: नष्ट होती है । सू० ४ 

चुना - चून, आटा । सो० ११, ब॒० ८ 

चोआ -- कपूर, सुगंधित द्रव्य । ग० ११,१६ 

चोभ - चुभन । रा० ३ 

चोलना> लंबा वस्र । आ० ६, २८ 


छुनक- नू पुर के बजने का शब्द | गौ० ५ 

छुनहरी 5 नाचनेवाली, नत्तंकी । गौं० ८ 

छीपहु ८ दरजी या उसका काम ।स० २१२ 

छूछ या छूछे - मिथ्या या सारहीन । आ० 
१६; रा० १ 

छेक+ छिंद्र । स० रे५ 

छीछी -- ख्लाली । ग० ५४ 


जतु या जंती - यंत्री (यहाँ शरीर ।) ग० 
८; सं० १०३ 

जगाती >घाट पर कर वसूल करनेवाले | 
ग० ४६; ब० ६ 

जब> जप । बि० ४ 

जम की खबरी < यम-यातना । बि० ६ 

जरद रू: (जद रू) जिसका रंग पीला पढ़ 
गया है, जो लज्जित हो गया है। 
भै० १५ 

जलहरु > सागर । रा० ६ 

जलेता - जलनेवाली लकड़ी। रा० २ 

जालि> ज्वाला । मा० ८ 

जाहिगा > नष्ट होगा । ग० ६७ 

जिंदु- आत्मा | गौ० ४ 

जीवंत > जीवंतिनी लता जिसमें मीठा रस 


शब्दु-कोष १३७ 


भरा रहता है। सा० २३० 
जुगादी > आदि युग । स० १ 
जेवरी + रस्सी । ग० ३०, स० ११७ 
जोई>ख्री । आ० ६ 


कप 


जोंगतण "८ योग की सामग्री । आ० ७ 


मंखुरू मीकना, पछताना । स० रे२ 
मकोलन हारु 5 मथानी । स० १८ 
फबकि ८ उभार । स० ६७ 

मल > आग की लपट । ग० ४७ 
मीवर ८ धीवर । स० ४६ 

मेंगीआर- मोपड़ी । स० १५ 
भूरि- कृश, दुर्बल, दुःखी । स० १२६ 
मोले ८ मटका देना । बि० १२ 


टहकेव -: टसकाते हैं, सरकाते है ।>गों०११ 


टॉड़ी -- बनजारे का सामान । ब० ६ 
टठोघने - विपत्ति | स० ४६ 
टोप ८ शिरसखाण । भे० १७ 


ठनगनु ८ हठ, नखरा । आ० ४ 

ठाक ८ रुकावट । स० २३१ 

ठाकुरु ८ स्वामी । ग० ७० 

ठेगा या ठेगा ८ डंडा ।:गू० १; स० ७८ 


डंक- डंका, नगाड़ा । सो० ४ 

डंडा-- काठ की लकड़ी । बि० ८ 
डगमग ८ अस्थिरता । ग० ६८ 

डगरो रास्ता । गौ० ५ 

डडीआ - डंडी, डोली | ग० ५० 
डहके > ठगता है । ग० ३ 

डांडे -- दंडित किए गए । ग० ६८ 
डाडी > दंड देनेवाले जमादार । सू० ५ 
डानउ (डांडा)>सीमा । रा० ४ 


डाला ८ टोकरा | आ० २ 

डिभ८- आउडंबर । सो० ३ 

डे -चिढ़ाने की ध्वनि | आ० ४ 
डोलनी - मठकी, छोटा डोल । स० १८ 


ढेस> पत्थर । ब० ८ 


तंतु तंत्र । रा० ६ 

तंबोर>-तांबूल । ग० १६ 

तग> तागा । आ० २ 

तडोर (ते डोर)-सूत्र सहित, सचालन- 
कर्ता । ग० १६ 

ततु - तत्व । ग० ७५ 

तना>- ओर, संबंध में । ग० ७५ 

तनि- किचित, ज़रा । रा० १ 

तपा या तपी > तपस्वी । ग० १३; गौं० ५ 

तरासिआ -संत्रस्त ।*ग० २० 

तरी-कपड़ों की पेटी । आ० १६ 

तरीकत- मुसलमानी धर्म-साधना की 
दूसरी स्थिति | ग० उ० 

तलका ८ नीचे का । आ० ७ 

तलब ८ पुकार, आवश्यकता । आ० १५ 

तसकरु ८ चोर । ग० ५८; गौं० १० 

तांती > जुलाहे का राछु । आ० ३६ 

ताई ८ लिए । आ० ३० 

तागरी > जंजीर । आ० १६ 

ताड़ी > त्राटक, भोंहों के मध्य में स्थिर 
दृष्टि । ग० ५३; आ० ७; रा० ७ 

तिसकार ८ तिरस्कार । स० १४० 

तिसे - तृष्णा करता है । सू० ४ 

तुख - तुष, भूसी । स० २११ 

तुठा>-तुष्ठ या संतुष्ट होकर । स० ५६ 

तुरीह्नतुरिया या तोड़िया, जुलाहे को 
हत्थी । गों० ६ 


है 


तुरे >तुरंग, घोड़ा । मै० १३ 

तुलाईं>दुलाई, रुई से भरी हुई दोहर । 
सो० ११ 

तूर-तूय, आनंद या मंगल का तुरही- 
नाद | ग० ७६, रा० ६ 

तूला - तुल्य, समान । गौ० २ 

तेलक> बाजीगर । गू० १ 

तेवर > तिहरा । भे० १७ 

तोरु, तोरै- वेग से चलाना । गौं० ४ 

त्रिकुटी संधि- दोनो भोंहों के बीच में 
आज्ञा-चक्र के मध्य । बि० ११ 

त्रिखि - प्यासी । गों० ७ 

त्रिपलु > भूत, भविष्य, वर्तमान । ग०५३ 

त्रीय > त्लरी । ग० ७५ 

त्रिग्न या त्रे>तीन । गौं० ८, मै० १६ 


थांघी स्थिर । स० ५१ 

थाइआ - स्थिर हुआ । स० १६ 
थापहु > स्थापित करते हो। मा० १ 
थाभह स्तंभ । ग० उ० 

थानक ८ स्थान । ग० ७० 

थारउ > तेरा । ग० ७५ 

थावर- स्थिर, शनि | ग० ७७ 

थूनी > स्थैय, विश्वाम-स्थल । स० १६१ 


दगली>- मोटे वचन की बनी हुई अंगरखी । 
आ० ३ 

दगाई> प्राचीन काल में जलते हुए काठ 
या लोहे से शरीर के किसी भाग पर 
दाग दिया जाता था। लोगों का 
विश्वास था कि ऐसा करने से ग्रेत या 
दुःख-बाघा दूर हो जाती थी । रा+ ४ 

दफतर> दफ़्तर, चिट्ठा। सू० ५; स० 
१२७; स० १६६, १०० 


न 


संत कबीर 


दर्मामा-नगाड़ा | सा० ६, स० २२७ 

*रगह- दरबार, कचहरी। सू० ३ 

द्रमादे-थके हुए । बि० ७ 

द्रहालु > अभी । सू० ३ 

दरि-द्वार पर। भै० २ 

दरोगु - झूठ । ति० १ 

दस अठ> अट्टारह । गौ० ८ 

द्सतगीरी (दस्तगीर)- विपत्ति के समय 
हाथ पकड़नेवाला | ति० १ 

दाइम - सदैव । ति० १ 

दाधे - विद्ग्ध, जल्ले हुए | स० ४ 

दावे अग्नि । स० १६६ 

द्लासा- आश्वासन । आ० ३ 

दि्वाजा+- शासन । बि० ५ 

दिसिटि- दृष्टि । सि० २ 

दी - से | सू० ४ 

दीवटी < दीपाधार । ग० ७७ 

दु दरद्वंद्र, विश्नह । भै० ११, १७ 

बुआदस दल द्वादश दल अनाहत चक्र 
जो हृदय के पास स्थित है। मै० १६ 

दुइपुर > दोनों लोक (इहलोक और पर- 
लोक) रा० २ 

दुनी-- दुनिया । सि० २ 

दुहकरि - दुष्कर, कठिन या तत्व खींचना। 
ग० ७६ 

दुह् > दोनों । आ० ३ 

दुह्गनि > अभागिनी ज्ली । गौं० ६ 

दुहेरा - दुःसाध्य, कठिन । आ० ३० 

दूजे भाव> द्विविधा विचार । मै० १२ 

दूणि> (देशज) दो पहाड़ों के बीच का 
स्थान । ग० ७५ 

दूधाधारी > दूध ही पर जिनके जीवन का 
आधार है। गौं० ११ 

देउ >देवता । ग० ७६ 


शब्द-कोष 


देवल-मंद्र, तीथे। स० १२६ 

दोजक ८ दोजख्र, नके | आ० १७; रा० ५, 
बिभा० ४; स० २४२ 

दोवर > दुहरा । भैं० १७ 

द्रगम ८दुर्गम । भैं० १६ 


धउठलहर > महल । स० १५ 

घन > त्री । ग० ७५० 

धरनीधर ८ शेषनाग । भै० १६ 

धापे- (धापना) तृप्त होना, संतुष्ट होना। 
गों० ६ 

घंधरावा आग लगा दी, धुएँ से भर 
दिया। आ० ३३ 

धुरिजअठल, या प्रारंभ से अंत तक। 
आ० २० 

धुई > धूनी । आ० ७ 


प्र--ध्र,व । बि० ५ 


नउतन>- नूतन, नवीन । ग० २ 

नउबति > नोबत, वेभव और मंगलसूचक 
वाद्य । के० ६ 

नकटदे -- नकटी । थआ्या० ४ 

नटवट >- नट की क्रीड़ा करने की गेंद, 
बटा । ग० ३३ 

नथनी - एकत्र कर, एक सूत्र में पिरो 
कर । ग० ७६ 

नदरि ८ भयरहित, निडर। आ० १०; 
सा० हे; भें० १५ 

ननकारु ८ निषेध । रा० ६ 

नरजा>-अप्रसन्न । वि० १२ 

नरवे > श्रेष्ठ मनुष्य । बिभा० २ 

नरू-नर | गों० २ 

नलनी - सेमर के इच्त की फली जो देखने 
में अत्यंत सुन्दर अरुण वर्ण की रहती 


१३६ 


है कितु उसके भीतर रुई भरी रहती 
है । ग० ५७; सो० २ 

नाइ - नार, आग । स० १८६ 

नाई - लिए । बिभा० २ 

नादी > जो अनाहत नाद में विश्वास रखते 
हैं। सो० ३ 

नार (अ०)-आग । ग० ६६ 

नारि-नरी जिसमें धागा लपेटा जाता 
है। गों० ६ 

नारी > नली । रा० २ 

नालि> लिए । स० २१३ 

नावणु ८ स्नान करना । आ० ३७ 

निखिञअउ निक्षिप्त, मुक्त या स्वतत्र । 
ग० 3५ 

निखुटी ८ कम होना । गौ० ६ 

निगुसाएं >करीध कर । स० ५१ 

निग्रह ८ रोकना । ग० ७० 

निधान - वह रथान जहाँ जीव ब्रह्म भे 
लीन हो जाय । ग० ६३ 

निबग ८ निबख्त, अभागा। आ० २ 

निबही 5 सफल हुई। के० २ 

निबेरि > सुलकाना, निर्णय करना । सू०३ 

निमसे > निवास करता है । ग० 5५ 

निरंकार "आकार रहित । बिभा० ५ 

निरजन ८ माया रहित ब्रह्म । बिभा० ३ 

निरबाई - निस्तार या छुटकारा पाना। 
गृ० ७५० 

निरबानी > जो वाणी से न कहा जा सके । 
बिभा० ५ 

निरवारो ८ निवारण करों | ग० ७० 

निरारा (री) न्यारा, अलग । ग० ३१; 
बि० १ 

निरालम ८ निरालंब । रा० ७ 

निरोध > योग के अनुसार चित्त-ृत्ति की 


१४० 


वह अवस्था जिसमें ध्यान शरीर और 
परमात्मा दोनो की ओर रहता है । 
ग० ७५ 

निवरे व समीप । ग० ४७ 

निवे ८ मरना । ग० ७० 

निरते-निरति या नृत्य । आ० १८ 

नीवा ८ नीम । रा० १२ 

नीठि नीठि 5 कठिनता से । ग० ७५ 

नीसाना 5 निशान, लक्ष्य-बेध | आ० ७, 
मा० ६ 

नेवर>नूपुर | गौ० ८ 

नैनाह “नेत्र की । स० ११८ 


पंखि> पत्ती । ग० ६४ 

पंच सैल>पच प्राण जो पर्वत की भाँति 
स्थान-स्थान पर हैं । सो० ६ 

पंचे सबद - आरती में कहे जानेवाले 
वाब्द । बिभा० ५ 

पखिआरी ८ कगड। 
गों० ७ 

पगरी (पेवरी )>ज्योढी । बि० ६ 

पछम दुआरै- 7५ द्वार, (यहाँ ध॒षुम्णा 
नाड़ी ।) भै० १० 

पछाना ८ पहिचाना । ग० ३७ 

पटंतर -- बराबरो में | स० १५६ 

पटंबर++ पाठबर, रेशमी वस्त्र | रा० ६ 

पटणु८ पह्चन, नगर । स० २३ 

पे लिखाइआ > अधिकार-पत्र लिखाया 
है, अधिकार से शासित हुए है। 
सो० ३ 

पड़नसाल ८ पाठशाला । ब० ४ 

पतरि ८ पत्तल या पात्र । आ० ४ 

पति >मर्यादा | गौ० ५ 

पृतीआ > प्रतिज्ञा । गौ० ४ 


करनेव।ली खस्तरी। 


संत कबीर 


पतीणे - विश्वास करना । आ० ३७ 

पतीना >- विश्वास करना । गौं० ४ 

पत्रका 5 हाथ का आभूषण । रा० ७ 

पद > मोक्ष या निर्वाण | ग० ६५ 

परचे - परिचय, अभिज्ञान | गौ० १० 

परज (रि)-जलकर। ग० ४१, ७५ 

पर ती - दूसरे की स्री । रा० ८ 

परतीति ८ विश्वास । आ० १५ 

परबोधे ८ समम्ावे । गौ० १० 

परमल - परिमल, सुगंधि । ग० १२ 

५रल पगारा ८ प्राचीर का पलल (पत्थर) । 
भै० १६ 

परवानु ८ प्रमाण । ग० ३ 

परविद्गार ८ परवरदिगार,इईैश्वर। स० १४० 

परापति (परापाती) > प्राप्ति । सो० १०; 
स० २३१ 

परारा ८ करैला । आ० १६ 

परिमिति-बाहर का घेरा, कज्षितिज। 
ग०ण ५ | 

परेसानी ८ व्याकुलता, परेशानी । ति० १ 

पलघ >> पलंग । आ० १६ 

पलीतह - (फ्रा० पलीद) चालाक, (यहाँ 
इंद्रियाँ) | गों० १० 

पलीता >- वह बत्ती जिससे तोप के रंजक 
में आग लगाई जाती है । ग० ४७, 
भै० १७ 

पलोसि>- धोना । गों० ६; रा० ४ 

पवन > प्राणायाम | आ० ३१; बि० ८ 

पवीत या पवीता>-पवित्र | ग० ४१; 
गों० पं 

पहिति ८ दाल । आ० १४ 

पहीआ - पाहुन, अतिथि । गौ० ८ 

पांई पाइज-पैर पड़ते हैं । भै० १२ 

पांच नारद ८ पंच (नायक) नारद। गौं० 3 


शब्द-कीष 


पाई फैले हुए ताने को कची से माँजना। 
आ० ३६ 
पाक पाक>पविन्रतम । ति० १ 
पाज (पाजस्य)>पाश्व भाग । ग० ३ 
पाटन८पट्टन, बड़ा नगर । के० ६; 
स० १५१ 
पान्ही ८ पानी । मा० ६ 
पालि > बाँध, मकान के समीप की सीमा । 
जी र १३७० 
पावड़े ८: जीन के दोनों ओर की रकाब । 
र्‌० ३ १ 
पासारो (फ्रा० पासदार)- रक्षक । के० २ 
पासु>पाश | सा० ८ 
पाहू ८ पाहुन, मेहमान । ग० ५० 
पिंगल > पंगुल, लेंगड़ा । स० १६३ 
पिंड पराइणि ८ शरीर-रक्षिका । गौं० ७ 
पिंड परै> गर्भे सहित होना । आ० ३५ 
पिरंम - प्रेम । स० २३६, २४० 
पिरु-प्रियतम । आ० ३० 
पुनी - पूर्णो हुईं। स> २२१ 
पुरजा पुरजा> ठुकड़े-ठुकड़े | मा० ६ 
पुरिवन पात - पुरइन का पत्ता । बि० १० 
पुरीआ >> वच्र बुनने के पूर्व सूत का 
फैलाव । ग० ५४ 
पगरा ८ मूर्ख, निकम्मा । बिभा० २ 
परत स्‍्पछ के। ब० ८ 
ताल ताल पूर्ण हो, सम पर आवे। 
० १० 
पेईओ (पेखिये)-देखी गईं । आ० ३२ 
पेउ > पान करो। रा० १ 
पेखन ८ तमाशा, दृश्य । ग० ५६; बि १; 
स० १७८ 
पेवकड़े पिता का घर, नेहर । ग० ५० 
पैकाबर (पैग्रंबर)-- मनुष्यों के पास रैश्वर 
बडे 


३४१ 


का संदेश लानेवाला । भै० १५ 

पैज+> प्रतिज्ञा । बि० ४ 

पैडा- रास्ता । के० २ 

पैसे या पैसीले८- प्रवेश करे । ग० ७उछ; 
रा० १० 

पोचनहारी > पांछने या निचोड़नेवाली । 
रा० १ 

पोटि-पोटली, गठरी । गों० ४ 


फंक ८ फॉक, ठुकड़ा । ग० ७५ 

फन या फंनी>धूत । बि० &; सा० ३ 

फबो -+ (फाब) शोभा ब्राप्त करना । सो ०११ 

फरकि ८ उछल कर । स० ६७ 

फ़रमान ८- आज्ञा-पत्र । ग० ६६; सु० ३ 

फाहुरी > फावड़ी, ज़मीन साफ़ करने के 
लिए लोहे या काठ की वस्तु | आ०७ 

फ़िकर ८ ध्यान, चिंतन । ति० १ 

फुनि फुनि -बार बार, फिर फिर। रा० 
८; सा० ३७ 

फुरमाई- आज्ञा दी । स० १६७ 

फुरी >स्फुरित हुईं । मा० ३ 

फूए फाल> फूल कर फफूद चढ़ना । 
गों० ६ 

फेड ८ फिर । आ० १ 

फोकट > व्यर्थ । मै० १३ 


बंतर- बंदर । भै० १३ 

बंद ८ बंधन, कद । ग० ७५ 

बंदक- बाँघनेवाला । ग० ७० 

बंदगी -- भक्तिपूवक ईश्वर की वंदना। 
ग० ६६ 

बंदा ८ सेवक । ग० ७५ 

बंब ८ शब्द, हलचल । स० २२६ 

बखसि - बख्शिश, क्षमा । मा० ७ 


६४६९ 


बग - बक, बगुला । सू० २ 

बचरहि ८ विवरते हुए |, स० १२३ 

बजगारी ८ जिस पर वज् गिरा हो, (एक 
गाली ।) भ० १५ 

बजारी ८ व्यापारी । गों० १० 

बटकबीज 5 वट का बीज । ग० उ० 

बडानी > बड़ा, वली । बि० १ 

बदउगा - कहूँगा, स्वीकार करूँगा । आ०८ 

बनजिआ न वारिज्य, व्यापार किया। 
के० २ 

बनहर>वन के इच्तच । सा० १ 

बरकस - बरकत, लाभ | ग० ५४ 

बरतन - बरतना, उपभोग करना । मा०३ 

बरतै ८ रहती हे, निवास करती हूं । ध० 
२; भें० २० 

बरघरू बैल । ब० ६ 

बलहर (बलाहर) > गाँव का वह कर्म चारी 
जो परोपकार में रत होकर दूसरों 
की सेवा में घूमता रहता है | गें।० & 

बलूआ के घहुआ - बालू के घर | क० ४ 

बलेंडा-- छत की म्याल । ग० ४३ 

बसतु ८ वस्तु । रा० ४ 

बसाहिगा वश चल्लेगा । मा० ११ 

बसेरा ८- निवास । आ० २३० 

बहिआऑ-- गठरी । ब० ६ 

बहीर - भीर, या बहरे व्यक्ति । स० १६० 

बहोरि८- सम्हालना । स० २७ 

बाइ-वायु, हवा । ग० ७७ 

बाइस ८ कौवा । मा० १० 

बाछ्ीओं इच्छा या वांछा करना | ग०६३ 

बाकु ८ उलमकना । सों० ६; सू० २ 

बाड़ी < बगीचा, उपवन । रा० ७ 

बात इक कीनी ८ एक-बराबर किया । 
आ० ३६ 


संत कबीर 


बादहि > व्यर्थ । स० ६४ 

बाद + अतिरिक्त, सिव।य । ति० १ 

बाधिआ > बेंघा हुआ । आ० २० 

वानी ८ दीप्ति, कांति । आ० १६ 

बार-(१) दर।वि० ७(२) द्वार । स० ६१ 

बारह बाट ८ नए-श्रष्ट | स० २० 

बारहा > बारह कांति । स० १४५० 

बारिकु-बालक, छोटी उम्र का। आ० 
१९; गू० २ 

बाला जीउ- ननन्‍्हा सा जीवात्मा | सू० २ 

बावे -- वास, बायाँ । ग० ५१ 

बासक--वासुकी सप । भे० २० 

बाहउ बेही ८ (ढरकी के) छेद मभ॑ डालता 
हूँ | गू० २ 

बाहज >- बहिगंत, रहित । ग० ४४ 

बाहिआ > मारा । स० १५७ 

बाहरि - लौटकर । घ० ४ 

बिंदु शुक्र । भे० ११ 

बिब -- रीठा । गा० ६ 

बिआसु ८ वेद व्यास । मा० १ 

बिखिआ -“ विषय-बासना । मा० २ 

बिखु बिगसे > विष का विकास करती है। 
गो० ही 

बिखे> विषय । स० १६० 

बिगराना > नष्ट हुआ । आ० १ 

बिगूती (बिगोई)-(१) नष्ट हुई; विक्षत 
हुईं | ग० ३२, ४१; सो० १, ब० ५ 
(२) असमंजस के सहित । ग० ६६; 
बि० 8 

बिचखन-- विचत्तण, विचित्र । गों० १० 

बिडानु ८ पथ-श्रष्ट । मा० २ 

बित > संपदा । के० ६ 

बिदर ८ विदुर जिन्होंने श्रीकृष्ण को साग- 
भाजी से संतुष्ट किया था। मा० ६ 


शब्द-कोष 


बिनठी ८ विनष्ट हुईं । स० २२२ 

बिनाहु >विनाश। स॒० &३ 

बिपल वसत्र ८ अनेक वस्ध । ग० ६७ 

बिबरजित"> वर्जित था रहित । के० १ 

बिभे > वेभव | ध० ४ 

बिरख >इेच्च । ग० ६४ 

बिलमावे देर लगावे । ग० उ० 

बिलल बिलाते- बिलबिलाते । रा० ३ 

बिसटाला - बिसटी, बेगार । सू० ५ 

बिसथार ८ विस्तार । ग० ७०; ब० ४ 

बिसमिल ८ घायल । बिभा० ४ 

बिसीअर ८ विषधर, सपे । आ० २० 

बिहृरा। - रहित । आ० १ 

बीठुला-विट्ुल (ब्रह्म) । बि० ३ 

बीधा- बिधकर, लीन होकर । सो० ११ 

बुड़भुज > भड़भजा । ग० २५ 

बेगल (बेगर, बगर )- अतिरिक्त। सो०४ 

बेढ़े (बेढ़िओ)- आवरण मात्र, बिरे 
हुए। के० ४, स० १७४ 

बेदार > जागता हुआ । रा० १२ 

बेदी - जिनकी आस्था वेदों में है । सो०३ 

बेधी > वेदी (पर)। आ० ६ 

बैठ-(बेठ) पे5, बाज़ार । म० णु४ 

बैराग -बैरागी । ग० ६४ 

बैसंतर> वेश्वानर, अप्नि । आ० २१ 

ब्रमादि >-ब्रह्मादि । ब० ५ 


भंडारी > मंडार-गृह । के० २ 
भउ ८ संसार । रा० २ 
भठछार > भट्टी की धुल | स० १६५ 
भठि>-भट्टी । स० १५ 
भरवासा> भरोसा, विश्वास । सा० ३; 
स० १३६ 
(भेंबे)- भ्रमित होता है। बि० ८ 


१४३ 


भांडि - भंडार, संपत्ति । ग० ६८ 

भाणा- (१) पात्र, बतंन (यहाँ शरीर ।) 

आ० १६ (२) भाणा (भण)-कहना। 
बिभ्ा० १ 

भार >- संख्या तक । भै० २० 

भावनी - स्री । ब० ६ 

मिला भेला, पिंड । गों० ४ 

भिसति>- बहिश्त, स्वर्ग । आ० १७; भैं० 
१०; बिभा० ४ 

भीर > आपत्ति । रा० ८; भैं० १७ 

भुअंगा या भुज >-भुजंग, सरप । आ० १५; 
रा० १० 

मेउ, भेव या भेदु -- रहस्य । ग० ७५; गोौं० 
3; ब० ४ 

मेला > भिड़े हुए। भै० १३ 

मे > भय । के० ३ 


मंजारु" बिल्ली । ग० २ 

मंतु - मंत्र । रा० ६; भै० १६ 

मंदर> महल, शरीर । गौं० 

मंदरीआ (मांदलु या मंदलु)> नगाड्ा, 
बाजा। आ० ११, २८, स० ११३ 

मसु- मसि, स्याही । गौं० ५ 

मउज > लहर । स० १२१ 

मउली > मरी । ब० १ 

मगने -- लीन होता है । ग० ५८ 

मजनु--मजन, स्नान । रा० १० 

मजलसि > सभा । भे० १५ 

मठीआ > मिद्टी के बतंन । के० ६ 

मणी वीर्य या अहंकार । ञआआा० १७ 

मथाना ८ मथित करनेवाला । ग० उ४ 

मदनननमद का बहुबंचन, कामदेव । 
रा० २ 

मधुकरी > भिक्षा । स० १६५ 


१४४३ 


मधे- मध्य भें, बीच में । भे० १६ 

मना रहे> मन मे आब तो । ग० 5० 

मनु जिशि>मन लगाकर | सू० 

मरदन -२ (१) मर्दित किया हुआ था मद 
पुरुष। ग० ६४, (२) सेवा | भें० २० 

मरमी ८ रहस्य का जाननवाला | ग० ७' 

मलता> मलीन । भे० ३ 

मसकीन > दीन, अकिचन । आ० १७ 

क्षसठि (म४)८चुप रहना। गौं० 

मसीति >--मसजिद । भे० ४; बविभा० 

महतउ > महतो, मुखिया । मा० ७ 

महीआ में । गू० 

भाजार >मार्जार, बिल्ली । भै० १३ 

माम रूमध्य । ग० 

माटा ू मटकी, घड़ा । सो० ५ 

माडिओ+-मंडित हुआ, संन्नद्ध हुआ। 
मा० ६ 

माता > मतवाला । बि० २ 

मानई ८ मनुष्य । स० १६५ 

मावासी >> मवासी, गढ़पति । भैं० १७ 

माहीति (माहित्र)- मनुस्खति के अनुसार 
एक ऋचा । ग० ७७ 

मिआने - मध्य । ति० १ 

मिठवे - मिट्टी के घड़े । गो० 2 

मिनीओ- लिपटती है | ग० ५४ - 

मिरंम ८ सम, हृदयस्थल | स० १८२ 

मिरगाणी ८ एक प्रकार का लंबा तिलक । 
आए 3 

मिहरामति ८ कृपा । बिभा० २ 

मीरा प्रधान या महान । आ० १०; 

०७ 9, 

मुजित-सृज की मेखला पहने हुए। 
आग ५ 

मु डिअन - संन्यासियों । आ० ३३; वि० ४ 


संत कबीर 


मुडिआ+< करघे का हत्था । गौं० ६ 

मुंडित>मेंडा हुआ | ग० ५१ 

मु दा (या मु द्वा)८ मुद्रा, जोगियों के कान 
में पहिनने का स्फटिक कुडल | ग० 
७५३, वि० ८५, रा० ७ 

मुकलाई (सुकलाऊ) - मुक्त कराने या विदा 
कराने । ग० ५०, ब० ३ 

मुकाती > मुक्त की जानेवाली | ग० ८ 

मुगधारी > मूर्ख । सा० २ 

मुचुमुचु > लवित होकर । ग० २५ 

मुनांरे - दीवाल की मु डेर। स० १८४ 

मुला (मुल्ला)>बहुत बड़ा विद्वान 
शिक्षक | भैं० ४ 

मुसटी >मुष्टि, मुट्री । ग० ७७ - 

मुसि मुसि- (१) छिप-छिप कर ।-सू० २; 
भमे० ४, (२) चुराकर। रा० १९ 
स्‌० २० 

मुहली + मूसल । स० २११ 

मुहार > मेंह का बंधन | ग० ३१ 

मूका--अलग या दूर | सो० ६ 

मूसे - लूटे । ग० ७३ 

मेखुली -- मेखला, करधनी। सि० २ 

मेर-मेरु, मेरुदंड । के० ३ 

मैगलु - मतवाला हाथी । स० ५८ 

मोकला - खुला । स० ५६ 

मोनि- (१) मौन, चुपचाप । आ० ५; (२) 
पिटारी | रा० ७ 

मोनी >- जो जीवन पर्यत मौन धारण करते 
है । सो० ३ 

मोरी + (योग का) सूक्म मार्ग | सो० १० 


रखि रूतउ « युद्ध में सन्नद्ध होना | ग० ७५ 
रतबाई 5 अरुण वर्ण ।|ग० उ० 
रबाबी ८ रबाव बाजा बजानेवाला । आा० 


शब्द-कोष 


रमना > रमण करने योग्य, श्री । आ० ५ 

रलाइज लीन कर लिया । ग० ४० 

रतिया 5 रमण किया। सू० २ 

रवि> रमण । ग० ७८; गौं० १ 

रवीजें> उच्चारण किया जाय- या रमण 
किया जाय । ग० ६० 

रसाइनु> वैद्यक के अनुसार वह ओषधि 
जो दृद्धावस्था ओर व्याधि का नाश 
करनेवाली है । मा० ६ 

रहमाना ८ कृपालु ईश्वर । भै० १५ 

राजासम - राजसी बृत्ति । सा० २-- 

रादे- आराधना की । रा० ३ 

रासि> (अन्न) राशि । स० &८ 

रिजम (अ० रजञत) ८ वापस पाना । सू० ५ 

रिदेज् हृदय में । ध० ३ - 

रंडित-शरीर के बालों से मेंड़े हुए। 
गय० ५१ 

रुले +- उत्तक गए। सू० ३; भै० १२ 

रैनी > सुगंधित रेणु से सज्ित | आ० २४ 

रोजा > मुसलमानों का उपवास । आ० २६ 


लंकूर + लंगूर, पूछ । ब० २ 

लउग- लौंग । के० २ 

लट छूटी - केश-मुक्त । भै० २० 

लबो - लब्ध किया, प्राप्त किया ।-सो० ११ 
लबेरी - दूधयुक्त । ब० ३ 

लसकरु > सेना । भै० ११ 

लहंग दरोआ > आकाद गंगा । ति० १ 
लहंता मेद > पाने का रहस्य | ग० ७५ 
लगमात - लघु मात्र' | मा० १० 

लाजु  लेज, रस्सी । ग० १२, ५० 
लाहनि मेलउ > लाभ के लिए । रा० १ 
लाहा > लाभ । आ० १५ 

लिखतु - (भाग्य) ल्लेख | ग० ४० 


१४२ 


लिब ८ लगन या चाह | ग० ७५- - 

लुजित- जिनके शरीर के केश उखाड़ 
लिए गए हैं। यह जैनियो में -आत्म- 
ताड़ना की एक रीति है । आ० ५ 

लूकट > जलती हुईं लकड़ी | ग० ३२- 

लूके - मेलता है, प्राप्त करता है 4-आ० १ 

लूठे ८ जले हुए। ब० ७ 

लूना -- लवण, नमक । सो० ११ 

लूबरा > लोवा, लोमड़ी । मै० १३ 

लेले- बकरी का बच्चा । ग० १४ 

लेवा-देई - व्यापार । वि० ६ 

लोइन - लो चन । मा० २; स० २३४,२१५ 

लो३८ लोगो । घ० ३ 

लोवा - लोचारक नके | ग० १८. 

लोचै -- अभिलाषा करना । मा० ८ 

लोर" चंचल | आ० ६ 

लोरै> मुकाता है । ग० ७१ 


वटि>बाँट कर । गौं० ११ 

वडिआई > बढ़ाई । ध० ४ 

वरणा हबै -- ठीक है। यह प्रयोग गीत के 
अंत में आलाप लेने के लिए किया 
गया है। मा० ८ 

वहारी ८ (गुज०) सहायता । ग० ५० 


संकुरा > संकीर्ण । स० ५८ 

संखम < चक्रवाक पत्ती । स० १२६ 

संगारी > साथी । बि० १ 

संचरै- जीवन प्राप्त करना । ग० ७५ 

संडे -- भीरू । ब० ४ 

संघउरा - सिदूर रखने का लकड़ी का पात्र 
जो सती स्लरियाॉँ मत पति के साथ 
चिता में जलते समय अपने साथ 
रखती है। ग० ६८; स० ७१ 


३४९ 


संधिक-- सज्ञिपात रोग जिसमें रोगी बहुत 
बक-मक करता हू । वि० ६ 

संपट >-संपुटित होना या बद होना। ग० 
9० 


् 


दि 


सैर संपत्ति । ग० ६३; रा० ८, भे० 

संमारि ८ सेवा । ग० ७० 

सकति ८ शक्ति । रा० १० 

सगलत >- समष्टि भाव । १० ३१ 

संगलो - समरत । ग० ६७ 

सचु ८ सुख । ग० ५६, के० ५ 

सठोरि > एकत्रित । सो० २ 

सद ८ सी । ग० २६ 

सदही - सदेव । रा० ३ 

सनाह> कवच, वख़तर । भै० १७ 

सबदी > गुरु के शब्दों में विश्वास रखने 
बाला । ग० ५१, सो० ३ 

सबूरी>-सब्र, घैय | भें० ४, स० १८५ 

सभतन्तु > सब प्रकार से । सो० ४ 

सभना ८ सभी का । स० २२० 

समसरि > समान । बि० हे, मा० २ 

समाचरी >संचरित हुईं । बि० ११ 

सयानप ८ चातुर्य । ग० ७५ 

सरजीउ - सजीव । ग० ४५ 

सरधन > धन सहित । भैं० ८ 

सरबंग - सवीग रूप से । स० १४८ 

सरसी ८ पूर्ण । ब० ६ 

सरिओ - पूरा हुआ । सो० 

सरेवहु सरोवर की | सू० ४ 

सलार८>-सेनापति । भें० १५ 

सह साथ । ग० ७५ 

सहजु - आत्मा की आनंद ओर शांति से 
संपन्न चेतन शक्ति । सि० १;ग० २७, 
७४; आ० १; सो०७, ब०६; बिभा०१ 

सहुह (अ० सहदो, सहव) भूल, चूक। मा० ८ 


संत कबीर 


साकत ८ शाक्त, शक्ति का उपासक। मैं 
७, भे० १९, स० ६३, १४३ 

साखा८ सिद्धांत । स० ६६ 

साखिआआ- सदद्य । सा० ४ 

साकृपाति >सामका, बटवारा। ग० ३ 

साट 5 विक्रय । स० १६२ 

साटि > मारकर । गोौ० 

सादि ८ रबाद । गों० ११ 

साथरु ८ जमीन का बिछोना | गौ० ६ 

साबति> साबित, अखंड । स० १८५ 

साम > मित्रता, स्नेह । भे० १६ 

सामान ८ समान, एक रूप से । ग० ७६ 

सारउ> रक्षा करो। सू० ३ 

सारी ८ सुष्टि । स० १७६ 

सावका > सदेव । आ० २५ 

सासत्र >शासत्र | आ० ३७ 

सासि गिरासि८-चंद्रग्रहणा । रा० ६ 

साहरड़ ८ स्वामी के समीप | ग० ५० 

साहुर -- रवामी को । आ० ३२ 

सिश्निति ८ स्म्रतियाँ । घ० १ 

सिकदारा (अ० सिकः) विश्वसनीय और 
जबदस्त रक्षक । सू० ५ 

सिडिआ >सिगा, मद उतारने का नल । 
(यहाँ इडा नाड़ी) सि० ९ 

सिडगी > सिगी, जोगियों का तुरही की 
तरह सीग का बना हुआ बाजा | ग० 
७३, रा० ७ 

सिफाइआ > आँच से गद्माया | भैं० १७ 

सिताब (शिताब) शीघ्र । सू० ३ 

सिल> सिरा । भै० १० 

सिहरु> शहर, नगर । ति० १ 

सीउ ८ शिव । (ब्रह्म) ग० ७६ 

संन -- शून्य, ब्रह्म-रंध्र जो सहल्नद्ल कमल के 
भीतर है । ग० ४५; आ० १; बिभा० ५ 


शब्द-कोष 


सुनति> मुसलमानों की वह प्रथा जिसमें 
बालक की इंद्रिय का ऊपरी चमड़ा 
काटा जाता है । आ० ८ 

सुआदित > स्वाद के लिए। आ० २६ 

सुआनु (सूनु)- पुत्र । सि० १ 

सुइने ८ सोने, स्वण । आ० ६ 

सुक ८ शुकदेव । मा० १ 

सुक्रितु  सात्त्विक जन; शुक्रवार । ग० ७७ 

सुखाली ८८ सुखमय । अआ।० ३ 

सुतु सु दर । आ० १८ 

सुपनंतरि स्वप्न में भी । रा० ८ 

सुरखी (सुख) - अरुण वर्णो। ग० ७७ 

सुरति> आत्मा या आत्मा की आध्या- 
त्मिक किरण । ग० ३६ 

सुरही - सुर-.हिय, हृदय में 
ग्‌० ७७ 

सुहेला (ल्े)-(१) सश्चांत । सो० २, सू० 
३ (२) पैनी । स० १८३ 

सूचा (ची)>शुद्ध, पवित्र (जूठे का 
उल्टा) ब० ७; स० २०१ 

सूतकु--छूत । ग० ४१ 

सूता-शयन किया । भै० १३ 

सेउ - शिव, ब्रह्म । गां० ५ 

सेख- (शेख) पैगंबर मुहम्मद के वंशज । 
भे० १५ 

सेल-भाला । स० १८३ 

सेवरि -- सेमल । रा० १२ 

सोग ८ शोक, दुःख । ग० ५३, ७५ 

सोमाही सैनाह - साधारण इशारे से ही । 
स॒० ११८ 


संगीत । 


१४७ 


सो मी गुरि - सरल युक्ति। ग० १४; भै० १० 

सोघउ ८ शुद्ध । मा० ५ 

सोहंसो -(सो5ह) "में वही हूँ? मंत्र का 
जाप । भै० १६ 

सब ८ सब, सब । बिभा० ३ 

स्रवणा - बिना तरलता का । ब० ३ 


हस- जीव । आ० ३१ 

हउमे -- अहंकार । ग० १०; भे० १६ 

हउवारी - मैं वारी जाती हूँ | आ० ३० 

हकु- सत्य और सर्वश्रेष्ठ ईश्वर । ति० १ 

हजूरि ८ किसी बडे का सामीप्य । भे० ११ 

हरनाखसु> हिरण्याक्ष । बि० ४; ब० ४ 

हलहर (हलधर) बैल । गो ६ 

हलाल - न्यायपूर्वक वध । बिभा० ४ 

हवाई > तोप । भै० १७ 

हाक ८ हुँकार, ललकार । सू० ४ 

हाइंबे -- ऊँचा घोष करके । आ० ३७ 

हाल- ईश्वरावेश । स० २३६ 

हासै--हीगे - ग्रसन्न होकर रेकना। ग० १४ 

हाला> हाल, केफ्रियत | सू० ५ 

हिच ८ खीचकर । ग० ३१ 

हिरइ> हरण । भै० २० 

हिवधार८ छत की धारा । स० १६ 

हुरीआ > लात । ब० ३ 

हेरा--खोजने की । स० १८८ 

है या हैबर - श्रेष्ठ घोड़े । स>० १७, ११२, 
१५६ 

होरै>स्पधा के साथ या होड़ लगाकर 
करे | ग० ७१ 


संत कबीर 





चित्र ३--सहखदुल् कमल 





संत कबीर सं 





विन्न ४--मुलाधार चक्र 








संत कबीर 








संत कबीर 











संत कबीर झऑ 


छ8 
8 ॥8468॥ 8 | ह | | 
8।6॥ 3 ॥ 





चित्र ++-अनाहत चक्र 


पंत कबीर न्श्शशशलतशश््ज 








संत कबीर सा 








बिन्न १०--आज्ञा चक्र 


परिशिष्ट (घ) 
संत कबीर ओर कबीर ग्रंथावली के पत्तों की समानता 


( पद ) 
संस्या संत कबीर राग पद्म - कबीर ग्रंथावली राग पद्म - विवरण 
संख्या संख्या 
१ तनु रैनी मनु आखा २४ दुलहनीं गावहु गडडी १ 'संत कबीर? की पहली पंक्ति 
पुनरपि मंगलचार “कबीर ग्रं०!की दूसरी पंक्ति है । 
२ पहिला पूठु ” २२१एक अचंभा देखा ” ११ संत कबीर” की पहली पंक्ति 
पिछै री माई रे भाई “कबीर ग्रं०?की दूसरी पंक्ति है। 
३ जम ते उलदि गठडी १७ अब हम सकल ?” १५ पहली दो पंक्तियाँ 'संतकबीर” 
भए है राम कुसल में नहीं हैं । 
४ देखो भाई ज्ञान ? ४३ संतो भाई आई ?” १६ 'संत कबीर? में “कबीर ग्रं० 
की आई आँधी जानकी आँधी रे की पाँचवीं और छुठी 
पंक्तियाँ नहीं हैं । 
५ जो जन परिमिति ? १० चलन चलन _? २४ ससंतन्कबीरः में “कबीर ग्रं०” 
परमनु जाना सबको कहत है की पहली पंक्ति नहीं है। 
६ देश्मुहारलगामु ? ३१ अपने बिचारि ” २५ 'संत कबीर” की पहली पंक्ति 
असवारी कबीर ग्र॑०'की दूसरी पंक्ति है। 
७ भंगरा एकु 2 ४२ झगरा एक. ,, २७ संत कबीर? की पाँच्री पंक्ति 
निबेरहु नबेरो 'कबीरम्रं०?की दूसरी पंक्ति है। 
८ पडीआ कवन मारू १ पांडे कौन कुमति ” ३६ 'संत कबीर” की सातवीं तथा 
कुमति आठवीं पंक्तियाँ “कबीर ग्र॑०? 


में नहीं हैं और “कबीर ग्र॑०! 
की पाँचवीं तथा छूुटीं पं- 
क्तियाँ संत कबीर मे नहीं हैं। 


१६० संत कबीर 


संख्या संत कबीर राग पद्य - कबीर अंथावली राग पथ - विवरण 
| संख्या 
६ गरभ वास महि गउडी ७ जो पै करता गउडी ४० केवल'जों तू ब्राहमण ब्रहमणी 


सख्या 


वरणु 


१० मनु करि मका भैरठ ४ पढ़ि ले काजी 7 
११ बेद कतेब कहहु विभास ४ मुलां करि लो ?! 


१२ संतु मिलें किछ्ु गौड १ बोलनांका ?” 
कहिए 


१३ गुडु करिगिआनु राम- २ अवधूमेरा मन ? 
कली 
१४ रेमन तेरो कोइ गठडी ६४ रांम रस 2) 
पाईया रे 
१५ सुखु माँगत दुखु ” ३६ विषिया अजहूँ ? 
सुरति 
१६ कंउनु को पूतु ” ३६ ३ ठग जग. ? 


१७ चोआ चंदन ” १६ भूठे तनकों ! 
मरदन कहा 


१८ सुतु अपराध आसा १२ हरि जननी में.” 
करत 


६१९ 


६२ 


६७ 


७२ 


७२ 


पर 


प््ण 


६३ 


जाइआ?” वाली पंक्ति 'संत- 
कबीर” तथा “कबीर म्रं० 
दोनो में मिलती है। 

संत कबीर” की तीसरी पंक्ति 
“कबीर ग्र॑०? की पहली पंक्ति है। 
संत कबीर में कबीर ग्रं०? 
की पहली तीन पंक्तियाँ नहीं है | 
संत कबीर? की तीसरी पंक्ति 
“कबीर अं०? की पहली पंक्ति 
है तथा 'ंत कबीर” की 
सातवीं पंक्ति 'कबीर ग्रं ०! की 
दूसरी पक्ति है। 

संत कबीर” की चोथी पंक्ति 
“कबीर ग्रं०” की पहली पंक्ति है। 
संत कबीर” की तीसरी पंक्ति 
“कबीर ग्रं०? की पहली पंक्ति है। 
संत कबीर” को तीसरी पंक्ति 
“कबीरग्रं ०? की पहली पंक्ति है। 
संत कबीर” की तीसरी पंक्ति 
“कबीर ग्र॑०? की पहलीपंक्ति है। 
केवल 'चोआ चंदन” वाली 
पंक्ति दोनों में मिलती है। 


१११ संत कबीर”? की पहली पंक्ति 


“कबीर ग्रं०? की तीसरी पंक्तिहै। 


१६ जाके हरिसा गठडी २२ अब मोहि राम ” ११४ 'संत कबीर” की तीसरी पंक्ति 


“कबीर ग्ं०? की पहली पंक्तिहै। 


परिशिष्ट (घ) १६१ 
संख्या संत कबीर राग पद्य - कबीर प्ंथावल्ली राग पद्व - विवरण 
संख्या संख्या 
२० जो जन लेहि गउडी २६ निरमल निरमल गडडी ११५४ सत कबीर” की तीसरी पंक्ति 
रांम “कबीर ग्रं ०”की पहली पंक्ति है | 
२१ जोगी कहृहि जोगु ” ५१ हरि बिन भरमि ? १३३ 'संत कबीर? की पहली पंक्ति 
“कबीरग्र ०की तीसरी पंक्ति है। 

२२ बिदिश्रा न पर विला- २ सब दुनीं संयानी?! १४७ 'संत कबीर! की तीसरी पंक्ति 


बलु “कबीर ग्रं०? की पहली पंक्तिहै | 
२३ तरवर एकु.. राम- ६ अब में जाणिवो राम- १६६ “संत कबीर” की पहली पंक्ति 
अनंत कली कली. कबीर ग्रं०? की तीपरी पक्ति है। 


२४ सासु की दुखी आसा २६ सेजें रहूँ नेंन ” २३० 'संत कबीर” की पाँचवीं पंक्ति 
“कबीर ग्र॑ ०” की पहली पंक्ति है। 


२५ बारह बरस » १५ मेरी मेरी करतां ”” २४२ संत कबीर” की पहली पंक्ति 
बालपन “कबीर ग्रं०? की तीसरी पंक्ति है । 
२६ जोगी जती तपी ” ४ ताथें सेविये. ” २४८ संत कबीर” की पहली पक्ति 
नाराययणां “कबीर ग्र॑०” की सातवीं पक्तिहे | 


२७ बेद पुरान समै सोरठि ३ मन रे सरयो सोरठि २६४ संत कबीर? की पहली पंक्ति 
“कबीर ग्रं>' की तीसरी पक्तिहे | 
२८ आकासि गगन गोड १ मन रे आइर ?” २६३ सत कबीर” की पहली पंक्ति 
पातालि “कबीर ग्रं०? की चोथी पंक्ति है। 
२६ अगम द्रगम मैरठ १६तहाँ जो रांम मैरू ३२८ संत कबीर” की पहली पक्ति 
कबीर ग्रं०? की दूसरी पंक्ति है । 
३० सो मुलां जो. ” ११ है हजूरि क्‍या ?” ३३० संत कबीर” की पहली पंक्ति 
“कबीर ग्रं०? की दूसरी पंक्ति है। 
३१गुर सेवाते ” €६भजि गोव्यंदमूलि ” ३४८ संत कबीर” की पहली पंक्ति 
“कबीर ग्रं० की तीसरी 

पंक्ति है । 


१५३ संत कृषीर 


संख्या संत कबीर राग पंथ - कबीर ग्रंथावली राग पद्य - विवरण 
संख्या संख्या 
३२२ जब लगु मेरी मैरठट १४ ऐसा ग्यांन मैरूः ३४६ 'संत कबीर” की पहली पंक्ति 
बिचारि कबीर अं०? की तीसरी 
पंक्ति है | 


३३ थरहर कपै बाला सदी २ रैनि गई मति ? ३६० संत कबीरः की पहली पंक्ति 
“कबीर अं०? की तौसरी 
पंक्ति है। 


३४ बार बार हरि गठडी ७७ बार बार हरि विला- ३६२ 'संत कबीर” और “कबीर 
बल ग्रं०” के शब्दों में समा- 
नता नहीं है। 

२५ खसमु मरै तउऊः गौड ७ एक सुहागनि ” ३७० 'संत कबीर” की पहली पंक्ति 

जगत कबीर ग्रं०”? की दूसरी 
पंक्ति है । 

३६ प्रहलाद पठाए बसत॒ ४ नहीं छाड़ों बाबा बसंत ३७६ 'संत कबीर” की पहली पंक्ति 
“कबीर ग्र०” की तीसरी 
पंक्ति है । 

३७ नाइकु एकु. ” ६ मेरे जैसे बनिन ” ३८३ 'संत कबीर? की पहली पंक्ति 

“कबीर गअ्ं० की दूसरी 

पंक्ति है | 

“संत कबीर! की पहली पंक्ति 

“'कवीर ग्र॑ं०? की तीसरी 

पक्ति है। 


३६ कहा नर गरबसि सारंग १ कहा नर गरबसि धना- ४०० दोनों की पाँचवीं पंक्तियाँ 
श्री भिन्न हैं । 


3२८ पंडित जन माते ” २ सब मदिमाते ?” 


न्ध्प 
र 
८ 


प्‌ रशिष्ट (घ) १४३ 
( सलोक ) 
सलोक- पृष्ठ- साखी- 
संख्या संत कबीर संख्या कबीर प्रंथावलली संख्या संख्या विवरण 
१ कबीर गूंगा हुआ १६३ गशूंगा हवा २ १० शब्दों में असमानता है। 
२? तूंतूं करता २०४ तू तूं करता ६ ६ 'संत-कबीर! की दूसरी 
पक्ति 'कबीर-प्रं ०” की 
है दूसरी पंक्ति से भिन्न है। 
३ ? सूता किआआ १२८ कबीर सूता कया ४ ११ शब्दों मं असमानता है। 
8:02 ५५ १२६ न ४. १२ हे 
० ३ १२७ 39 प्‌ १३ 9) 
६ ” केसो केतो २२१३ केसौ कहि कहि. ६ १६ 9) 
७? लूटना हैव. ४१ लूटिसकेती. ७ २४ 3 
८ ” रैनाइर बिछो- १२६ रैणां दूर बिछोहिया ११. ४४ 
रिआ्रा 
€ ? गंग जमुन १५२ गग जमुन उर १८ (१०) ३ न 
१० ,, मेरा मुझ महि २०३ मेरा मुभमें कुछ १६ रे 9) 
2१ , कुकरु राम ७४ कबीर कूता राम २० १४ रे 
१२ ,, नउबति आपनी ८० कबीर नौबति आ- २० (१२) १ मर 
परणीं 
१३ ,, राम नासु २२५६ राम नाम जाएया २४ रे३े )) 
१४ ,, दीनु गवाइआ ९ौ१३ दौन गँवाया दुनीं २५ ४९३ 5 
१५ , दुनीआ के. १६६ दुनिया के धोखे २५ ४६ हा 
१६ ,, ऊजल पहिरहि. ३४ उजल कपड़ा पहरि २६. १४ हा 
१७ ,, मनु जाने सम २१६ मन जाणें सब रद ७ हा 
(८ ,, मैं जानिओं... ४५ मैं जांन्यूं पढ़िबो १८ (१६) १ मा 
१६ ,, लेखा देना २०१ लेखा देणां सोहरा ४२ (२२) २ | 


१०६४ 


संख्या 


२१ 
२२ 


२३ 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
र्‌८ 
२६ 
३० 
३१ 
३२ 
१३ 
३४ 
३५, 
३६ 
३७ 
श्द 
३९ 


४१९ 


9) 


9) 


छ 
ता 


संत कबीर 


पाहन परमेसुरु १३६ पाहण केरा पूतला ४३ (२३) १ 


निरमल बूँद 


चंदन का 

संतु न छाड़े 
जिनहु किछ्ू 
जिंह मारगि 
हरदी पीौश्ररी 
धरती अ्ररु 
दावे दाभनु 
ना हम कीआ 
सात समुंदहि 


सलोक- 
संख्या कबीर ग्रंधावली 
२० कबीर जोरी कीए १८७ जोरी कीया जुलुम ४३ 


संत कबीर 


१६४ निरमल बूद अ्रकास ४७ 


११ कबीर चंदन का ५० 
१७४ संत न छाड़े संतई २१ 
१८१ जिन्य कुछ जांण्यां ११ 
१६५ जिहि पेंडे पंडित ४४ 
१६ कबीर हरदी पीयरी १४ 

२०२ धरती अरू असमान५४ 
१६६ दावे दाकण होत ६१ 

६२ नां कुछु किया ६१ 

८१ सात समंद की ६२ 


मरता मरताजगु २६ मरता मरतां जग ६४ 


बैदु मूआ 
निगुसाएँ बहि 
रोड़ा होइ 
ओसा को नही 
जिसु मरने ते 
सती पुकारे 
दाता तरवरु 
हरि हीरा जन 
लोगु कि निंदे 


६६ बैद म॒ुवा रोगी. ६४ 
५१ निगुसांवां बहि। ६४ 
१४६ रोडा हो रहो. ६५४ 
८४ ऐसा कोई ना. ६६ 
२२ जिस मरनें थे. ६६ 
८३ सती पुकारे सलि ७१ 
२३० दाता तरवर दया ७७ 
१६२ हरि हीरा जन जोहरी७८ 
४६ लोग बिचारा नींदई ८२ 


एछ- 
संख्या संख्या विवरण 


साखी- 


६ शब्दों में भ्रसमानता है। 
१9 

१ 'संत-कबीर” की दूसरी 

पंक्ति 'कबीर गं० की 

दूसरी पंक्ति से भिन्न है 
७ शब्दों में असमानता है | 

र्‌ 

६ 
प्‌ 

& 

११ 

्‌ 
(३२८) १ 3? 
प्‌ 


१४ 


र ३ 99 
रेरे ?) 


परिशिष्ट (घ) 


सलोक- पृष्ठ- 
संख्या संत कबीर संख्या कबीर अंथावली संख्या 


४२ कबीर हज काबै_ १६८ हज काबै हो हो ८५ 
४३ » संतिगुर सूरमे १६४ सतगुर सांचा सूरिवां १ 
४४ » अंबर घनहरु १२४ अंबर कुंजां कुरलियाँ ७ 
४५४ , चकई जउ १२५ चकवी बिछुटी रैशि ७ 
४६ ,; बिरह भुयंगसु ७६ बिरह भुवंगसम तन ९ 
४७ कबीरा एकु अचंभउ १४४ एक अचंभा देखिया ७७ 
४८ कबीर भली भई॑ १७७ भली भईजु १४ 
४६ ,, आसा करीओे ६४ आसा एक जु १९ 


५० » गरबुन कीजीओ ३८ कबीर कहा गरबियौ २१ 


३९१ ,; 99 २७ 95 599 ९१ 

3२ ,; १9 ४० १99 99. २१ 

५३ ,, दाड जरे २६ हाड जले ज्यू.. २१२ 

४४ » कबीर माइथ्रा १५६ माया तजी तो. ३४ 
तजी 


४५ ,, जोरी कीए. १८७ जोरी करि जिबहै ४२ 
५४६९ ,, खूबु खाना श्८ू८ खूब खांड़ है ४३ 
१७ ,, मारी मरठ द८ मारी मरूं कुसंग ४७ 
भ८ ,» जैसी उपजै पेड़ १५३ जैसी उपजै पेड सू* ५७ 


१६४ 


साखी- 
संख्या विवरण 


६ शब्दों में असमानता है। 


२ 98 

रे क्र 
श्ष्द न 

र्‌ 99 
श्द् मर 
११ केवल प्रथम पंक्ति 
समान है | 

१० शब्दों में असमानता है। 
११ ५») 

& थे 
१६ हे 
१७ है 

्ण्‌ं 932 

१२ 9 

कह, १9 

। 


अनुक्रमणिका 


पद 
प्रथम पंक्ति पृष्ठ संख्या राग पद्म-संख्या 

अगनि न दहै पवनु-नही मगने ६१ गउड़ी. ९८ 
अगम ब्रुगम गढ़ि रचिश्रो बास २२६ भैरड १६ 
अ्रचरज एक सुनहु रे पंडीआा २ सिरी २ 
अनभड किने न देखिआ बेरागीश्रड़े १६६ मारू ८ 
अब मोकउ भए राजा राम सहाई 8३ गडड़ी ४० 
अब मोहि जलत राम जलु पाइआ ् १? १ 
अमलु सिरानो लेखा देना १४४६ सूही ३ 
अलहु एक मसीति बसतु है २४३ विभास २ 
अचतरि आइ कहा तुम कीना १४७ सूही * 
अवर मृए किआ सोगु करीजे १४ गउडड़ी १२ 
अवलि अ्लह नूरु उपाइआ २४४ विभास ३ 
असथावर जंगम कीट पतंगा १४ गडड़ी १३ 
अहिनिसि एक नाम जो जागे ३७ 4 ३४ 
ओअसो अचरजु देखिओ कबीर १६ है) १४ 
अंसो इहु ससारु पेखना १३१२ बिलावलु.. १ 
आकासि गगन पातालि गगनु है १६६ गोंड डे 
आपे पावक आपे पवना ३९ गडडी . ३३४ 
आस पास घन तुरसी का बिरवा ६ & १? ६६ 
इंद्रलोक सिव लोकहि जेबो १४४ धनासरी ४ 
इकतु पतरि भरि उरकट कुरकट 8४ आसा ४ 
इनि माइआ जगदीस गुसाई १६० बिल्लाचलु 8 
इसु तन मन मधे मदन चोर २३५ बसंतु 4 
इहु धनु मेरे हरि के नाउ २०६ भेरड $ 

४ 


उद्क समुंद्‌ सलल की साखिआ १६२ मार 


संत कबीर 


उपजै निपजे निपजञि समाई 4३ गठड़ी. ११ 
उलटत पवन चक्‌ खट्ठ भेदे ९०. गउठड़ी ४७ 
उल्नटि जाति कुल दोऊ बिसारी २१२ भेरड ७ 
उसतति निंदा दोऊ बिबरजित २०० केदारा ध 
एक जोति एका मिली श्द गडड़ी ४९ 
एकु कोटि पंच सिकदारा १३१ सूही ४ 
एकु सुआनु के घरि गावणा ४ सिरी १ 
ओइ जु दीसहि अंबरि तारे ३१ गडड़ी. २६ 
अंतरि मेलु जे तीरथ नावे १२७ आसा ३७ 
अंधकार सुखि कबहि न सोई है १० गडड़ी ८ 
कउनु को पूतु पिता को का को 8२ ५ ३३ 
कत नहीं ठडर मूलु कत लावड २३ द २१ 
कवन काज सिरजे जग भीतरि १८३ रामकली. ८ 
करवतु भला न करवट तेरी १२९ आसा . ३४ 
कहा नर गरबसि थोरी बात २३६ सारंग १ 
कहा सुआन कड सिंम्रिति सुनाए ११० आसा.. २० 
काइआ कलालनि लाहनि मेलड १७६ रामकली . १ 
काम क्रोध त्रिसना के लीने २०३ केदारा ४ 
कालबूत की हसतनी मन बडरा रे ६० गठड़ी. ६७ 
काहू दीन्हे पाट पदंबर १०६ आसा . १६ 
किआ जपु किआ तपु किआ ब्रत पूजा दे गउड़ी ६ 
किआ पड़ीझे किआ गुनीअ १३६ सोरठि. ७ 
किउ लीजै गदु बंका भाई २२४ भेरर १७ 
किनही बनजिआ कांसी ताबा २०१ केदार २ 

कीड सिंगारु मिलन के ताई १२० आसा . ३० 
कूटन सोई जु मन कड कूटे १७४ गोंड. १० 
कोऊ हरि समानि नही राजा १९६ बिलावलु ४ 
कोटि सूर जाके परगास श्श्य मेरठ २० 
कोरी को काहु मरमु न जानां १२६ आसा ३६ 


२ 


अनुक्रमणिका (८) 


कंचन सिउ पाईओ नही तोलि 
खट नेम करि कोठड़ी बांधी 
खसमु मरे तड नारि न रोवे 
गगन नगरि इक बूंद न बरखे 
गगनि रसाल चुओ मेरी भादी 
गज नव गज़ दस गज इकीस 
गज साढे ते ते घोतीआ । 

गरभ वास महि कुलु नही जाती 
गुडू करें गिआनु घिआनु कारें महूआ 
गुर चरण लागि हम बिनवता 
गुर सेवा ते भगति कमाई 

ग्रिहि सोभा जाके रे नाहि 

ग्रिहु तज्ि बनखंड जाई 

गंग गुसाइनि गहिर गंभीर 

गंगा के संग सलिता बिगरी 
चरन कमल जा के रिदे बसहि 
चारि दिन अपनी नडबति चले बजाइ 
चारि पाव दुइ सिंग गुंग मुख 
चोआ चंदन मरदन अंगा 

चंदु सूरज दुइ जोति सरूषु 
जउ तुम्ह मोकउ दूरि करत हड 
जड में रूप कीए बहुतेरे 

जगि जीवनु असा सुपने जेसा 
जनम मरन का अमु गइआ 

जब जरीश्रे तब होह भसम तनु 
जब लगु तेलु दीवे मुखि बाती 
जब लगु मेरी मेरी करे 

जब हम एको एकु करि जानिआ 
जम ते उल्लटि भए हैं राम 


रेड 
कद 
१56 
१०४ 
२६ 
न 
8१ 
& 
१9७9 
8 । 
२१४३ 
१७५९ 
१%४ 
२२९ 
२१० 
१६३ 
२०९ 
3२४ 
है १5 
१४४७ 
१६३ 
११८ 
११७ 
१६२ 
१३१ 
6 रू 
२२१ 


१86 


संत कबीर 


जल भहि मीन माइआ क बेधे 
जलि है सृतकु थल है सूतकु 
जह कछु अहा तहा किह्ु नाही 
जाके निगम दूध के ठादा 
जाके हरि सा ठाकुरु भाई 
जिउ कपि के कर मुसादि चनन की 
जिउ जल छोडि बाहरि भइओ मीना 
जिनि गड़ कोट कीए कंचन के 
जिह कुलि पूत न गिआन बीचारी 
जिंह बार न जीआ जाई 
जिह मरने सभु जगतु तरासिआा 
जिह मुखि बेदु गाइन्री निकसे 
जिह मुखि पांचड अंग्रित खाए 
जिह सिमरनि होइ मुकति दुआरु 
जिंहि सिरि रचि रचि बाधत पाग 
जीवत पितर न माने कोऊ 
जीवत मरे मरे फुनि जीवे 
जेते जतन करत ते डूबे 
जसे मंदर महि बलहर न ठाहरे 
जो जन परमिति परमनु जाना 
जो जन लेहि खसम का नाउ 
जो जनु भाउ भगति कछु जाने 
जो पाथर कड कहते देव 
जोई खसमु है जाइआ 
जोगी कहहि जोगु भल मीठा 
जोगी जती तपी संनिआ्नासी 
जोति को जाति जाति की जोती 
जोनि छाड़ि जड जड महि आइओ 
ऋगरा एकु निबेरहु राम 

रे 


२१६ 
ह::] 
न 

१३४ 
९४ 
६२ 
१७ 

36४ 
२७ 

१३६ 
२२ 

पृ८७० 
३४ 

१८४ 


डेण 
७9६ 
५६ 
१७३ 
१२ 
श्८ 
१४३ 
२१८ 
२३२ 


डे, 


९० 
११ 
दर 
हेड 


अनुक्रमणिका (पढे) 


टेढी पांग टेढे चले लागे बौरे खान 
डंडा मुंद्रा खिंथा आधारी 

तनु रेैनी मनु पुनरपि करिहड 
तरवरु एकु अनंत डार साखा 

तह पावस सिंधु धूप नहों छहीआा 
तूं मेरो मेरु परबतु सुआमी 

तूटे तागे निखुटी पानि 

धरहर कंपे बाला जीड 

थाके नेन खबन सुनि थाके 
दरमादे ठाढे दरबारि 

दिन ते पहर पहर ते घरीओँ 

दीनु बिसारिश्रो रे दिवाने 

दुइ दुई लोचन पेखा 

दुनीआ हुसी आर बेदार जांगत 
देइ मुहार लगासु पहिरावउ 

देखो भाई ज्ञान की आई आंधी 
देही गावा जीउ धर सहतड 

धंनु गुपाल धंनु गुरदेव 

नगन फिरत जो पाइश्र जोगु 

नरू मरे नरु कामि न भ्रावे 

ना इहु मानसु ना इहु देड 

ना में जोग घिश्रान चितु लाइआ! 
नाइकु एक बनजारे पाच 

नांगे आवनु नांगे जाना 

नित उठि कोरी गागरि झानें 
निरधन आदरु कोई न दें 
निंदउ निंदुड मो कड लोगु निंदउ 
पृड़ीआ कवन कुमति तुम लागे 
यद्दिला पूतु पिछे री माई 


२०४ 
१०५६ 
११४ 
१८१ 
5 श, 
४ न 
प६ ६ 
१४८ 
१०७० 
पृदु८ 
१3४8२ 
१६८ 
१३३ 
३८८ 
8 
8५ 
१६४७ 
१७० 


१६० 
१६८ 

३६ 
३३६ 


१९२ 
२१६ 

9४ 
१८६ 
११९ 


केदारा 
बिलावलु 
अासा 


रामकली 


गडउडो 
रामकली 
गोंड 
सूही 
बिलावलु 
धनासरी 
रामकली 
सोरढि 


रांमकली 


गउड़ी 


सारू 
गोड 
गडउड़ी 
गोंड 


गउड़ी 
चसतु 
भेरड 
ब्रिलावल 
भेरड 
गउड़ी 
आर 
ग्रासा! 


ह 


र्छे 


डेप 


9 #* ए0० (छ ०८४०४ >> ७9 9 अर 


० 


संत कबीर 


पदिली करूपि कुज्नाति कुलखनी 
पाती तारे मालिनी पाती पाती जीड 
पानी मेला माटी गोरी 
पाएु पंनु दुइ बेल बिसाहे 
पिंडि मुझे जीड किह घरि जाता 
पेवकड़े दिन चारि है 
पंडित जन भाते पढ़ि-पुरान 
पंथु निहारे कामनी 
पंद्रह थिती स्रात बार 
प्रहलाद पठाए पड़नसाल 
फीलु रबाबी बलदु पखावज 
फुरमानु तेरा सिरे ऊपरि 
बुआ एक बहतरि आराधारी 
बनहिं बसे कह्िउ पाई 
बहु परपंच करि परधनु लिश्ावे 
बाती सूकी तेल निखूटा 
बापि दिलासा मेरो कीन्हा 
बार बार हरि के गुन गावड 
बारह बरस बालपन बीते 
बावन अ्रछ्छर लोक त्र 
बिखित्रा बिआपिश्रा सगल संसारु 
बिदिआ न परउ बादु नहीं ज्ञानड 
बिनु सत सती होइ केसे नारि 
बिपल वसत्र केते है पहिरे 
बिंदु ते जिनि पिंडु कीआ 
छुत पूजि पूजि हिंदू मुए 
बेदु कतेब इफतरा भाई 
बेद कतेब कहहु मत झूठे 
बेद की पुत्री सिंप्निति भाई 

६ 


१२२ 
१०४७ 
दे 
२ 
२० 
३३ 
रे३े१ 
द्प 
घ्घछ 
२१३३ 
६८ 
उर्‌ 
$७ 
36० 
१शे८ 
१०९ 
हर 


१०<- 
अप 
श्द्‌ 
१४३ 
श्बू्‌ 


११३ 
3३० 
१४६ 
२४९२ 
डरे 


अनुक्रमणिका (पद) 


बेद पुरान समभे मत सुनि के 

बंधचि बंधनु पाइआ 

भुजा बांधि मिला करि डारिश्रो 
भूखे भगति न कीजे 

मउली धरती मडलिआ अकासु 
माधउ जल की पियास न ज्ञाइ 

मन का सुभाउ सनहि बिआपी 

मन रे छाड॒हु भरमु प्रगदु होइ नाचहु 
मनु करि मक्का किबला करि देही 
मरन जीवन की संका नासी 

साई मोहि अवरु न जानिओ आना नां 
माता जूठी णिता भी जूठा 

माथे तिलकु हथि माला बाना 

सुसि मुसि रोवे कबीर की माई 
मुंद्रा मोनि दइआ करि मोली 

मेरी बहुरीआ को धनीआ नाड 
मेला अ्हमा मेला इंदु 

रहु रहु री बहुरीआ घृंघट जिनि काढ़े 
राखि लेहु हम ते बिगरी 

राजन कउनु तुमारे श्रावे 

राजा राम तूं असा निरभड 
राजाखम मिति नहीं जानी तेरी 

राम जपड जीश्र अ्रेसे असे 

राम सिमरि रास सिमरि 

राम्मु सिमरु पछुताहिगा सन 

रिंघि सिधि जा कड फुरी तब 

री कलवारि गवारि मूठ मति 

रे जीश्र निलज लाज तुहि नाही 

रे मन तेरो कोइ नहीं 

रोजा धरे मनाव अलहु 


3३२ 
१८६ 
१६७ 
१४० 
२३० 
2; 
३० 
७१ 
२०४६ 
२४२९ 
5७5 
२३७ 
२११३ 
१२६ 
१८२ 
१२३३ 
२०८ 
१२४ 
१९७ 
36७ 
ज्र्‌ 
२४० 
६४ 
१४० 
१66& 
१६१ 
२०२ 
४१ 
६७ 
११६ 


सोरठि ३ 
रामकल्नी १० 
गोंड 8 
सोरठि १६ 
बसंतु १ 
गडडी २ 
9 २ ००० 

95 दर ध्र 
भेरठड ४ 
विभास १ 
गउडड़ी ७४ 
बसंतु 8 
भेरे. ६ 
गूजरी रे 
रामकली छ 
झासा. इ३झे 
भेरड ३ 
खासा ४६३४ 
बिलावलु. ६ 
मारु & 
गठडी ७२ 
सारंग २ 
गडडी ११ 
घनासरी . #«* 
मारु ११ 
कर डे 
केदारा न 
गडडी रेझ 
है. दर श्र 
आसा २६ 


पंत कबोर 


लख चउरासीह जाआअ जोनि भद्ठि 
लंका सा काटु समुंद सी खाई 
सतरि सेइ सलार है जाके 

सनक सनद अंतु नहीं पाइआ! 
सनक सनंद महेस समानां 

सभु काई चलन कहत है ऊहां 
सरपनी ते ऊपरि नही बलीआा 
सरीर सरोवर भीतरे आद्े 

सासु की दुखी ससुर को पिआारी 
सिव की पुरी बसे बृधि सारु 
सुखु मांगत दुखु आगे आवे 

सुतु अपराध करत है जेते 

सुरंग बासु न बाछीओ 

सुरति सितम्रिति दुइ कंनी मुंदा 
सुरह की जसी तेरी चाल 

सुंन संघिआ तेरी देव 

सो मुलां जो मन सिउ लरे 
संतहु मन पवने सुखु बनिग्रा 
संता मानउ दूता डानड़ 

संतु मिले किछु सुनीओे कहीओ 
संधिआ प्रात इस्नानु कराही 

हज हमारी गोमती तीर 

हम धरि सूत तनहि नित ताना 
हम मसकीन खुदाई बंदे 

हरि जसु सुनहि न हरि गुन गावहि 
हरि बिनु कउनु सहाई मन का 
हिंदू तुरक कहा ते आए 

हीरे हीरा बेधि पवन मनु 

ह॒दे कपटु मुख गिआनी 


प् 


७ 
किक. 
२३२२ 
३०७ 
3४७१ 
शश्हे 
३०७६ 
45% 
4१० 
९११५८ 

श्प्र 
३०४ 

द्द्‌ 

54 
ब्रश 
२४५६ 
२१७ 
3३६ 
३१७६ 
१६४ 


१०३ 
११६ 
१७७ 
3७ 
२४१ 
श्प्र 
३२१ 
3३७ 


शंउ्डी 
थझासा! 
हि 
भर 
आस! 


धनासरी 


पु 
जरज 
अासा 


बिलावलु 


आसा 
भेरड 
गउड़ी 
आस! 
गउड़ी 
१) 
बसंतु 
विभास 
भरड 
सारठि 
रांमकली 
गोंड 
गउडी 
आसा 


$) 


97 


गउडी 
सारंग 


आस! 
95 


सोरदि 


8७५ 
थेइ 
१< 
96 


३५% 
३6 
१७० 


अनुक्रमणिका (सलोक) 


प्रथम पंक्ति 


झाठट जाम चउसठ घरी 
ऊच भवन कन कामनो 
कबीर अलह की करि बंदगी 
५» अवरह कउ उपदेखते 
» आईं सुझूहि पहि 
» अआखी केरे माहुके 
» आखा करीओ्े राम की 
कबीर इृह चेतावनी 
» इहुँ तनु जाहगा कवने 
9) ४. सकहठ 
कबीर ऊजल पहिरहि कापरे 
कबीर एक घड़ी आधी घरी 
५ एक मरते दुइ सुए 
कबीर श्रेसा एकु आधु जो 
» सा को नहीं इृह 
» असा को नहीं मंदर 
» असा कोई न जनमिओ 
» असा जंतु इक 
» असा बीजु बोइह 
» श्रेसा सतिगुरु जे मिले 
, श्रेसी होइ परी 
कबीर अंबर घनहरु छाइआ। 
कबीर कडडी कडड़ी जोरि के 


सल्नोक पृष्ठ संख्या 
र्८२ 
२७० 
२७<* 
२६२ 
२६० 
२८१ 
२६२ 
स्र्र्‌ 
२९२ 
२०२ 
२२ २ 
र८२ 
२६१ 
२४६ 
२६० 


२९४ 
श्क्द 
२८१ 
२९७ 
२९६ 
२६६ 
२६६ 


सलाक संख्या 


२३२ 
१०७० 
१८६ 

श्प्प 


२३२ 


१२४ 


संत कबीर 


कसडटी राम की 

कसतूरी भइआ 

काइशा कजली बनु भइया 
काइआ काची कारवी 
कागढद की ओबरी 

काम परे हरि सिमरीअ्र 
कारनु बपुरा क्िआ करे 
कारनु सो भइश्रो 

काल्ि करंता अ्बहि करु 
कीचड़ि आटा गिरि परिश्रा 
कुकरु भडठकना 

».. रामको 

केसो केसो कूकीओ 

कोडी काड की 

कोठे मंडप हेतु करि 

कंचन के कंडल बने 


कबीर खिंथा जल्लि कोइला भई 


0 
१9 


कबीर 


न । 


93 


9) 


१० 


खूबु खाना खीचरो 
खेह हुईं तड किआ भइथआा 
गरबु न कीजीओ ऊचा 

५... चाम 

» .. देही 


१) 
गहगचि परिश्रो कुट्टब के 
गागरि जल भरी 
गुरु लागा तब जानीश्रे 
गँगा हुआ बाबरा 
गंग जमुन के अंतरे 
गंगा तीर जु घरु करहि 


२०३ 
२६६ 
सर्द 


रद्‌८ 
२७२ 
२६२ 
२६७ 
श्द्८ 
२७६ 
र्७प्र 
२९६ 
२८० 
२७३ 
२८० 
२४६ 
२२९२ 
२७० 
२७० 


२९४ 


99 


२०४ 
२६६ 
२९६ 
२७० 
२७६ 
२७० 


२९६ 


३ै३ 
१४१ 
२२४ 
२२२ 
१३७ 
१६३ 

६७ 
१३३ 
११८ 
२१६ 
२०६ 

७४ 
२९३ 
१७२ 
२८ 


ब्प 
१८८ 
१४८ 
शेप 
३७ 
9० 
१६ 
१७९२ 
७३ 
१८६ 
१६8३ 
१०९२ 
डे 


अ्रनुक्रमणिका (सलोक) 


कबीर घाणी पीड़ते 
कबीर चकई जड निसि बीछुरे 


चतुराई अति घनी 

चरन कमल की मउज को 
चावल कारने 

चुगे चितारे भी चुगे 

चोट सुहेली सेल की 
चंदन का बिरवा भत्ता 


कबीर जड प्रिहु करहि त धरमु करु 


जड तुहि साथ पिरिंम की पाके 
न सीसु 
जग महि चेतिओ जानिके 
जगु काजल की कोदठरी 
जगु बाधिञ्रो जिह जेवरी 
जपनी काठ की 

जम का ठेंगा बुरा है 

जा कड खोजते 

जा धर साध न सेवीअहि 
जा दिन हउड मूआा 

जाति जुलाहा किआ करे 
जिनहु किछू जानिश्ना नहीं 
जिसु मरने ते जगु डरे 
जिह दर आवत जातिशरहु 
जिंह मारगि पंडित गए 
जीश्र ज़ु सारहि जोरु करि 
जेते पाप कीए 

जैसी उपजे पेड ते 

जो मे चितवड ना करे 

जो हम जंतु बजावते 


२७८ 
२६६ 
२६४ 
रे९ ६ 
२७६ 
२६६ 
र७र्‌ 
२९० 
श्८३ 


83 


२६२ 
२२२ 


श्६ ३ 


२०७ 
3९९ 
१०६ 
१२१ 
२११ 
१२३ 
१८३ 
११ 

२४३ 
२४० 


8४ 
२६ 
3११७ 
जद 
ज्प 
८7७ 
48२ 


ब्र 
१८१ 

नर 

द्‌६्‌ 
4६ < 
१६६ 
१०० 
३ 
२१६ 
१७०३ 


११ 


संत कबीर 


» जोरी कीए जुलमु है 

» जोरु कीआ सो जुलमु है 
कबीर मंखु न संखीओ 
कबीर टाल्े टोले दिनु गइआ 
कबीर ठाकुरु पूजहि मोलि ले 
कबीर डगमग किश्रा करहि 

, ड्ूबहिगे रे बापुरे 

» डूबा था पे उबरिश्रो 
कबीर तरवर रूपी रास है 

५ ता सिड्ध प्रीति करि 

४» पु तू करता तूं हुआ 
कबीर थूनी पाई थिति भई 

»  थारे जलि माछुली 
कबीर दाता तरवरु दुइआ फलु 

» दबे दारूनु होतु है 

» दीनु गवाइश्रा दुनी सिड 

» दुनिया के दोखे मुआ 

»  देखि के किह कहड 

99 देखि देखि जगु ढूढिञ्रा 
कबीर घरती अरु आकास महि 

» पेरती साथ की 
कबीर नउ॒बति आपनी 

» नी मोहि छानि न छापरी 

» नो हेस कोआ न करहिगे 

33 ऑभिुन धघिआइश्रो 

» निंगुसाएं बहि गए 

११ निरमल बँद अकास की 

» नेन निहारड तुझ कड 

» पश्रिप नारी किंड निदीक्षे 


२७० 
२७७ 
२९३ 
र्ष्८ 


२४६ 
२७२ 
र्र्८ 
२८१ 
२*२ 
र्ष्प 
२७१ 
श्र्र 
२८१ 
र७रे 
२९२० 
२७२ 
२६५६ 
२६२ 
२७७ 
श्ज्प 
२६० 
२७ 


स्ल्प् 


२०६ 


२६९२ 
२७१ 


१८२७ 


र्००८ 


स्श्८ 
२४ 
२०४ 


६ 
२२० 
१६६ 

3३ 
१६६ 


है २ 
२०९ 
२१० 


हद 
६२ 


न 
१६६ 
3१६ 
35० 


अनुक्रमणिका (सलोक) 


कथीर परदेसी के घाधरे 


नए 


परभाते तारे खिसहि 

पाटन ते ऊजरु भल्रा 

पानी हुआ त किआ भइओआरा 
पापी भगति न भावई 
पारस चंदने 

पालि सझुहा सरबरु भरा 
पाहन परमेसुरु कीआ 
प्रीति इक सिउ कीए 


कबीर फल लागे फलनि 
कबीर बन की दाधी लाकरी 


33 


बांसु बड़ाई बूड़िया 

बामन गुरू है 

बिकारह चितवते 

बिरहु भुयंगमु मन बसे 

बेड़ा जरजरा 

बेदु कहै हु ही भत्ता 

बेदु मुआ रोगी मुआ 
बेसनउ की कूकरि भत्री 
बेसनो हुआ त किआ सइआा। 


कबीर भत्नी भई जो भडउ परिआा 


ही ए 


हट 


न । 


भल्नी मधूकरी 
भांग माछुली सुरापानि 
भार पराई सिर चरे 


कबीर मनु जान सभ बात 


मनु पंखी भइझो 
मनु निर्मल भइहआा 
मनु मूडिआ्रा नही 
मनु सीतलु भट्टआा 


२«<० 
२७३ 
२७० 
२७० 
र्द्प८ 
२ ६ 
२७३ 
श्द्८ 
२९२ 
श्ध्८ 
२६१ 
२२० 
२८२ 
श्णष्प 
२९२३६ 
२२३ 
२६० 
स्र्८ 
२२५ 
२६६ 
२७४ 
२७२ 
सफर 
२६१ 
२७६ 
२६१ 
२२३६ 
२६३ 
२७३ 


9७ 
१७१ 
१९१ 


ध््प 
७७ 
१७० 
4३६ 
रन 
१३४ 
8० 
१२ 
२३७ 
२०२ 
७६ 
३५ 
७६ 
६ & 
रे 
१४< 
१५७७ 
६८ 
२३३ 
६ 
२१६ 
घ्प्द्‌ 
्ट्र 
१०१ 
१७८ 


१३ 


हे 


कबीर 


3) 


कबीर 


संत कबीर 


मरता मरता जगु मूआ 
महिदी करि घालिआा 

माइ मूंडउ तिह गुरू की 
माइआ चोरटी 

माइआ डोलनी पवन रकालन 
माइआ तजी ते किश्चा भइआा 
मारी के हम पूतरे 

मानस जनम दुलंभु है 

मारी मर कुसंग को 

मारे बहुतु पुकारिश्रा 

सुकति दुआआारा संकुरा 

मुल्ां मुनारे किआा चढहि 
सुहि मरने का चाड है 

मेरा सु महि किछु नही 
मेरी जाति कड 

मेरी बरुधि कड 

मेरी सिमरनी 

मे जानिश्रो पड़ियो भत्ो 

रस को गांडो चूसीओ 

राती होवहि कारीञा 

राम कहन महि भेदु है 

राध्षु न चेतिश्रो जरा 

रासु न चेतिश्रो फिरिशआा 

राम न छोड़ीओ 

राभु नाम जानिश्रो नही 

राम्मु रतजु मुखु कोथरी 

रामे राम कहु 

रैनाइर बिछोरिशा 


२६ 
६२९ 
१०४ 


१८ 
१६8 
१२६ 
६४ 
३० 
पद 
१८२ 
द्प्र 
१८४ 
९१ 
२०३ 


व्‌ ३० 


से 
है 


१80० 
3३२ 
२२९१ 
१०२ 
२२६ 
२२० 
१६१ 
१३६ 


५». रोड़ा हुआ त किआआ भा 


93 


अनुक्रमणिका (सलोक) 


रोड़ा होइ रहु बाद का 


कबीर लागी प्रीति सुजान सिड 


१) 


१3 


93 


लूटना है त लूटि ले 
लेखा देना सुहेला 
लोगु कि निदे बपुड़ा 


कबीर सतिगुर सूरमं बाहिआ 


सती पुकारै चिह चढड़ी 
सभ ते हम बुरे 

सभु जगु हड फिरिओआरो 
समुंदु न छोड़ी श्र 

साकत श्रेसा है 

साकत ते सूकर भत्ता 
साकत संगु न कीजीश्रे 
साचा सतिगुरु किआ करे 
साचा सतिगुरु में मिलिआा 
सात समुंदहि मसु करड 
साधू कड मिलने जाईश 
साधू की संगति रहउ 
साधू संग परापाती 

सारी सिरजनहार को 
सिख साखा बहुते कीए 
सुपने हू बरडाइ के 
सुरग नरक ते मे रहिओो 
सूखु न एंड जुग 

सूता किआ करहि उदि 
जागु 


बैठा 


3) 


32 


सूरज चाँद के 


२६६ 


१४३७ 
१४६ 
२१७ 
डे१ 
२०१ 
४६ 
१६४ 
प्र 


११३ 
नगद 
१७ 

१४३, 

१३१ 

१९८ 

१९७ 
८१ 

११५ 
६ 

२३१ 

१७६ 
६६ 
६३. 

१२० 
२१ 

११८ 

१२७ 


१३७६ 


श्प्‌ 


/) 


संत कबीर 


सबा कउ दुद्ट भले 

सुई मुखु धंनि है 

साईं कुल भली 

सोई मारीअ 

संगति करीश्र साध को 
संगति साथ की 

संत को गेल न छोडीओ 
संत मृूए किआ रोईओ 
संतन की रूंगीआ भी 
संतु न छाडे खंतई 
संसा दूरि करु 


कबीर हज काबे हउ जाइ था 


के 


हज काबे होइ होह गइशआा 
हज जह हउ फिरिओ्लो 


हरदी पीअरी 

हरदी पीरतनु 

हरना दुबला। 

हरि का सिमरनु छाडि के अ्रहोई 
३ » पालिओ 
छ /१.. राति 
, जो करे 


हरि हीरा जन जउहरी 
हाड़ जरे जिउ लाकरी 

है गइ बाहन सघन घन 
है गे बाहन सघन घन 
हंस उडिश्रो तनु गाडिओ 


कबीरा एकु अ्रचंभड देखिओ 
कबीरा जहा गिआनु तह 
कबीरा तुही कबीर तू 


१६ 


१६४ 
११० 
3१५ 


$३ 
१७७ 
३३.० 
१६ 
“54 
१७४ 
१७३ 


१६८ 
१४ 
९६ 
र्‌छ 
* हे 

१०८ 

३०६ 

१५०७ 

२०६ 

१६९२ 
३६ 

११२ 

१२३६ 

११८ 

१९४ 

१९४५ 
३१ 


